4 ड 
सस्ता साहित्य मंगदल : उनसठयां ग्ररः 


रोटी का मवात्व 


इजतूँ कान्‍जत, 


प्रकाशक 
सातंण्ड उपाध्याय, मंत्री, 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली 





संस्करण 
जून १६3० : २००० 
अगस्त १६३७ : १ 
जून १६४० : १००० 
स्ल्य 
बारह आना 


नल शक 


७५७० 








सुद्गक 

एस० एन० ठुलल 
फेडरल ट्रेड प्रेस, 
नया बाजार, दिल्ली 


तीसर संस्करण॑'क लिए 


प्रस्तुत पुस्तक का तीसरा संस्करण पाठकों के सामने है| प्रथम 
संस्करण के प्रकाशित होने के समय से अवेतक ज़माना बहुत बदल गया 
है। राजनेतिक, सामाजिक और आशिक ज्षेत्रों में उथल-पघुथल मची है, 
परिवर्तन हो रहे है और दुनिया का नक्शा बदल रहा है ।फिर भी रोटी का 
सवाल तो लोगो के सामने जैसा पहले था बेसा ही अब भी है | भारत मे 
आज भी वह दुल सोजूद है जो समाजवादी या साम्यवादी शासन-प्रणाली 
को भारत के लिए वर्तमान स्थितियों मे ठीक समझूता है। उनके लिए यह 
पुस्तक अवश्य ही उपयोगी होगी ओर सार्ग-प्रदर्शन का कास करेगी, ऐसा 
हमारा विश्वास है । 

युगो से पीडित किसान, और कारखानो मे काम करने वाले मजदूरों 
के लिए भी यह पुस्तक चरदान-स्वरूप है । अपने दुख दूर करने का 
मार्ग वे इसमे पा सकेंगे । 

हमे आशा है कि पाठक पहले दो संस्करणो की भांति इस संस्करण 
को सी अपनाचेंगे । 

पुस्तक के आरव्म से श्िस क्रोपाटकिन का चित्र और अ्रंत से श्री 
गार्डनर तथा श्री बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा लिखा प्रिस क्रोपाटकिन का 
'परिचय' और जोड दिया गया है । इनके प्राप्त करने के लिए हम श्री 
बनारसीदासजी चनुर्वेदी के कृतज्ञ हैं 

इतना मैटर बढ़ाते हुए तथा कागज की तथा छुपाई की असाधारण 
तेजी के होते हुए भी हम इस का मूल्य पहले से |) कम कर रहे है । 
पहले इसका सूल्य १) था अब ॥]) कर दिया गया है। 

--प्रकाशक 


पहले संस्करण से 


बुद्द, महावीर, ईसा, शंकर, सुहस्मद, रामदास, द्ानन्द आदि 
जितने भी मजुष्य-जाति के पथ-प्रदर्शक हुए है, उन सबने ऐसा ही प्रयत्न 
किया जिससे सनुष्य-जाति सुखी हो सके | जितने घर्स-ग्न्थ है, जितने 
नीति-ग्रन्थ है, जितने भी ईश्वर-प्रोक्त या ऋषि-प्रोक्त अन्थ है, उन सबसमें 
ऐसे उपदेश और आदेश है कि यदि मजुप्य-समाज उन पर चले तो 
वह अवश्य सुखी हो जाय । फिर भी मनुष्य-समाज क्यों दु.खी है ? धर्म 
का इतना उपदेश. होते हुए भी, संसार से अधर्स इतना क्यो है ? नीति 
का इतना उपदेश होते हुए भी जगत्‌ से इतनी अनीति क्यो है ? जब 
सारे महापुरुष और सारे धर्म यही कहते रहे है कि दूसरो की आत्मा को 
अपने समान समझो, विश्व को कुट्ुम्ब समझो, तो क्यो सदा ही मनुष्य- 
समाज इसके पिपरीत आचरण करता रहा है और एक-दूसरे पर अत्याचार 
करता रहा है ? क्यों पठोसियों को लूटता रहा है और विश्व मे सानव- 
जाति के संहार के लिए सेना ओर शखस्रास्त्र में वृद्धि करता रहा है ? जब 
सारे धर्मों, नीतियो और दर्शनो का यही सार है कि निर्लोभ नि.स्वार्थ, 
अहिंसक, सत्याचारी, दयालु, परोपकारी, सर्वेस्व-त्यागी, निरभिमानी 
पाखण्ड-रहित रहो, तो क्या कारण है कि मनुष्य इतने लोभी, हिसक, 
स्वार्थी,अत्याचारी,निर्दुय,परस्वापहारी,सर्वेसंचयी, दुरासिसानी, पाखण्डपूर्ण 
है। जब सारे समाज-सुधारक यही कहते रहे है कि संसार मे चोरी, डकेती, 
घधोखेबाज़ी, जालसाज़ी, कत्ल, रिश्वतखोरी मिट जाय, तो क्यों निरन्तर 
इनकी संख्या बढती ही जा रही है, ओर हमारे कानून, न्याय, अदालत,जेल 
सब व्यर्थ हो रहे है ? 

हमें मानना पडेगा कि हमारे समाज में ही कोई मौलिक दोप आा 
गया है, जिससे यह उलटा परिणाम हुआ हे---सुख के स्थान पर दु.ख, 
नीति के स्थान पर अनीदि, प्रेम के स्थान पर स्वार्थ । समाजवादी कहते 
है कि वह दोप है, प्रकृति-अदत्त सम्पत्ति, ओर भूत-वर्तमान के 
सारे मनुष्य-समाज की श्रमा्जित सम्पत्ति पर व्यक्तिगत श्रधिकार का होना १ 


न 


इस पुस्तक में यही बताया गया है कि जो-जो सम्पत्तिआज*ज्यक्ति क्री, 
मानी जाती है, चह वास्तव में उसकी नहीं, सबकी संम्मि लिकके?). 
समाजवादियो का कथन है कि इस एक सिद्धान्त के परिवतन से ही 
मनुप्य-समाज की कायापलट हो जायगी। आज जो स्वार्थ ओर लोभ 

निर्देयता और धोखेबाज़ी है वह न रहेगी । सब भावनाये ओर मनोवृत्तियां 
ही बदल जायेंगी । 

भारतीय रामराज्य और सुराज्य की कल्पना क्या है ? यही कि उस 
व्यवस्था मे कोई चोरी न करेगा, कोई डकेती न करेगा, कोई असत्य न 
बोलेगा, कोई मद्यपान न करेगा, कोई किसी का घात न करेगा । कोई 
किसी _को कटु वचन न कहेगा, सब एक-दूसरे से ग्रेम करेगे। अतिथियों 
का सदा स्वागत होगा, जिससे जो चीज़ मॉगी जायगी वह प्रसन्नता से 
देगा। कोई निर्धन और सूखा, नंगा, बे-घर न होगा। घरो में ताले तक न 
लगेगे । किसी की पड़ी हुई या भूली हुई चीज कोई न उठायेगा । सब 
विद्वान होंगे,वाना कला-कुशल होगे । कोई रोग से पीडित न होगा, सब 
स्वस्थ और सुन्दर होगे। ईतिसीति दुष्काल न होगे | सब ब्रह्मचारी या 
संयमाचारी होगे । ग्त्येक व्यक्ति 'धर्मात्मा होगा । उस समय का मानसिक 
विकास इतना ऊँचा होगा कि अधिकांश लोग ऋषि या ऋषि-तुल्‍्य विचारक 
होगे । मनुष्य अक्ृति का पूर्ण आनन्द लेगे। सब स्वतन्त्र और सुखी 
होगे । कला, विद्या, विज्ञान और अध्यात्म की पूर्ण उन्नति होगी । धर्मग्रम्थों 
का यही रामराज्य है, पौराणिको का यही सतयुग और स्वर्ग है, नीतिग्रन्थों 
का यही सुराज्य है, समाज-सुधारको का यही आदर्श समाज है, ओर 
सम्ताजवाद के तत्ववेत्ताओका यही भावी मनुष्य-समाज है । इसी आदर्श 
का प्रतिपादन इस पुरुतक मे किया गया है। इस पर जो शंकाये और 
आशड्डाये है उनके निवारण का अयत्न भी पुस्तक में किया गया है | 

समाजवादियो के अनुसार, समाजवाद का एक बडा ऊँचा आदुश 
है। अभी तक तो वह कल्पना से ही है। रूस का साम्यवादी राज्य 
भी ससाजवाद नहीं है । समाजवादियों का कहना है. कि जबतक 
जडे-बडे साम्राज्य और पूँजीवाद कायम हैं, जबतक अधिकॉश भूमए्डल 


द्‌ 


पूंजीवाद और सेनावाद के अ्रत्याचारों से पीडित है, तबतक पूर्ण समाजवाद 
कही व्यवहार मे नहीं आः सकता । रूस के सास्यवाद को तो अधिक-से- 
अधिक राजकीय समाजवाद (5590९-5०८०१०]877) ही कह सकते हैं । 
फिर भी समाजवादी यह विश्वासपूर्वक कहते है कि समाजवाद केवल 
कल्पना नही है, पूर्णत. व्यवहार-योग्य भी है । वह समय आने वाला है 
जब संसार भर मे व्यक्तिगत पूँजीवद और उसके साथी सेनावाद और 
साम्राज्यवाद न रहेगे, सवेत्र समाजवाद ही होगा । 

क्रोपाटकिन ने इस घुस्तक को यूरोप में, यूरोपवासियों के लिए ही 
लिखा थ।, इसलिए इसमें यूरोप की ही रीति-नीतियो और यूरोप 
की अवस्था के उदाहरण है। फिर भी, उसके तत्त्व-तत््त तो.हमारे 
देश में सी उपयोगी हो सकते है । इसलिए इस अन्थ का यह अनुवाद 
प्रकाशित किया जाता है। जो अंश ऐसे थे, जिनमें केवल यूरोप की 
अवस्था का ही वर्णत था और उनसे सारतीय जनता को अधिक लाभ 
न था, वे अनुवाद करते समय छोड दिये गये हैं । परन्तु उपयोगी अंश 
कोई नही छोडा गया है । 

इस पुस्तक में यूरोप की सर्दी का, वहां के सकानो से नकली गरमी 
पहुँचाने का, वहाँ की ऋतु-विशेषों में विशेष-विशेष फसलों का, और कृषि 
में नकली गरसी पहुँचाने के प्रयोगो आदि का वर्णन है उनको पढते समय 
पाठक यूरोप की अवस्था का अवश्य ध्यान रक्खे । 

लेखक की एक बात से हमें मत-भेद है । उसे हस प्रकट भी कर 
देना चाहते है । वह है उद्योगवाद । समाजवादियों में भी कई 
विचारको का खयाल है कि समाजवाद की अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार आज का-सा न रहेगा। इसलिए, आजकल के बडे-बडे कारख़ाने 
न रहेंगे । हाँ, सामाजिक या व्यक्तिगत उपयोग के छोटे-छोटे व्यवसाय या 
छोटे-छोटे यन्त्र रहेगे । आजकल के युद्ध और व्यापार-सम्बन्धी बडे-बडे 
जहाज़, हवाई जहाज, रेल और कारखाने न रहेगे । परन्तु क्रोपाटकिन ने 
प्रत्येक कार्य के लिए. यहॉतक कि घरेलू कार्या तक के लिए, यन्त्रो के 
उपयोग का वर्णन किया है| जब मजुप्य-अ्रम का व्यर्थ नाश न होगा, जब 


जचट 


डउत्पादको अर्थात्‌ श्रमकर्ताओं की संख्या बढ़ जायगी और लोगो के पासे 
समय काफी रहेगा, तो हाथ से दुस्तकारी करने से ही अधिक आनन्द 
आयगा | बी मशीनों से काम न लिया जायगा। हा, जन-संख्या को 
वृद्धि का सवाल हो सकता है। परन्तु वह तो समाजवाद के स्थापित्त 
होने के कई पीढियो बाद का सवाल्त होगा । अभी पृथ्वी पर निवासयोग्य 
भूमि बहुत पडी हुई है। क्रोपाटकिन जैसे महान विचारकों से मतभेद 
प्रकट करना है तो दु.साहस, परन्तु बडे विचारको के सारे ही अनुमान 
सदा ही सही नही होते, और छोटे विचारकों का अनुमान भी सही 
निकल सकता है | इस दृष्टि से हमने अपना विनम्न मतभेद प्रकट कर दिया 
है। ओर हम अपने विचार के अकेले ही नहीं हैं | महात्मा गांधी जैसे 
व्यक्ति भी यही सम्मति रखते हे । समाजवादियो मे भी ऐसे विचारक हैं । 
इसके अतिरिक्त कई बाते, जी. आजकल के समाजवादियों के चिपय 
में कही जाती हैं, परन्तु इस पुस्तक से उनका वर्णन नही है, थे हैं--- 
निरीश्वरवाद, हिंसावाद और विवाह-विरोध | आजकल के समाजवाद के 
प्रचार मे ये प्रमुख है, परन्तु इस उस्तक मे क्रोपाटकिन ने इनका समर्थन 
नही किया है, इसलिए इनके विपय मे हमे कुछ कहना नही है । हमारा 
कथन इतना ही है, कि समाजवाद का भारतीय अवतार भारतीय 
परिस्थिति ओर आदुर्शोके अनुकूल, ओर भारतीय वेश में ही होना चाहिए। 
परन्तु मतसेद के होते हुए भी हस क्रोयाटकिन के प्रशंसक है । पुस्तकान्तर्गत 
उसके विचार सारे जीवन के निरीक्षण, अध्ययन और मनन के फल हैं । 
क्रोपाटकिन रूस के सरदारो में से थे। बह अपने विचारों के कारण 
निर्वासित भी रहे । उन्होने दीर्घकाल तक जेल की यातनाये सहन की । 
चह रूस की क्रान्ति के जन्मदाताओं सें से थे। वह संसार के श्रेष्ठ 
विचारकों में से ही नहीं, व्यावहारिक कार्यकर्ता भी थे। चर्णो तक 
निर्वांसिन रह कर उन्होने देश-देश में बढा निरीक्षण, अध्ययन और 
सनन किया। इस पुस्तक के सिद्धान्तों के बनाने और प्रचार करने से 
क्रोपाटकिन ने अपने जीवन से कितना मूल्य दिया है? वास्तव से क्रोपाटकिन 
की चिपय-प्रतिपादन और शंका-समाधान की शैली बडी प्रभावशाली है । 


- छेखक की भूमिका 


साम्यवाद और समाजवाद पर बहुत से आज्षेप किये जाते हैं। उनमे से 
एक यह भी हे कि यह कल्पना तो इतनी पुरानी; है किन्तु अभी तक 
कार्य-रूप में कहीं नही आई । प्राचीन यूनान के तत्वचेत्ताओ ने आदर्श 
राज्य की योजनाये बनाईं। उसके बाद आरंभ काल के ईसाई लोगो ने 
साम्यवादी समूह स्थापित किये । उनके सेकडो वर्ष पीछे जब यूरोप मे 
सुधार-आन्दोलन शुरू हुआ तो बढे-बडे सास्यवादी आतृ-मण्डल बने । 
तदनन्तर इग्लेएड और फ्रॉस की महान्‌ राज्य-क्रान्तियों के समय इन्हीं 
आदशों का पुनरुद्धार हुआ | अन्त में सन्‌ १८७४८ ई० में जो ऋान्सीसी 
विज्ञव हुआ उसके प्रेरक भी बहुत-कुछ यही समाजवादी आदर्श थे । 
समालोचक कहते हैं, “देखो न, फिर भी तुम्हारी योजनायें पूरी होने मे 
कितनी कसर है ? क्या अब भी तुम नहीं समझते कि सानव-स्वभाव 
और उसकी आवश्यकताओ के तुस्हारे ज्ञान में कोई मौलिक दोष है ?” 

पहले-पहल तो यह आचक्षेप बहुत गम्भीर अतीत होता है । किन्तु 
मानव-इतिहास पर ज़रा अधिक ध्यान से विचार करने पर इसमे कुछ 
तथ्य मालूस नही होता । प्रथम तो हम देखते है कि करोडो भनुष्यो ने 
आस-पंचायतो के रूप में सेकडो वर्ष से समाजवाद के एक प्रधान तत्त्व 
की सफलता-पूर्वक रक्षा की हे । वह इस श्रकार, कि उत्पत्ति का मुख्य 
साधन अर्थात्‌ ज़मीन सबकी सम्सिलित सम्पत्ति मानी जाती है, और 
भिन्न-भिन्न कुटम्बो का जितना परिश्रम करने का साम्थ्य होता है ज़मीन 
के उतने ही भाग उन्हे सोप ठिये जाते है । हम यह भी देखते हैं कि 
पश्चिमी यूरोप मे भूसि के सार्वजनिक स्वामित्व का नाश किसी भीतरी 
दोप के कारण नहीं हुआ है, पत्युत बाहर के आक्रमण से हुआ है। 
चहाँ शासकों ने उमरावों और मध्यम श्रेणी के लोगों का ज़मीन पर 
एकाधिकार कर दिया है । दूसरी बात यह विद्त होती है कि मध्यकालीन 
नगर अपने यहाँ लगातार कई शताब्दियों तक उत्पत्ति और व्यापार पर 
एक प्रकार से समाजवादी संगंठन बनाये रहे | इस काल मे बोद्धिक, 


ड प्रति 


ओद्योगिक और कला-सम्बन्धी उन्नति ,भी तीज" "वि से हुई | ओर 
इन सास्यवादी संस्थाओं का हास कैसे हुआ? इंसी2सें कि लोगों से शहर 
और गाँव, किसोन और नागरिक की शक्तियों का इस प्रकार संयोग करने 
की योग्यता नही थी कि वे मिलकर सेनावादी राज्यों की वृद्धि का सामना 
कर सकते । इन राज्यों ने ही उन स्वाधीन नगरों को नष्ट किया । 
तो इस तरह समझने पर मानव-इतिहास से सास्यवाद के विरुद्ध 
दलील नही मिलती । भ्त्युत यह दिखाई देता हे कि किसी-न-किसी अकार 
का साम्यवादी संगठन स्थापित करने का प्रयत्न वराबर होता रहा है । 
इस प्रयत्न को यत्र-ततन्र थोडी-बहुत सफलता भी कुछ समय तक मिली 
है। इससे हमे अधिक-से-अधिक यही नतीजा निकालने का अधिकार है 
कि मनुष्य को अभी तक्र साम्यवादी सिद्धान्तों के आधार पर कृषि का 
ह्ुतगति से बढते हुए उद्योग और श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ योग करने की 
विधि मालूस नही हुईं है। इस प्रकार के व्यापार से तो उल्नटी गडबड 
होती है, क्योकि अब दूरवर्ती व्यापार ओर निर्यात से केवल व्यक्ति ही 
घनदान नही बनते, बल्कि राष्ट्के-राष्ट अनुचित नाभ उठाते है । खराबी 
बेचारे उन देशों की है जो श्रोद्योगिक विकास में पीछे रह जाते हैं । 
यह हालत अठारहवी सदी के अखीर से शुरू हुईं। किन्तु इसका 
पूरा विकास हुआ नेपोलियन की लडाइयां खतम हो जाने पर उन्नीसवी 
सदी में ही । आधुनिक साम्यवाद को इस पर विचार करना ही पडता है । 
आब यह स्पष्ट हो गया है कि ऋतसीसी विप्लव का राजनेतिक 
अभिम्नाय तो था ही, साथ ही उसमें लोगों ने सन्‌ १७६३ ओर १७६४ से 
'समाजवाद से थोडी बहुत मिलती-जुलती तीन भिन्न-भिन्न दिशाओं मे 
भी प्रयत्न किया था। अथम तो था धन का समान बटवारा । इसके लिए 
क्रमश. बढ़ने वाले आय-कर और उत्तराधिकार कर लगाये गये जमीन 
को थोडी-थोडी बॉट देने के लिए अत्यक्त रूप से जब्ती की गई और सिफ 
घनिकों पर भारी-भारी युद्ध-कर लगाए गये । दूसरा अयल एक तरह का 
नागरिक सांस्यवाद था। उसके द्वारा सबसे ज़्यादा जरूरत की बस्तुयें 
स्युनिसिपेलिटियों खरीद लेती और उन्हें लागत के दामो पर बेच देती । 


घु ष्ज् 


तीसरा प्रयत्न था सब पदार्थों के वाजिब भाव मुक़रिर्कर देने की विस्तृत 
राष्ट्रीय अणाली । इन भावों से उत्पत्ति की असली लागतऔर व्यापार 
का उचित मझुनाफा शामिल्ल करना था। कन्वेन्शन सरकार ने इस 
योजना के लिए बडी कोशिश की थी, वह उसको पूरा करने मे सफल 
भी हो गईं थी, परन्तु शीघ्र ही अतिक्रिया प्रबल हो गई । 

इस विलक्षण आन्दोलन का अभी तक उचित रूप से अध्ययन नहीं 
किया गया। इसी आन्दोलन के बीच मे आधुनिक साम्यवाद का जन्म 
हुआ है। लायन्स मे तो ला'एजज और उसका फोरियर सत उत्पन्न हुआ 
और बोनारोटी बेव्यूझ और उनके साथियों का सत्तावादी सास्यवाद 
उत्पन्न हुआ। । महान्‌ राज्यविप्नव के तत्काल पश्चात्‌ ही आधुनिक समाजवाद 
के सिद्धांतों के तीन महान्‌ जन्म-दाता फोरियर, सेन्ट साथसमन और 
और राबर्ट ओवेन, तथा गाडविव भी प्रकट हुए। और बोनारोटी 
और बेब्यूफ की समितियों से निकलने वाली गुप्त-लमाजवादी समितियों 
ने आगामी पचास वर्ष के लिए तीत्र सत्तात्मक समाजवाद पर 
अपनी मुहर लगा दी | 

तो हम कह सकते है कि आधुनिक साम्यवाद सी वर्ष का भी नहीं 
है, ओर इस सौ वर्ष से से आधे समय तक तो, इसके विकास में केवल 
दो राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रॉस ही, भाग लेते रहे, क्योकि यही उद्योग-धन्धों 
में बढे हुए थे । उस समय ये दोनो ही देश नेपोलियन के पंद्रह वर्ष के 
चुड्टो से बुरी तरह ज़र्सी थे और दोनो ही पूर्व से आने वाली यूरोपिय्रन 
प्रतिक्रिया मे फंसे हुए थे । 

वास्तव मे, जब और १८३० की फ्रान्स की क्रान्ति ने १८३०-३२ 
के इंग्लेण्ड के सुधार आन्दोलन ने इस भयंकर अतिक्रिया को हटाना 
शुरू कर दिया, तभी सन १८४८ की क्रान्ति के कुछ वर्ष पहले साम्यवाद्‌ 
पर चर्चा होना सम्भव हुआ । उन्हीं वर्षों मे फोरियर, सेन्ट सायसन और 
राबर्ट ओवेन के अज्यायियों ने अपने नेताओं के आदर्शो को कार्यान्वित 
किया, और तभी आजकल पाये जाने वाले विविध सास्यवादी मतों का 
रूप निर्धारित हुआ और उनकी परिभाषाये हुईं । 


भ्१ 


ब्रिटेन मे राबटे ओवेन और उनके अलुयायियों ..तेट अपनी 
योजनानुसार ऐसे समाजवादी ग्राम काथम किये जिनसे क्रंषि और उद्योग 
साथ-साथ ही हो । बढे-बडे सहयोगी संघ इसलिए चालू किये गये कि 
डनके मुनाफे से और भी समाजवादी बस्तियां बसाई जायें। ग्रेट 
कान्सालिडेटेड ट्रेड यूनियत ( महान्‌ सम्मिलित व्यवसाय-संघ ) कायम 
किया गया। इसी से आगे चलकर आजकल की लेबर-पार्टियाँ तथा 
इन्टरनेशनल वर्किंग-मेन्स ऐसोसिएशन, ढोनो निकले । 
फ्रान्स मे फोरियर-मत-वादी कन्सीडरेन्ट ने अपनी प्रसिद्ध विज्ञप्ति 
प्रकाशित की । उसमें बडी सुन्दरता से पूँजीवाद की ब्रृद्धि के वे सब 
सैद्धान्तिक विवेचन दिये हुए थे, जो आजकल “विज्ञानिक सास्यवाद” के. 
नाम से प्रसिद्ध है। प्राउडन ने अपने राज्य-संस्था-रहित अराजऊवाद 
ओर परस्परवाद के विचारों को विकसित कर बताया । लुई ब्लेक ने 
अपनी “आरगेनीजेशन आव लेबर” नामक योजना प्रकाशित की, जो 
बाद मे लेसेल का कार्यक्रम ही बन गया। फ्रान्स से वाइडल ने और 
जर्मनी मे लारेश स्टीन ने क्रशः १८७६ और १८४७ मे दो महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ प्रकाशित किये, ओर उसमे कन्सीडरेन्ट के सिद्धान्तों का और भी 
विकास हुआ । अन्त मे वाइडल ने और विशेषकर पेकर ने समष्विवाद 
((20॥6८४ए।४77) अगणाली को व्योरेवार विकसित किया । वाइडल की 
इच्छा थी कि १८४८ की “नेशनल एसेम्बली” ( राष्ट्रीय परिषद्‌ ) उस 
प्रणाली को कानून बनाकर स्वीकार करले । 
परन्तु उस समय की साम्यवादी योजनाओं मे एक विशेषता थी 
ओर वह ध्यान मे रख लेनी चाहिए । उन्नीसवी शताव्दी के प्रारम्भ से 
सास्यवादु के जिन तीन जन्मदाताओ ने लेख या ग्रन्थ लिखे वे उज्ज्वल 
भविष्य की कल्पना से इतने प्रभावित हुए थे कि उसे नया ईश्वरीय ज्ञान 
ही समझने लगे, और अपने को एक नये धर्म के प्रवर्तक मानने लगे । 
वे सास्यवाद को नया धर्म बनाने लगे और अपने नये सत से सरपरस्त 
होकर उसकी प्रगति का संचालन करने का विचार करने लगे । इसके 
अलावा जब फ्रान्स की क्रान्ति के बाद अतिक्रिया हुईं, और क्रान्ति में 


क्ष 


१२ 


सफलता की अपेक्षा असफलता ही अधिक हुईं, तो उस समय लेख लिखते 
हुए उनका साधारण जनता पर विश्वास न था । जिन परिषतेनों को 
करना वे आवश्यक मानते थे उनके विषय मे वे जनता से कोई अपील 
नही करते थे । बल्कि उनका विश्वास था कि एक साम्यवादी नेपोलियन, 
एुक महान्‌ शासक की ज़रूरत है । वह नवीन ईश्वरीय ज्ञान को समझ्ेगा। 
जब बह उनके सिद्धान्तनुसार चलनेवाले आश्रमो या संबो' के सफल 
अयोगो को देखेगा, तो उसे विश्वास हो जायगा कि नवीन ज्ञान अच्छा 
है; और वह अपनी सत्ता से मलुध्य-जाति को सुख और आनन्द प्राप्त 
करानेवाली क्रान्ति को शान्ति और सफलतापूर्वक पूर्ण कर देगा । सेनावादी 
महायुरुष नेपोलियन यूरोप पर राज्य कर ही चुका था, तो ऐसे साम्यवादी 
महापुरुष की कल्पना भी क्यों न की जाती, जो सारे थूरोप का नेता बन 
कर नये ज्ञान को वास्तविक जीवन मे कार्यान्वित करदे ? ऐसा विश्वास 
वडा गहरा हो गया था और उसने बहुत समय तक साम्यवाद का रास्ता 
रोका । उसके चिन्ह तो हममे आजकल तक पाये जाते है । 

१८४०-४८ मे जब सब लोगो को सालूम होने लगा कि क्रान्ति 
समीप ही है, और जब श्रमिक दलवाले मोर्चा पर ही सास्यवादी ऋण्डे 
उडाने लगे, तब साम्यवादी योजनाये बनाने वालो के दिलों से जनता का 
विश्वास फिर होने लगा । एक ओर तो उन्हे रिपब्लिकन ग्रजातन्त्र से 
विश्वास होने लगा, “और दूसरी ओर श्रमजीवियों के अपने-आप 
अपना सगठत कर लेने की शक्ति से विश्वास होने लगा। 

परन्तु इसके बाद फरवरी सन्‌ १८४८ की क्रॉति आई, मध्यमवर्ग का 
रिप्ब्लिक प्रजातन्त्र कायम हुआ और उसके साथ भग्नआशाय्ें भी आइ। 
मजदरो का विद्रोह खडा हुआ, और वह रक्त-पात के बाद दबा दिया 
गया। उसके बाद सज़दूरों का कल्लेआम और बहुत-सी जनता का निर्वासन 
हुआ. और राज्य की ओर से अचानक ज़बदेस्त अहार हुआ। साम्यवादियों 
का सय्कर दमन किया गया, और उनको इस अकार छांट लिया गया 
कि फिर दुस-पन्डह वर्ष तक लोग सास्यवाद का नाम ही भूल गये । 


' »3थ०४८ से पहले के श्रचलित समग्र साम्यवादी विचारों का नासोनिशान 


तक इस प्रकार मिट गया कि बाद मे ने प्रकट हुए तो नये अन्वेषण 
के समान मालूस हुए । 

परन्तु १८६६ के लगभग, जब नवीन जागृति हुई और समाजबाद 
और समष्ििाद्‌ फिर मैदान मे आए, तो मालूम छुआ कि इन दोनों के 
साधने के विषय में बडा विचार-परिवर्तन हो गया है। राजनेतिक 
प्रजातन्त्रवाद का विश्वास तो हटता जाता था, और जब लन्दन से १८६२ 
ओर १८६४ में पेरिस के मज़दूरों और ब्रिटिश-ट्रेड-यूनिय्रन वालो और 
ओवेन-मत वादियों की परिपद्‌ हुईं, तो जिस मूल-सिद्धान्त पर वे एकमत 
हुए वह यह था कि “श्रमिकों की स्व॒तन्त्रता श्रसिक लोगो द्वारा ही 
प्राप्त की जानी चाहिए ।” वे इस पर भी एकमत हुए । कि स्वयं मज्ञदूर- 
संघो को उत्पत्ति-साधनों पर कठ्ज़ा करना पडेगा, ओर उत्पत्ति का पबन्ध 
करना पडेगा । इस समय फोरियर मत्त-चादी ओर परस्परवादी 'एसोसि-एशन” 
की फ्रान्‍्स की कपपा, और राचर्द ओचेन की दि ग्रेट कन्सोलिडेटेड ट्रेंड्स 
यूनियन की कल्पना मिल गई । अब वह बढा कर एक “इन्टरनेशनल 
चर्किंग मेन्स एसोसिएशन” बनादी गई । 

साम्यवाद का यह नवीन जीवन भी थोड़े समय के लिए ही टिका । 
शीघ्र ही १८७०-७१ का जर्मन-फ्रान्स युद्ध छिड गया, और पेरिस के 
कम्यून-सज्अग्न का विप्लव हुआ । इस से फ्रान्स मे सास्यवाद की स्वतत्न 
वृद्धि फिर असम्भव हो गई । परन्तु इधर तो जमनी से १८०४८ के 
फ्रान्सीसी साम्यवादियों का सास्यवाद, अर्थात्‌ कन्सीडरेंट ओर लुई 
ब्लेड के विचार तथा पेकर के सस्मिलित-समप्टिवाद के विचार, अपने 
जर्मन गुरुओं माक्स और एन्जेल्स से प्रहण किय्रे, और उधर फ्रॉस एक 
कदम ओर सी आगे बढा । 

मार्च १८७१ में पेरिस ने यह घोषणा कर दी कि वह अब फ्रांस के 
पिछुडले वाले भागो के लिए न झहरेगा, ओर उसका घिचार है कि वह 
अपने कस्यून से ही अपना साम्यवादी विकास आरम्भ कर देगा | 

वह आन्दोलन इतने थोडे दिन टिका कि उससे कोई भी निर्णयात्मक 
परिणाम न हो सका । वह तो पञ्मायती वन कर ही रह गया। वह कम्यून 


५१४ 


पत्चायत की पूर्ण स्वाधीनता के अधिकारों का आग्रह करके ही रह गया; 
परस्तु पुराने 'इन्टरनेशनल' के सज़दूरों ने उसके ऐतिहासिक महत्व को 
ससझर लिया। उन्होने समरू लिया कि स्वतन्त्र कम्यून (पंचायत) ही एक 
ऐसा साध्यम होगा, जिसके द्वारा आगे आधुनिक सास्यवाद के विचार 
कार्यान्वित हो सकेगे | यह ज़रूरी नही समझा गया कि १८४८ से पहले 
इज्जलैेणड और फ्रांस मे जिन स्व॒तन्त्र उद्योग और कृषि के सम्मिलित 
पचायती झमो की इतनी चर्चा थी, वे छोटे-छोटे आश्रम या २००० 
आदमियो के समुदाय ही हो । वे पेरिस की तरह से बडे-बडे समुदाय या 
छोटे-छोटे प्रदेश होने चाहिये । कही-कही इन्ही पद्मायतो के सज्ञठन मिल 
कर राष्ट्र बन सकेंगे और यह आवश्यक नहीं कि वे राष्ट्र आजकल की 
राष्ट्रीय सीमाओ के भीतर ही रहे (जैसे कि सिक बन्दुरगाह था हंसा नगर 
थे) । इसके साथ ही पंचायतों के रेल, बन्दरगाह आदि परस्पर-संबन्धो के 
लिए श्रमिकों के बढे-बडे संगठन खडे हो जायगे | 

इसी प्रकार के कुछ-कुछ विचार १८७१ के बाद विचारशील असिको 
मे घूमने लगे, विशेष कर लैटिन देशों से । श्रमिक लोगों ने समझता कि, 
राज्य सारी औद्योगिक सम्पत्ति पर कब्जा करे और राज्य ही कृषि और 
उद्योग का अपनी ओर से प्रबन्ध करें, इसकी अपेक्षा तो उनके 
विचारालुकूल किसी संगठन से ही सास्यवाद अधिक सरलता से कार्यान्वित 
हो सकेगा । हां. उसकी सारी तफसीले उन सिद्धांतों के अजुसार जीवन 
च्यतीत करने पर ही निर्धारित होगी । 

इस पुस्तक को लिखे हुए कई वर्ष गुजर गये है । उनका सिहावलोकन 
करने पर मै अन्तःकरण-पूर्वक कह सकता हूँ कि इसके प्रधान व्रिचार सही थे। 
राजकीय साम्यवाद के प्रचार की सचसुच काफ़ी प्रगति हुई है। राज्य की 
रेलें, राज्य के बेड, और राज्य का मादक पदार्थ व्यवसाय यत्र-तत्र 
स्थापित हो गये है। किन्तु इस दशा से अत्येक कदम पर, चाहे उससे 
वस्तु-विशेष सस्ती हुईं हो, मजदूरों के अपने उद्धार के मार्ग मे नई 
बाधा उपस्थित हुए बिना नही रही | यही कारण है कि आज सजदूरों 
में, विशेषट पश्चिमी यूरोप मे यह विचार दृढ़ होता पाया जाता हे कि 


श्र 


रेलों जेसी घिशाल राष्ट्रीय सम्पत्ति का कार्य-सञ्लालन भी राज्य संस्था की 
अपेत्ता रेलवे मजदूरी के सम्मिलित-संघ द्वारा अच्छे ढंग से हो सकता है । 

दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका भर में ऐसे 
असंण्य उद्योग हुए है जिनका मुख्य हेतु एक तरफ तो यह है कि उत्पत्ति 
के बढे-बडे विभाग स्वथ सजदूरो के हाथो में आजॉय, और दूसरी तरफ 
यह कि नगर-वासियो के हित के जितने कार्य नगर द्वारा किये जाते है 
उनका क्षेत्र सता अधिकाधिक बिस्ती् होता चला जाय । एक तो, 
श्रमजीवी संघों की यह श्रव्ृत्ति बढती जा रही है कि सिन्न-भिन्न व्यवसायों 
का संगठन अन्तर्राष्रीय दृष्टिकोण से किया जाय, और उनको केवल मजदूरों 
की दशा सुधारने के साधन ही न बनाये जायें, अत्युत उन्हें. ऐसे संगठन 
का रूप दिया जाय जो समय आने पर अपने हाथो से उत्पत्ति की 
व्यवस्था भी ले सके । दूसरे, सहयोग उत्पत्ति और विभाजन में ओर 
उद्योग और कृषि से, दोनो, दिशाओं में ही सहयोग बढ रहा है और 
आजमसायशी बस्तियों में ढोंनो प्रफार के सहयोगो को सिला कर दिखाने 
की कोशिश की ज, रही है। तीसरे, नागरिक समाजवाद का अनेक्र विभिन्नतायं 
से परिपूर्ण क्षेत्र भी खुला है । इन दिनो इन्ही तीन दिशाओं में उत्पादक 
शक्ति का अधिक-ले-अधिक विकास हुआ है । 

अलबत्ता, इनसे से किसी एक को किसी श्रश में भी समाजदाद या 
साम्यवाद का स्थान नहों दिया जा सकता | इन दोनो का सामान्य अर्थ 
दी हैं उत्पत्ति के साधनों पर सम्मिलित अधिकार । किस्तु इन प्रयत्नों को 
हमे ऐसे परीक्तणु--प्रयोग--अवश्य समझना चाहिए, जिनसे मानवीय 
विचार-शक्ति साम्थवादी समाज के कुछ व्यावहारिक स्वरूपों की कल्पना 
करने को तैयार होती है । इन्ही सब आंशिक प्रयोगो का एक-न-एक दिन 
सभ्य राप्ट्रों में से किसी की रचनात्मक डुद्धि द्वारा संयोगहोकर रहेगा । किन्त 
जिन इंटों से यह महान्‌ भवन निर्माण होगा उसके नम्रने मनुष्य की 
उत्पादक अतिभा के विपुल अयत्न से तैयार हो ही रहे हैं। 


ब्राइटन (इंग्लेण्ड) --क्रोपाटकिन 
जनवरी १६२१३ ह 


विषय-सूची 


लेखक की भूमिका 


१. 


ल्‍्प्ए 


54 


१२०, 
११ 

१२, 
१३, 


१४. 
१, 
१६. 
१७, 


हमारा धन 


, सब का सुख 
, अराजक समाजवाद 
, निःसम्पत्तीकरण 


भोजन 
सकान 


, कपड़े 
» उपाय 
, विलास-सामग्री की जरूरत 


मनचाहा कास 
आपसी समझोता 

शंकाये 

समषिवादियों की वेतन प्रथा 
उपभोग और उत्पत्ति 
श्रम-विभार 

उद्योग का निष्केन्द्रीकरण 
क्ष्षि | 


ल्‍-यञ्रारंभ में 


352 


न ६१ 


९०२ 
“१२१ 
“ “९२९ 
-९<१ 
“१७३ 
--१६९ 
२०४ 
--+३० & 
--२२२ 





रोटी का सवाल 


है ?ै०॥ 
हमारा धन---१ 


एक समय ऐसा था जब मनुष्य पत्थर के भह्दे ओजार बनाते थे 
ओर शिकार पर गुजारा किया करते थे । शिकार कभी मिलता, कभी न 
मिलता | उस समय वे अपनी सब्तान के लिये घपोती के रूप मे सिर्फ 
चट्टान के नीचे का कोपडा ओर कुछ दूटे-फूटे वरतन छोड जाते थे । प्रकृति 
उस समय एक विशाल, अज्ञात, ओर डरावनी वस्तु थी । उससे उन्हें 
अपने टु खी जीवन के लिए घोर संग्राम करना पडता था। परन्तु ये 
बहुत पुराने ज्ञमाने की बाते है । मानव-जाति तब से बहुत आगे बढ़ गई है। 

उस अतीत काल के पश्चात्‌ अशानित के अनेक युगो का जो क्रम 
बीता है, उसमे महुप्य-समाज ने अवर्णनीय सम्पत्ति सम्पादन करली है । 
जमीन साफ हुई है, दलठल सुखा लिए गये है; जंगल कट गये हैं; 
सडके घन गई है, पहाडो के बीच से मार्ग निकाल लिए गये हैं । विविध 
प्रकार की पेचीदा कले तेयार हो गई है । प्रकृति के रहस्य खोज निकाले 
गये है । भाप और बिजली को वश मे करके सेवक वना लिया गया है । 
परिणाम यह हुआ है कि आज सभ्य सानव-समाज को जन्‍म लेते ही 
अपने उपयोग के लिए पूर्वजो की अतुल संचित पूजी उपलब्ध हो जाती 
है। यह पेंजी इतनी अ्रधिक है कि मनुष्य यदि अपने परिश्रम के साथ 
दूसरों के परिश्रम का सहयोग लेकर इससे काम ले तो उसे इतना धन 
आप्त हो जाता है, जिसकी अलिफ-लेला के किससो मे कल्पना तक नहीं 
की गई 

भूमि दूर-दूर तक साफ कर ली गई है । उसमे उत्तम-से-उत्तम बीज 
बोया जा सकता है | वह अपने पर ब्यय किये गये कोशल ओर परिश्रम 
का बविपुल पुरस्कार देने को प्रस्तुत रहती है। इस पुरस्कार से सानव-समाज 


हसारा घन--२ 


पु .] [ [3] 3] प्रो: । पक ४227 
के नियमित कार्य में जरा-ली बाधा भी नहीं पढ्तौंग (॥5० 
# २ हक न केन्नह्ात- 
भले ही उद्योग-धम्वी में या कृषि में--नहीं-नेहीं; हभारा सारा 
रे चर आविप्कारों 

सामाजिक व्यवस्था में--हमारे पूवज्ो के परिश्रम ओर आविप्कारों का 
लाभ सुख्यतः मुद्दीमर लोगो को ही मिलता हो, किन्तु यह वात 
निर्विवाद है कि फ़ोलाद और लोहे के प्रस्तुत जीवों की मदद से साधारण 
मानव-जाति के प्रत्येक अंग के लिए सुख ओर वेभव की प्रचुर सामग्री 
उत्नन्न हो चुकी है। 

चस्तुत. हम सम्पन्न हो गये है । हमारी सम्पत्ति, हम जो समभते हे, 
उससे कही ज्यादा है । जितनी सम्पत्ति हमारे अधिकार में आखचुकी है 
वह भी कम नहीं है। उससे अधिक वह धन है जो हम मशाीनो-द्धारा' 
पैदा कर सकते है । सबसे अधिक धन वह हैं जो हम अपनी भूमि से 
विज्ञान द्वारा ओर कला-काोशल के ज्ञान से डपार्जन कर सकते है, बशतें 
कि इन सब साधनों का उपयोग सबके सुख के लिए किया जाय । 


हसारा घन--- २ 


हमारा सभ्य समाज घनवान है । फिर अधिकांश लोग गरीब क्यों 
है ? सर्वसाधारण के लिए. असहछाय विपदाये क्यों? जब चारो ओर 
पूर्वजो की कमाई हुईं सम्पत्ति के ढेर लगे हुए है, ओर जब उत्पत्ति के 
इतने ज़बरदस्त साधन मौजूद हैं, कि कुछ घण्टे रोज मेहनत करने से ही 
सबको निश्चित-रूप से सुख-सुविधा श्राप्त हो सकती है, तो फिर अच्छी-से- 
अच्छी मज़दूरी पाने वाले श्रमजीवी को भी कल की चिन्ता क्यों बनी 
रहती है ? 
समाजवादियों ने इस बात को कहा और बिना थके बार-बार 
दोहराया है । आज भी इसी तरह पुकार-पुकार कर कह रहे है और तमाम 
शास्त्रों के श्रमाण दे-देकर इसे सिद्ध करते है | वे कहते हैं कि यह दारिद्रय 
ओर चिन्ता इस कारण है कि उत्पत्ति के सब साधन ज़मीन, खाने, 
सड़्के, मशीन, खाने-पीने की चीजें, सकान, शिक्षा ओर ज्ञान सब थोड़े- 
से आदमियों ने हस्तगत कर लिये है । इसकी बडी लम्बी दास्तान है | 


४, रोटी का सवाल 


$ 


कफ 


की सारी आवश्यकताएँ पूरी हो सकती है। विवेक-पूर्ण' कृषि की विधियों 
मालूम हो चुकी है । 
अमेरिका के विशाल मैदानो मे शक्तिशाली मशीनों की सहायता से 
सौ आदमी कुछ मास में इतने गेहूँ पेदा कर सकते है जिसे दस हजार 
मलुप्य एक वर्ष तक खाते रहे । जहॉ मनुष्य अपनी पेदावार को दुगुना, 
तिगुना या चौगुना भी बढाना चाहता है, तो वह जमीन को वैसी ही 
तैयार कर लेता है, प्रत्येक पौधे पर उतना ही ध्यान देता है, और इस 
ग्रकार खूब माल पैदा कर लेता है। पुराने जमाने का शिकारी जब कही 
पचास-साठ मील भटकता था, तब कही उसके कुटुम्व को भोजन मिलता 
था । आधुनिक मलुप्य के घर का गुजारा उसके सहस्लांश स्थान मे, बहुत 
कम मेहनत करके, और कही अधिक निश्चिन्तता के साथ हो जाता है । 
जल-वायु की बाधा तो रही ही नही । यदि सूर्यदेव रूठ जायें तो कृत्रिम 
गरमी से काम ले लिया जाता है । इतना ही नही, अब तो ऐसा समय 
आता दिखाई दे रहा है, जब खेती के उत्तेजन के लिए कृत्रिम प्रकाश का 
उपयोग किया जायगा । इतना तो अब भी होता है कि कॉच ओर गरम 
पानी के नलो के अयोग से निश्चित स्थानों मे कुदरती तोर पर जितनी 
पैदावार होती है, उससे दसग्रुनी ओर पचास गशुनी पेदाबार तक कर 
ली जाती है। 
उद्योग-धन्धो के क्षेत्र मे जो बडी-बडी सफलताये प्राप्त हो खुकी हैं वे 
ओर भी विलक्षण हैं । आधुनिक सशीनो को ही लीजिए जो अधिकांश 
में अज्ञात आविप्कारकोी की तीन-चार पीढ़ियों के परिश्रम का फल है। वे 
तो बुद्धिमान सवियेक आणी की सॉति काम करती है । उनके सहयोग से 
आजकल सी आदमी दस हज़ार मनुष्यों के दो वर्ष तक पहनने योग्य 
कपडा तैयार कर लेते है । कोयले की सुव्यवस्थित खानो में सो खनिको 
की मेहनत से हर साल इतना कोयला निकल आता है कि दस हजार 
कुदम्बो को सरदी के दिनो में गरस रक्खा जा सके । हाल ही मे, एक और 
अजीब दृश्य देखने से आने लगा है । वह यह कि अन्तर्राष्ट्रीय ्रदर्शिनियो 
के अवसर पर कुछ मास मे ही शहर के शहर बस जाते है | उनसे राष्ट्र 


हमारा धन---२ ४ 


के नियसित कार्य से जरा-सी वाधा भी नहीं पतन अ्णटट 

भल्ने ही उद्योग-धन्धों में या कृषि मे--नहीं-नेहींए हमारी सारी 
सामाजिक व्यवस्था मे--हमारे पूर्वजो के परिश्रम ओर आविप्कारों का 
'लाभ मुख्यतः मसुठ्ठदीमर लोगो को ही मिलता हो, किन्तु यह बात 
निर्विवाद है कि फ़ोलाद और लोहे के अस्तुत जीवो की मदद से साधारण 
मानव-जाति के प्रत्येक अग के लिए सुख ओर वेमव की ग्चुर सामग्री 
उत्पन्न हो चुकी है । 

वस्तुत हम सम्पन्न हो गये है। हमारी सम्पत्ति, हम जो समझते है, 
उससे कही ज्यादा है । जितनी सम्पत्ति हमारे अधिकार मे आज्ुकी है 
वह भी कम नहीं है। उससे अधिक वह धन है जो हम मशीनो-द्वारा 
पैदा कर सकते है। सबसे अधिक घन वह है जो हम अपनी भूमि से 
विज्ञान द्वारा और कला-कौशल के ज्ञान से उपार्जन कर सकते है, बशर्तें 
कि इन सब साथनों का उपयोग सबके सुख के लिए किया जाय । 


हमारा धन---२ 


हमार। सभ्य समाज घनवान है । फिर अधिकांश लोग गरीब क्यों 
है) सर्वताधारण के लिए. असह्य विपदाये क्यों ? जब चारो ओर 
पूर्वजों की कमाई हुई सम्पत्ति के ढेर लगे हुए है, और जब उत्पत्ति के 
इतने ज़बरदस्त साधन मौजूद है, कि कुछ घण्टे रोज मेहनत करने से ही 
सबको निश्चित-रूप से सुख-सुविधा श्राप्त हो सकती है, तो फिर अच्छी-से- 
अच्छी मजदूरी पाने वाले श्रमजीवी को भी कल की चिन्ता क्यों बनी 
रहती है ? 
समाजवादियों ने इस बात को कहा और बिना थके बार-बार 
दोहराया है। आज भी इसी तरह पुकार-पुकार कर कह रहे है और तमाम 
शास्त्रों के प्रमाण दे-देकर इसे सिद्धू करते है | वे कहते है कि यह दारिद्रच 
ओर चिन्ता इस कारण है कि उत्पत्ति के सब साधन जमीन, खाने, 
सडके, मशीने, खाने-पीने की चीज़े, मकान, शिक्षा ओर ज्ञान सब थोडे- 
से आदमियों ने हस्तगत कर लिये है । इसकी बडी लम्बी दास्तान है । 


रोटी का सवाल 
वह लूट, देश-निवासन, लडाई, अज्ञान, ओर अत्याचार की घटनाओं से 
परिपूर्ण है | सल॒ुप्य ने प्राकृतिक शक्तियों पर विजय ग्राप्त की, उससे 
पहले उसका जीवन-क्रम यही तो था। दूसरा कारण यह भी हे कि 
प्राचीन स्वत्वों की दुहाई देकर ये थोडे-से आदुसी मानवीय परिश्रम के दो 
तृतीयाश फल पर कब्ज़ा जमाये बेठे है, ओर उसे अत्यन्त मूर्खता एवं 
लज्ञापूर्ण ढंग से बरबाद करते है। इस सर्वच्यापी दुःख का तीसरा कारण 
यह है, कि इन सुद्ठीभर लोगो ने सर्वसाधारण की ऐसी दुदेशा करदी है 
कि उन बेचारों के पास एक महीने क्‍या, एक सप्ताह भर के गुज़ारे का 
सामान भी नही रहता, इसलिए ये लोग उन्हे काम भी इसी शर्तें पर दे 
सकते है कि जिससे आय का बडा हिस्सा इन्ही को मिले। चौथा कारण 
यह है कि ये थोडे-से मनुष्य बाकी लोगो को उनकी आवश्यकता के 
पदार्थ भी नही बनाने देते, ओर उन्हे ऐसी चीजें तैयार करने को बाध्य 
करते है जो सब के जीवन के लिए ज़रूरी न हो, बढिकि जिनसे 
एकाधिकार-धारियो को अधिक-से-अधिक लाभ हो । दस, इसी मे 
समाजवाद का सार-सर्वेस्व है। 
किसी सभ्य देश को लीजिए । इसमे जहाँ पहले जंगल और दलदल 
भरे पडे थे, वहां अब साफ-सुथरे मैदान ओर स्वच्छु जल-वायु है। वह 
देश रहने लायक बन गया है। जहां पहले भूमि पर छोटी-मोटी बनस्पति 
ही पैदा होती थी, वहां अब बहुमूल्य फसले होती है । पहाडो की घाटियों 
मे चद्दानो की दीवारे काट-काट कर चबूतरे बना दिये गये है ओर उनपर 
अंगूर की बेले लगा दी गई है। जिन जंगली पोधों पर पहले खट्टे बेरो 
ओर अखाद्य कन्दमूल के सिवाय कुछ नही लगता था, उनकी वर्षो संस्कार 
करके कायापलट कर दी गई है । आज वे ताज़ी तरकारियों और स्वादिए 
फलो से लदे रहते है । हज़ारों सडको और रेलवे लाइनो की प्रथ्वी-तल 
पर धारियाँ-सी पड गईं है, और पर्वतो के आरपार सुरंगे बन गई है। 
आरपस, काफ और हिमालय पर्वत की निजेन घादियों मे एजिन का 
चीत्कार सुनाई पडने लगा है। नदियों से जहाज़ चलने लगे है। 
समुद्गवणों की भलीमॉति पैसाइश होकर उन्हे सुगस वना लिया गया है 


हमारा धन--२ ७ 


जहॉ जरूरत हुई, खोदखाद कर उस पर कृत्रिम बन्दरगाह तैयार कर 
लिए गए है, जहॉ जहाज़ो की आश्रय मिलता है ओर समुद्र का कोप- 
तृफान भी उनका कोई विगाड नहीं कर सकता । चट्टानों मे गहरी खाने 
खोद ली गईं है, और भूगर्भ से ऐसी बारहदरियाँ निर्माण कर ली गई 
हैं जहाँ से कोयला आदि खनिज पदार्थ निकाले जा सके । राजमार्गा के 
चौराहो पर बडें-बडे शहर बस गए है, जिनके अन्दर उद्योग, विज्ञान 
ओर कला की सब नियामते एकत्र कर ली गईं है । 
हमको इस सदी मे जो महान्‌ वेमच उत्तराधिकार में मिला है, वह 
उन लोगों का सचित किया हुआ है, जो पीढियो तक दु.ख मे ही जिये 
और दु.ख में ही मरे--जिन पर उनके स्वामियों ने अत्याचार और 
दुर्व्यवहार किये, और जो घोर परिश्रस से ही जजरित होकर चल बसे । 
सहस्रों वर्षों तक करोडो आदुमियो ने जंगलो को साफ़ करने, दुल- 
दलों को सुखाने, ओर जल और स्थल-मार्ग बनाने के लिये घोर परिश्रम 
किया है | जिस घरती पर उस आज खेती करते है उसके कण-कण को 
मानव संतान की कई नसलो ने अपने पसीने से सीचा' है । अत्येक एकड 
पर बेगार, असहनीय मेहनत ओर सर्वसाधारण के कटो की ;कहानी 
लिखी हुईं है। रेल-सार्ग के अत्येक मील पर, दनल (पहाडी सुरंग) के 
प्रत्येक गज पर मानव-रुधिर की बलि लगी है । 
खानो की दीवारों पर आज भी खुदेयो की कुदाली के चिन्ह वाकी 
है। वहाँ के खम्भों के बीच में जी स्थान है, वहा न जाने कितने मज़दूरों 
की क्र वनी है । ओर यह छोन कह सकता है कि ऐसी प्रत्येक क्र से 
कितने ऑस, कितने उपवास और कितने अकथनीय दु ख छिपे हुए है । 
ऐसे कितने अभागे परिवार हुए होंगे, जिनका आधार एक मज़दूर की 
थोडी-सी सज़दूरी पर रदा होगा, और वही भरी जवानी के दिनो खान से 
आग लगने, चद्धान हृूट पडने या बाद आ जाने से चल बसा होगा ? 
शहरो की वात भी ऐसी ही है | उनका एक-दूसरे से रेल और जल- 
मार्गों के द्वारा सम्बन्ध बना हुआ है । उन्हें खोदकर देखिणपु । उनकी तह 
में एक-पर-एक बाजारों, घरों, नाव्य-शालाओं और सार्वजनिक इमारतों 


०] रोटी का सवाल 


की बुनियादें मिलेंगी । उनके इतिहास खोजिए, आपको विदित होगा कि 
किस ग्कार नगर की सभ्यता, उसके उद्योग, और उसके विशेष स्वरूप 
का क्रमशः विकास हुआ है, ओर किस प्रकार नागरिकों की पीढियो के 
सहयोग से उसे आधुनिक स्वरूप प्राप्त हुआ है । प्रत्येक मकान, कारखाने 
ओर गोदाम का मूल्य, जिस अ्रकार लाखो भूतपूर्व मज़दूरों की सम्मिलित 
मेहनत से कायम हुआ था, उसी प्रकार आज भी वहा बसनेवाले 
वहुसंज्यक श्रसजीवियों की उपस्थिति और श्रम से उस मूल्य की रक्षा हो 
रही है। जो राष्ट्री की सम्पत्ति कही जाती है उसके अत्येक परमाणु का 
महत्व इसी में तो है कि वह एक महान्‌ वस्तु का अंश है। यदि लन्‍्दन 
का एक जहाज़ी अड्डा या पेरिस का एक बडा साल-गोदास अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के इन महान केन्द्रों मे न हो, ती उसका महत्व ही क्या होगा ? 
यदि जल और स्थल-मार्ग से नित्य लाखो-करोडो रुपये का माल एक 
स्थान से दूसरे स्थान को न भेजा जाय, तो खानो, कारखानों और रेलो 
की क्या दशा हो ? 

जिस संस्कृति पर हमे आज, गे है उसके निर्माण मे करोडो मानव- 
आशियो का हाथ रहा है ओर करोंडो मनुष्य पृथ्वी के भिन्न-भिन्न मार्गों 
मे इसे बनाये रखने के लिए परिश्रम कर रहे है। डनके बिना पचास 
वर्ष मे ही खंडहर के सिवाय कुछ भी बाकी नहीं रह सकता। 

एक भी विचार, एक भी आविप्कार, जिसका उदय अतीत काल मे 
हुआ हो या वर्तमान से, ऐसा नहीं है जिसे सबकी सम्पत्ति न कहा जा 
सके । ऐसे हजारों ज्ञात ओर अज्ञात आविषप्कारक हुये ह, जो बेचारे 
दरिद्रता मे ही मर गये, किन्तु उन्हीं के सहयोग से ये सशीने निकली हैं 
जिन्हे आज मानवीय प्रतिभा की भूर्ति कहा जाता है । 

सहस्रों लेखको, कवियों एवं विद्वानों ने परिश्रम करके ज्ञान की 
वृद्धि, दोष-निवारण ओर वेज्ञानिक विचार के वातावरण की रचना की 
है, जिसके बिना इस शताब्दि के चमत्कार असस्मव थे। ओर स्वयं इन 
हज़ारों तत्ववेत्ताओं, कवियों, विद्वानो, एवं आविप्कारकों को पिछली 
सदियों के परिश्रम का सहारा मिला है । क्या भोतिक ओर वया मानसिक, 


दसारा धन---२ 8 


इनके जीवन का आधार और पोषण तो सब अकार के बहुसंख्यक 
श्रमजीवियो और कारीगरो से ही ग्रप्त हुआ है। उन्हे प्रेरशा तो आस- 
पारा की परिस्थिति से ही हुई है। .. 

इसमें सन्‍्देह नहीं कि संसार के सारे पूजीपतियो की अपेक्षा नवीन 
दिशाओं में उद्योगो का विस्तार बेज्ञानिको की प्रतिभा के कारण अधिक 
हुआ है। किन्तु प्रतिभाशाली पुरुष भी तो उद्योग और विज्ञान की ही 
सनन्‍्तान है) जबतक हजारो साप के एजिन सबकी आंखों के सामने 
वर्षों तक चल न चुके थे, ओर उनके द्वार ताप संचालक-शक्ति मे, और 
संचालक-शक्ति, शब्द, अछाश और विद्युत से, बराबर परिणत नहीं होने 
लगी थी तबतक प्रतिभा यम्त्र-शक्ति के उदगम-स्थान की और भौतिक 
शक्तियों की एकता की घोषणा ही कहाँ कर सकी थी ? ओर यदि उद्मीसवी 
सदी के हम लोगो की समझ मे यह विचार आ गया है ओर इसका 
करना भी जान गये है, तो इसका कारण भी यही है कि सोज़मर्श के 
तजुबे ने हमारा रास्ता साफ कर दिया था। यह विचार तो अठारहवी 
शताव्दि के घिचारकों की समझ मे भी आ गया था, ओर उन्होने इसे 
प्रकट भरी कर दिया था। परण्तु इसका विकास इसलिए नही हो पाया 
कि हसारे युग की भाँति उस समय वाप्प-यन्त्र की इतनी अगति नही 
हुईं थी। यदि वाण्प-यन्त्र के आविष्कारक वाट को ऐसे चतुर कारीगर न 
मिलते जो उसकी कल्पनाओ को घातु मे ठाल सकते थे, यदि वे उसके 
एजिन के सब पुरज्ञों को सम्पूर्णता का रूप न दे सकते तो क्या आज 
भाष को मशीन-द्वारा बन्द करके उसे धोडे से भी अधिक आज्ञाकारी 
ओर पानी से भी ज्यादा सरल बनाया जा सकता था ? कया आधुनिक 
उद्योग-चन्धी मे यह क्रान्ति हो सकती थी ? 

प्रत्येक यन्त्र का यही इतिहास है---वही रातो जागना, वही द्रिद्वता, 
वही निराशाये, वही हर्ष और'वही अज्ञात सज़दूरो की कई पीढियो-द्वारा 
किए गए आंशिक सुधार जिनके बिना अधिक-से-अधिक उर्बरा कल्पना- 
शक्ति बेकार ही सिद्धू होती । इसके अतिरिक्त एक बात और है। प्रत्येक 
नया आविष्कार एक योग हे--ऐसे असंख्य आविप्कारों का परिणास है, 


१० रोटी का सवाल 


७] 


जो यन्त्र-शास्त्र और उद्योग-धन्धो के विशाल-क्षेत्र मे उससे पहले 
हो चुके है । 

विज्ञान और उद्योग, ज्ञान और प्रयोग, आविष्कार और व्यावहारिक 
सफलता, मस्तिप्क और हाथ का कौशल, सन और रनायु का परिश्रम, 
ये सब साथ-साथ काम करते है । अत्येक आविष्कार, अत्येक प्रगति और 
मानव-सम्पत्ति मे अत्येक बृद्धि भूत और वर्तमान काल के सम्मिलित 
शारीरिक और मानसिक श्रम का फल होती है। 

फिर किसी को क्या अधिकार है कि वह इस सम्पूर्ण वस्तु का एक 
इुकडा भी छीनकर यह कह सके कि यह तो मेरा है, तुम्हारा नही ? 


हमारा धन--३ 


परन्तु मानव इतिहास से जो अनेक युग बीते है, उनमे बात यह हो 
गई है कि जिन साधनों से मलुष्य सम्पत्ति बढाता है और अपनी उत्पादक- 
शक्ति बढाता है, वे सत्र थोडे-से लोगों ने छीन लिए है। आज यह 
हाल है कि ज़मीन क/ असली मूल्य तो है बढती हुईं जनसंख्या की 
आवश्यकताओं के कारण, परन्तु वह है ऐसे मुद्ठी-मर आदमियों के 
अधिकार मे, जो उस पर जनसाधारण को या तो खेती करने ही नही 
देते ओर करने भी देते है तो आधुनिक ढंग से नहीं । खानों की 
भी ऐसी ही बात है। वे बनी तो है कई पीढियों के परिश्रम से और 
उनका सारा महत्व भी राष्ट्रविशेव की ओद्योगिक आवश्यकताओं और 
जन-संख्या की अधिकता से ही है, परन्तु उन पर आधिपत्य है थोडे-से 
व्यक्तियों का। और यदि इन व्यक्तियों को अपनी पूँजी लगाने के लिये 
दूसरे अधिक लाभदायक क्षेत्र मिल जाते है, तो या तो ये कोयला 
निकालना ही बन्द कर देते है या थोडा निकालने लगते है। मशीने भी 
इन अल्पसंख्यक आदमियों के एकाधिकार मे आ गई है। यद्यपि किसी 
भी मशीन के प्रारम्सिक भद्दे स्वरूप मे क्रमशः जितने सुधार हुए है, थे 
सब तीन-चार पीढ़ियो से काम करनेवाले मज़दूरों के किये हुए है, तो भी 
उसके मशीन के एकमात्र स्वामी ये थोडे-ले लोग ही रहते है । बात यहा 


$ 


हमारा धन--३ ४ 


तक बढ गईं है कि जिस आविष्कारक ने एक शताब्दि पूर्व गोटा बनाने 
की पहली मशीन बनाई थी, आज यदि उसी की सन्‍्तान गोटे के कारखाने 
में जाकर अपने रव॒त्व का दावा करे, तो उन्हे भी” कह ्द्भि जायगा कि 
“दूर रहो जी, यह मशीन तुम्हारी नहीं है।” वे त्रदि उस मशीन को 
लेने का प्रयत्न करेंगे तो उन्हें गोली से उडा देने में संकोच नही 
किया जायगा । 
इसी प्रकार यदिं लाखों की आबादी, उद्योग, व्यापार और मणिडियां 

न हो तो रेलवे भी पुराने लोहे की भाँति पडी-पडी सडा करे। परन्तु इन 
पर भी इने-गिने हिस्सेदारों का ही अधिकार है । इन हिस्सेदारों को शायद्‌ 
यह भी मालूम नहीं होता कि जिन रेलवे-लाइनो से उन्हे मध्यकाल के 
राजाओं से भी ज्यादा आमदनी होती है, वे है कहॉ-कहाँ ? इन रेल-मार्गों 
को पर्वतो के बीच से होकर खोदते समय हजारो मजदूर झूत्यु के शिकार 
हुए है। अगर किसी दिन इन महाजनुभावों के सामने उन्हीं मजदूरों के 
बच्चे चिथडे पहने और भूखो मरते हाजिर होकर रोटी का सवाल कर बेटे 

तो उन्हे संगीनों ओर छुरों' से जवाब मिलेगा, ओर स्थापित हितो की 
रक्षा के लिए उन्हे तितर-बितर कर दिया जायगा। 

यह इसी दानवी-पदुति की कृपा का फल है कि जब अ्रमजीवी- 

सन्‍्तान जीवन-पथ पर अग्रसर होती है तो जबतक वह अपनी कमाई का 
बडा हिस्सा मालिक को देना स्वीकार नहीं करती, तबतक न तो उसे 
खेती करने को खेत मिलता है, न चलाने को मशीन, ओर न खोदने को' 
खान । उसे अपनी मेहनत थोडी-सी ओर वह भी सन्दिग्ध--मजदूरी पर 
बेचनी पडती हे । उसके बाप-दादा ने इस खेत को साफ करने, इस 
कारखाने का निर्माण करने, ओर इस यन्त्र को सम्पूण बनाने से अपना 
लहू पसीना एक किया था। इस काम में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा 
दी थी । इससे अधिक उनके पास ओर देने को था भी क्या ? परन्तु 
उन्ही का उत्तराधिकारी जब संसार में प्रवेश करता है, तो वह अपने 
आपको जंगली-सें-जंगली आदुमियों से भी निर्धन पाता है । यदि उसे 
जमीन जोतने की मंजूरी मिलती भी है, तो इस शर्ते पर कि पेदावार का 


२२ रोटी का सचाल 


एक चतुथाश तो वह मालिक के अर्पण करे, और दूसरा चतुर्थाश सरकार 
ओर साहूकार के । और सरकार, पूँजीपति, जागीरदार और बीचवाल्े 
व्यापारी का लगाया हुआ यह कर सदा बढता ही रहता है । इसके मारे 
उसके पास अपनी खेती सुधारने की शक्ति क्वचित्‌ ही बच रहती है। 
यदि वह उद्योग की ओर नजर दोडाता है, तो उसे काम मिल जाता है-- 
वह भी सदा नहीं--परन्तु इस शततें पर कि उत्पत्ति का आधा या दो 
तृतीयांश वह ऐसे व्यक्ति को देदे, जिसे पुनिया ने 'मशीन का सालिक 
मान रक्‍्खा है । 
हम पिछले ज़माने के भूस्वासियो पर तो “शर्म ! शर्म ! ” के नारे 
लगाते है कि ये किसान से चौथ वसूल किये बिना ज़मीन पर फावडा तक 
नही चलाने देते थे । उस समय को कहा भी जाता है बरबरता का युग । 
परन्तु रूप भले ही बदला हो, किसान और ज़मीदार के बीच सम्पन्ध 
तो वेसा-का-वैसा ही है ! नाम तो है स्वतन्त्र शर्तनामे का, किन्तु उसकी 
आए में सजदूरों पर भार वही जागीरदारों की सी शर्तों' का डाला जाता 
है । वह कही भी चला जाय, उसे तो हर जगह एक-सी स्थिति मिलती 
है। सब चीजे व्यक्तिगत सम्पत्ति बन गई है । या ती इसको स्वीकार 
करो या भूखों मरो। 
इसका परिणास भी बुरा हुआ । हम चीजे पैदा करते है, मगर ग़लत 
ढंग से, उल्टी दिशा मे । उद्योग-धन्धो मे समाज की आवश्यकता का 
खयाल नही किया जाता । उसका एकमात्र उद्देश्य सट्ट बाजो के मुनाफे 
मे वृद्धि करना रह गया है । यही कारण है कि व्यापार मे सदा उतार- 
चढाव और ससय-ससय पर हडताले होती रहती है । इन मे से एक-एक 
अवसर पर हज़ारों मज़दूर बेकार होकर द्र-दर भीख मांगने लगते है । 
बेचारे मज़दूरो को तो इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती कि वे अपनी 
बनाई हुई चीज़े खुद ख़रीद ले | इसीलिए दूसरे राष्ट्री के धनिक-वर्ग मे 
माल बेचने की कोशिश की जाती है। यूरोप-वासियों को इस तरह विवश 
होकर पूर्चीय देशों मे, अफ्रीका मे, मिश्र मे, यकिज्ञ से या कांगो से सर्वत्र 
दासत्व की ब्ाद्धि करनी पडती है। यही ये करते है, किन्तु उन्हे शीघ्र ही 


हमारा घन---३२ श्र 


पता लग जाता है कि सब जगह एक से ही श्रतिस्पर्धो होते है । सब राप्ट्रो 
का विकास एक ही ढंग से होता है । फलत बाज़ार पर पग्रभ्नुत्व आप्त 
करने के लिये आयेदिन संग्राम करने पडते है । पूर्व पर अधिकार जमाने 
के लिये लडाई, सप्लुद्ध पर साम्राज्य स्थापित करने की ख़ातिर संघर्ष, 
आयात पर कर जगाने के हेतु लडाई, पडोसी राष्ट्रों को शर्तों' के पाश 
से बांधने के निमित्त लडाई, विडरोही काली! जातियो को सीधा 
करने के लिए लडाई, बात-वात मे लडाई मोल ली जाती है। संसार मे 
तोपो की गजेना कसी बन्द ही नहीं हो पाती । जातियों की जातियों बंध 
कर दी जाती है । यूरोप के राष्ट्र अपनी आय का तृतीयांश केवल अख- 
शस्त्र पर खर्च कर डालते है। ओर हम जानते है कि यह सारी कर-भार 
सारा-का-लारा बेचारे सजदूरों के सिर पर पडता है। 

शिक्षा का लाभ भी मुख्यतः सुद्दी-मभर लोगो को ही मिलता है। 
जब मज़दूरों के बच्चो को दस-बारह वर्ष की आयु से ही खान में उतर कर 
या खेत पर जाकर अपनी सेहनत से मात्ता-पिता की मदद करनी पडती 
हो, तव उनके लिए शिक्षा की सुदिवा कहां ? जो भज़दूर घोर परिश्रम 
और उसके पाशविक वायुमण्डल से थक कर शास को घर लौटता हो, 
उसके लिए अध्ययन कैसा ? इस प्रकार समाज को दो विरोधी दल्लो मे 
विभक्त रहना पडता है । ऐसी हालत मे स्वतन्त्रता तो सिफे कहने की ही 
चस्तु रह जाती है | सुधारक पहले तो राजनीतिक अ्रधिकार की बुद्धि की 
मांग करता है, किन्तु उसे जरूदी ही मालूम हो जाता है कि स्वाधीनता 
की हवा से सरीब लोगों से आणो का संचार होने कूगता है। तव बह 
पीछे हटता हैं, अपना सद बदल लेता है और दसनकारी कानून और 
तलवार के शासन का आश्रय लेता है । 

फिर इन विशेष अधिकारो की रक्षा के लिए अदालतो, न्यायाधीशों, 
जरुलादी, सिपाहियो ओर जेलरो के बडे भारी दल की आवश्यकता 
होती है । इस दुल के परिणास-स्त्ररूप गुप्तचर-प्रथा, रूडी गवाही, धमकी 
ओर दुराचार आदि को पद्धति का जन्म होता है। 

जिस पद्धति के आधीन हमस रहते है वह हमसे सामाजिक सावना 


५७ रोटी का सवाल 


को नहीं पनपने देती । हम सब जानते है कि ईमानदारी, स्वासिसान, 
सहानुभूति और सहयोग के बिना. मानव-जाति भी इसी तरह नष्ट हो 
जायगी, जिस अकार आततायीपन पर गुज़र करनेवाली कुछ पशु-जातियाँ 
अथवा दास बनाने वाली चीटियॉ नष्ट हो जाती है| किन्तु ऐसे विचार 
शासक-वर्ग को अच्छे नही लगते । उन्होने इनके विरुद्ध पाठ पढ़ाने के 
लिए भूठे शाखत्र-के-शाख्र रच डाले है। 

“जिनके पास कुछ है, उन्हे ऐसे लोगो को हिस्सा देना चाहिए जिनके 
पास कुछ नही है'-...इस सूत्र पर व्याख्यान तो बडे सुन्दर-सुन्दर दिये 
जाते है, किन्तु कोई इस सिद्धान्त का अनुसरण करने लगे तो उसे 
तुरन्त सूचना दे दी जायगी कि ये सनोहर भाव काव्य के लिए अच्छे है, 
व्यवहार मे लाने योग्य नहीं है। कहा तो यह जाता है कि “हू बोलना 
अपने आपको गिराना ओर दाग लगाना है |” फिर भी सारा सभ्य जीवन 
एक महान्‌ असत्य के पंजे में है। हम अपने आपकी ओर अपनी सनन्‍्तान 
को धोखेबाज़ी और दुर्मेंही नीति के अभ्यस्त बना लेते है। किंतु चंकि 
झूठ-ही रूठ से चित्त अशान्त रहता हे, इस कारण हम आत्सवंचना का 
सहारा लेते हैं। इस प्रकार छुल और आत्सवंचना सभ्य मनुष्य का 
स्वभाव-सा हो जाना है। परन्तु समाज इस तरह से जीवित नही रह 
सकता । उसे सत्य की ओर जाना पडेगा। अन्यथा उसका नाश 
अनिवाय है। 

इस ग्कार एकाधिकार की मोलिक दुहाईं से पेदा हुए परिणाम सारे 
सामाजिक जीवन मे व्याप्त हो जाते है । जब रूत्यु सामने दीखने लगती 
है तब सानव-समाज मूल-सिद्धान्तो का आश्रय ल्लेने को विवश होता है । 
जब उत्पत्ति का साधन मनुष्यों का सम्मिलित परिश्रम है तो पेदावार भी 
सबकी संयुक्त-सम्पत्ति ही होना चाहिए। व्यक्तितत अधिकार न॒न्याय्य 
है न उपयोगी । रूब वस्तुएँ सबकी है । सब चीज़ें सब मनुष्यों के लिये 
है, क्योंकि सभी को' उनकी जरूरत है, सभी ने उन्हे बनाने में अपनी- 
अपनी शक्ति-भर परिश्रम किया है और जगत की सम्पत्ति के निर्माण 
किसने कितना योग दिया है, इसका हिलाब लगाना असस्भव है । 


चः 


सबका सुख---१ श्र 


बस, सब पदार्थ सब लोगों के लिए है । ओज़ारों का विशाल भण्डार 
विद्यमान है। जिन्हे हम यन्त्र या सशीन कहते है, वे लोहे के गुलाम 
हमारी नौकरी मे हाजिर है। थे हमारे लिए. चीरने ओर रन्दा करने, 
कातने और छुनने, बिगाडने ओर कच्चे साल की अरुत वस्तुएँ बना 
कर देने के लिए, हाथ बॉघे खडे रहते है । किन्तु किसी को इनमे से एक 
सी अपने कब्जे मे करके यह कहने का हक नहीं है कि “यह मेरी है, 
तुम्हें इसे काम मे लेना हो तो अपनी ' पेदावार पर मुझे कर खुकाना 
होगा ।” इसी प्रकार सध्यकालीन भूस्वामियों की भी किसानो से कहने 
का हक नहीं था कि “यह पहाडी, यह गोचर भूमि मेरी है । इस पर से 
जो एक-एक पूला धान काठो, और जो एक-एक घास की गंजी बनाओ, 
उसका लगान मेरे दवाले करना होगा ।”? 

सारा धन सबका है। यदि सख्री ओर पुरुष सब अपने-अपने वाजिब 
हिस्से का काम कर दे, तो सबकी बनाई हुई चीजों में से उन्हें योग्य 
भाग पाने का अधिकार हे । वह भाग उनके सुख के लिए काफी भी है । 
अब ये थोथे मन्त्र नही चलेंगे कि 'सब को काम करने का अधिकार है! 
अथवा सबकी अपनी-अपनी मेहनत का सारा फल मिलना चाहिए।* 
हम तो यह घोषित करते है कि खुख पाने का सबको हक्‌ दे, 
आर वह सबको सिलना चाहिए |! 


सबका सुख--१ 
सबको सुख मिले, यह कोई स्वप्न नहीं है। सबको सुख मिलना 
संभव है और वह मिल भी सकता है, क्योकि हमारे पूर्वजों ने उत्पादक- 
शक्ति को बहुत बढा दिया है। 
वस्तुत* हम जानते है कि यद्यपि उत्पत्ति के काम में लगे हुए लोगो 
की संख्या मुश्किल से सभ्य संसार के निवासियों का एक-तुतीयांश होगी, 
तथापि थे आज भरी इतना साल पेढा कर लेते है, जिससे अत्येक घर 


१६ रोटी का सवाल 


खास हद्‌ तक सुखी हो सकता है । हमे यह विद्त है कि जो दूसरा की 
खरी कम्ताई बर्याद करने मे ही लगे हुए है, यदि उन सयको उपयोगी 
कार्य मे अपना खाली समय व्यतीत करने को विवश किया जा सके, तो 
हमारी उत्पत्ति का परिसाण बहुत बढ जाय । इसी अकार यह भी मालूम 
हो चुका है कि मानव-जाति की सन्‍्तति-जनन-शक्ति से साल पैदा करने 
की शक्ति तेज है। भूमि पर मनुप्यों की जितनी घनी बस्ती होगी उतनी 
ही उनकी सम्पत्ति उत्पन्न करने' की शक्ति बढेगी | 

इंग्लेण्ड में सनू १८४४ से १८६४० तह आवाशी सिर्फ ६२ फीसदी 
बढी, परन्तु वहाँ की उत्पत्ति कम-से-कम्त उससे दुगुुनी पढी है, अर्थात्‌ 
१३० फीसदी । फ्रांस से आबादी और भी धीरे-धीरे बढी है, परन्तु 
उत्पत्ति की बृद्धि तो वहाँ भी बहुत तेज ही हुई है। भल्ले वहाँ कृषि को 
बार-बार आपत्तिकाल से गुजरना पडा, भले ही वहाँ शाजसता का दखुल 
है, रक्ततर और सटटबाजी का व्यापार और लेन-देन है, फिर भी पिछले 
अस्सी वर्षो मे गेहूँ की उत्पत्ति चोगुनी और औद्योगिक उत्पत्ति दस गुनी 
बढ गई है। असेरिका में प्रगति' इससे भी अधिक हुईं हे। यद्यपि 
विदेशों के लोग वहाँ आा-आकर बस गये, या ठीक बात तो यह है कि 
यूरोप के फालतू श्रमिक वहाँ जाकर भर गए, फिर भी संपत्ति दस गुनी 
बढ गई है । 

परन्तु इन ऑकडो से तो केवल इतना-सा अनुमान हो जाता है कि 
यदि परिस्थिति अच्छी हो जाय तो हमारी सम्पत्ति बहुत अधिक वढ़ 
सकती है । क्योकि आजकल तो जहाँ हमारी सम्पत्ति-उत्पादन की शक्ति 
शीघ्रता से बढी है, वहाँ साथ-ढों-साथ निठल्ले ओर बीचबाले लोगो की 
संख्या भी बहुत अधिक बढी है | समाजवादियों का खयाल था कि पू जी 
धीरे-धीरे थोडे व्यक्तियों के हाथ से ही केन्द्रीभूत हो जायगी और फिर 
समाज को अपना न्याय्य उत्तराधिकार पाने के लिए केवल उन थोडे-से 
करोडपतियों की सम्पत्ति ले लेनी पडेगी, परन्तु वास्तव मे बात उल्टी 
ही हो रही है । मुफ्तख़ोरों का दल निरन्तर बढ़ रहा है। 

फ्रान्स मे तीस निवासियों के पीछे दस भी वास्तविक उत्पत्ति-कर्ता 


सबका सुख--१ १७ 


नही है| देश की सारी कृपि-सम्पत्ति सत्तर लाख से भी कम आदमियों 
की कमाई है ओर खानो ओर कपडे के दोनो श्रधान उद्योगों मे पत्चीस 
लाख से भी कम मजदूर है । मजदूरों को लूट-लूटकर खानेवाले कितने 
है। इग्लैणड के संयुक्त-राज्य मे कुल दस लाख से कुछ ही अधिक स्त्री-पुरुष 
ओर बालक मजदूर कपडो मे लगे है, नो लाख से कुछ कम मजदूर 
खानो में काम करते है, भूमि जोतने मे भी बीस लाख से बहुत कम मजदूर 
काम करते है ओर पिछुली ओद्योगिक गणना के समय सारे उद्योग-घंधो 
मे चालीस लाख से कुछ ही अधिक स्त्री-पुरुष ओर बालक लगे थे । फलत" 
गणना-विभाग वालो को अपने गणनाडू बढाने पडे, इसलिए कि साठ 
करोड' जन-संख्या पर अस्सी लाख उत्पादको की संख्या दिखाई जा सके | 
सच पूछी तो जो माल ब्रिटेन से दुनिया के सब कोनो पर भेजा जाता है 
उसका निर्माण करने वाले साठ-सत्तर लाख मजदूर ही है। और, इसके 
मुकाबिले मे, जी लोग मजदूरों की मेहनत का बडे-से-बडा लाभ स्वयं 
उठा लेते है, और उत्पादक ओर खरीदृदार के वीच मे पड कर बिना श्रम 
किये सम्पत्ति संचित कर लेते है, उनकी संख्या कितनी है ? 
किन्तु इस शक्ति के शीघ्रगामी विकास के साथ-साथ निठल्लो ओर 
बीचवाले दलालों की संख्या मे भी भ'री वृद्धि हो रही है। यदि पू'जी 
धीरे-धीरे थोडे-से आदमियों के हाथ से ही एकत्र होती जाय तो समाज 
को केवल इतना ही करना पडे कि मुद्ठीभर करोडपतियो से छीन कर उसे 
जिनकी है उन्हे दे दी जाय । परन्तु बात समाजवादियों की इस कल्पना 
के सवैथा विपरीत हो रही है । मुफ्तखोरों का दुल बुरी तरह बढता 
जा रहा है । 
इतना ही नहीं, पुजीपति लोग साल की पैदावार भी बराबर कम 
करते रहते है। कहना नहीं होगा, कि आयस्टर (बोघों) की गाडियो-की- 
गाडियॉ समुद्र में सिफे इसलिए फेक दी जाती है कि जो चीज आज तक 
केवल धनवाने का एक ख़ास व्यंजन समझी जाती थी, वह कही गरीबों 


के खाने का पढठार्थ न वन जाय | ओर भी कितनी ही विलास की सामग्रियों 
हुक 


श्प रोटी का श्वाल 


का यही हाल किया जाता है । उन्हे कहां तक गिनाया जाय ? केवल यह 
स्मरण रख लेना काफी है कि किस प्रकार अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं की 
पैदावार सीमित की जाती है । लाखो खुद़ेये रोज़ कोयला खोदने को 
तैयार है, ताकि वह कोयला 5रड से ठिद्वरते हुए लोगो को गरमी पहु'चाने 
के लिए भेजा जा सके | किन्तु बहुधा उनमे से एक-तिहाई या आधे तक 
को सप्ताह मे तीन दिन से अधिक काम नही करने दिया जाता । क्यों ? 
इसीलिए कि कोयले का भाव ऊँचा रखना है। हजारो जुलाहो को करघे 
नहीं चलाने दिये जाते, भले ही उनके स््री-बच्चो के तन को ढकने के लिए 
चिथडे भी न हो, और बहुत से लोगो को काफी कपडा भी 
न सिले। 

सेकडो भष्टियां, हजारों कारखाने समय-समय पर बेकार रहते है। 
बहुतो से सिर आधे समय काम होता है। अत्येक सभ्य देश मे लगमग 
बीस लाख मनुष्य तो ऐसे बने ही रहते है, * जिन्हें काम चाहिए, पर 
दिया नही जाता । 

यदि इन लाखो नर-नारियो को काम दिया जाय, तो वे कितने हे 
से बंजर जमीन को साफ करके, या ख़राब ज़सीन को उपजाऊ बना 
कर उझ्दा फसले तेयार करने मे : लग जाँय ! इनका एक ही वर्ष का सच्चे 
दिल से किया गया परिश्रम लाखो बीघा बेकार ज़मीन की पेदावार को 
पाँच गुना कर देने के लिये काफी है । किन्तु दुर्भाग्य तो देखिए कि जो 
लोग धनोपार्जन की विविध दिशाओं मे अग्रसर बनने में सुख . मानते 
हों, उन्हीको' केवल इस कारण' हाथ-पर-हाथ धरे बेठे रहना पडता है 
कि भूसि, खानो और उद्योग-शालाशो के स्वामी समाज को चूस-चूस 
कर उस धन को तुकीं, मिश्र या अन्यत्र लगाना पसन्द करते है ओर वहां 
के लोगो को भी गुलाम बनाते है । 

यह तो हुई उत्पत्ति को जान-बूक कर और अत्यक्ष रूप से कम करने 
की बात । किन्तु इसका एक अग्रत्यक्ष ढंग भी है, जिसका कोई हेतु ही 
अं आल लावा रब 


+ भारत से तो यद संख्या करोडो तक पहुँचेगी। 


सबका सुख---१ १६ 


चनाने से मानवीय परिश्रम खर्च किया जाता है, जिससे सिर्फ धनवानों 
के बथा अभिमान की तुष्टि होती है । 

यह हिसाव लगाना अ्रशक्य है कि जिस शक्ति से उत्पादन का, और 
उससे भी अविक उत्पादक-यन्त्र तैयार करने का काम लिया जा सकता 
है, उस शक्ति का कितना अपव्यय किया जाता है, और सम्पत्ति का उपार्जन 
किस सीमा तक कम किया जाता है। इतना बता देना काफी है कि बाजारों 
पर ग्रभुत्व प्राप्त करने, पडोसी देशों पर वल्लात्‌ अपना माल लादने, ओर 
घर के गरीबों का खून आसानी से चूस सकने के एकमात्र उद्देश्य से यूरोप 
सेजाओ पर वेशुमार रुपया ख्च करता है। करोडो रुपया हर साल नाना 
प्रकार के कर्मचारियों के वेतन पर ख्चे किया जाता है। और, इन 
कर्मचारियों का काम क्या है ? यही कि वे अल्पसंख्यक लोगो अर्थात्‌ 
सुद्दीभर धनिको के 'स्वत्वो” की रक्षा करे, और राष्ट्र की आर्थिक अगतियों 
को इनके स्वार्थ की अनुकूल दिशा मे चलाते रहे ? करोडो रुपया 
न्यायाधीशों, जेलखानो, पुलिस वालो ओर नामधारी न्याय के दूसरे कार्यो 
पर व्यय किया जाता है। इससे कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि यह अनुभव की वात है कि बडे-बडे नगरों में जब-जब जनता का 
थोडा-सा भी कप्ट-निवारण हुआ है, तभी अपराधों की संख्या और सात्रा 
बहुत कम हुई है। इसी प्रकार करोडो रुपया असुक-दुल, कोई खास 
राजनीतिज्, अथवा अम्ुक सह्देवाजो के किसी विशेष समूह के लाभ के 
लिए समाचार-पत्रो द्वारा हानिकर सिद्धान्तों ओर #ूठी खारों के फेलाने 
में लगाया जाता है । 

किन्तु इस सबसे अधिक विचार तो उस परिश्नस का करना हे जो 


4 नी 


सर्वेथा व्यर्थ जाता है। कही तो धनवानों के लिए अश्वशालाए', कुत्तेखाने 
और नोकरों के दुल-के-दल रक्‍्खे जाते है, कही समाज की वेहदगियो' 
और फैशन के भूत की कुरुचियों को सन्तुष्ट करने के लिए सामग्री जुटाईं 
जाती है; कही ग्राहफ़ो को अनावश्यक वस्तुए' खरीदने को विवश किया 
जाता है, या हूठे विज्ञापन देकर घटिया माल उनके सिर सढ़ दिया जाता 
है, अथवा कारखानेदारों के फायदे के लिए. सर्वथा हानिकारक चीजे तैयार 


२० रोटी का सवाल 
की जाती है। इस प्रकार जिस सम्पत्ति और शक्ति की हानि की जाती है, 
उससे उपयोगी वस्तुओं की उत्पत्ति दुगुनी हो सकदी है, या कारखाने 
इतने यन्त्रो से सुलजितत किये जा सकते है कि थोडे ही समय मे दूकाने 
उस माल से भर जांय, जिसके बिना अधिकांश जनता दुःख उठा रही है। 
वर्तमान व्यवस्था में तो अत्येक राष्ट्र के चतुर्थाश उत्पादक अज्ज साल से 
तीन-चार मास बेकार रहने को बाध्य है और आधे नहीं तो एक-चौथाई 
लोगो की मेहनत का, सिवाय धनवानों के मनोरंजन अथवा जनता के 
रक्तशोवण के, कोई उपयोग नही होता । 

इस अकार यदि हम एक ओर इस बात का विचार करे कि सम्यराष्ट्रो 
की उत्पादक-शक्ति किस तेजी से बढ रही है, और दूसरी ओर इसका कि 
प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान परिस्थिति के कारण उत्पादन कितना कम किया 
जाता है, तो हम इस परिणाम पर पहु'चे बिना नहीं रह सकते कि यदि 
हमारी आर्थिक पद्धति ज़्रा और बुद्धि-संगत हो जाय, तो कुछु ही वर्षो 
में इतने उपयोगी पदार्थों का ढेर लग जाय कि हमे कहना पडे, 'बस 
बाबा रोटी, कपडा ओर ईंधन काफी है |! अब तो हमे शान्ति-पूर्वक 
विचार करने दो कि हम अपनी शक्ति और अवकाश का उत्तम उपयोग 
केसे करे ।! 

दस फिर कहते है कि सबको बिपुल सुख-रामग्री मिले, यह स्वम 
नहीं है । हों, उस समय यह भले ही स्वप्न माना जाता हो, जब एकड 
भर ज़मीन से सर-पच कर भी थोडे-से गेहूँ ही पन्ने पडते थे, और खेती 
ओर उपयोग के सारे ओजार लोगो को हाथ से ही बनाने पडते थे । किन्तु 
अब यह कोरी करुपना नहीं रही है, क्योंकि ऐसी संचालन ( मोटर ) 
शक्ति खोज निकाली गई है जो थोडे-से लोहे और कुछ बोरी कोयले 
की सहायता से उसे घोडे के समान बलवान आज्ञाकारी मशीनों ओर 
अत्यन्त पेचीदा यन्त्रजाल का स्वामी और संचालक बना देती है । 

परन्तु यह कल्पना सत्य तभी सिद्धू हो! सकती हे जब यह विपुल 
घन, ये नगर, भवन, गोचर-भूसि, खेती की जमीन, कारखाने, जल ओर 
स्थल-मार्ग, ओर शिक्षा-व्यक्तिगत सम्पत्ति न रहे ओर एकाधिकार-आप्त 


सब का सुख--२ २१ 


लोग इसका स्वेच्छापूर्वक उपयोग न कर सके । यह सब बहुमूल्य सम्पत्ति 
जिसे हमारे पूर्वजों ने बडे कष्ट से प्राप्त किया, बताया, सजाया, अथवा 
खोज निकाला है, सबकी सम्मिलित सम्पत्ति चन जानी चादिण। जिससे 
सानव-जाति के संयुक्त हिताहित का ध्यानरख कर सबका अधिक-से-अधिक 
भला किया जा सके। बस, निःसम्पत्तिकरण होना चाहिए। सबका 
सुख, यह ध्येय है । नि.सम्पत्तिकरण, यह उपाय दे। 


सबका सुख---२ 


तो बस, नि.सम्पत्तिकरण ही बीसवी शताब्दि की एकमात्र 
समस्या है । साम्यवाद ही मलुष्यमात्र के सर्वाज्जसुख का उपाय है । 

परन्तु यह समस्या कानून के द्वारा हल नहीं का जा राकती । इसकी 
कोई कल्पना भी नहीं करता। क्या ग़रीब और क्या अमीर, सभी समझते हैं 
के म्‌ तो वर्तमान सरकार शोर न भावी राजनीतिक परिवतेतों से उत्पन्न 
होने वाला कोई शासन ही इस समस्या को कानून से हल करने मे सम 
होगा । सबको सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता अनुभव होती है। 
निर्धन ओर धनवान ठोनों मानते ह कि यह क्रान्ति निकट आ पहुंची 
है और कुछ हीं वर्ष मे होने वाली है । 

उद्यीसवी शताव्दि के उत्तरार्ध से विचारों में बडा परिवरतेव हुआ 
है । इसे सम्पत्तिशाली वर्ग ने दवा रखने की और इसके स्वाभाविक 
विकास को कुण्ठित करने की बहुत कोशिश की है । किन्तु यह नवीन 
भावना अपने वन्‍्धन तोड कर अब क्रान्ति के रूप मे देह-घारण किये 
बिना नही रह सकती । ४ 

क्रान्ति आयेगी किघर से ? इसके आगमन की बोयणा केसे होगी ? 
इन प्रश्नों का उत्तर कोई नही दे सकता । सविष्य अभी गर्भ में है। 
परन्तु जिनके आँखे है और मस्तिप्क है, वे उसके लक्षणों को' समभने मे 
गलती नहीं करते । मजदूर और उनके रक्त-शोपक, क्रान्तिवादी और 
प्रतिगामी, विचारर्क और कर्ममार्गी, सभी को ऐसा मालूस हो रहा है 


२२ रोटी का सवाल 


कि क्रान्ति द्वार पर खडी है । 

अच्छा, तो जब यह बिजली गिर चुकेगी, तब हम क्या करेंगे ? 

हस प्राय. क्रान्तियों के आश्ययं-जनक दृश्यो का अध्ययन तो 
इतना अधिक करते है, ओर उनके व्यावहारिक अंग पर इतना कस ध्यान 
देते है, कि सम्भव है हम इज महान्‌ आन्दोलनों के तमाशे को ही शुरू 
के दिनो की लडाईं को ही--मोर्चाबन्दी को ही---देख कर रह जांय । परन्तु 
यह प्रारम्भ की भिडन्त जल्दी ही खत्म हो जाती है। क्रान्ति का 
सच्चा काम तो पुरानी रचना के छित्न-भिन्न हो जाने के बाद ही शुरू 
होता है । 

पुराने शासक अशक और जजेर तो होते ही है, आक्रमण भी उन 
पर चारो ओर से होता है। बेचारे विद्रोह की फू'क लगते ही उड 
जाते है | स्वेसाधारण की क्रान्ति के सामने तो पुरातन व्यवस्था के विधाताः 
और भी तेजी के साथ ग़ायब हो जाते है। उसके समर्थक देश को छोड़ 
भागते है, ओर अन्यत्र सुरक्षित बेठ कर पडयन्त्रों की रचना ओर वापिस 
लौटने के उपाय सोचा करते है । 

जब सरकार नही रहती, तो सेना भी लोकमत के ज्वार के सस्मुख 
खडी नही रहती । सेनानायक भी दूरदंशिता-पूर्वक साग जाते है, अन्यथा 
सिपाही उनका कहना भी नहीं मानते | सेना या तो निरपेत्ञ खडी 
रहती है अथवा विद्रोहियो मे मिल्ल जाती है । पुलिस आराम से खडी- 
खडी सोचती है कि भीड को सारे या साम्यवाद की जय पुकार उठे । 
कुछ पुलिस वाले ऐसे भी निकलते है जो अपने-अपने स्थान मे पहुंच 
कर नई सरकार की आज्ञा का इन्तजार करने लगते है । धनवान नागरिक 
अपनी-अपनी पेटियाँ भर कर सुरक्षित स्थानों को चल देते है। साधारण 
लोग रह जाते है । क्रान्ति देवी का अवतरण इसी प्रकार होता है । 

कई बडे-बडे शहरो में साम्यवाद की घोषणा करदी जाती है । हजारो 
आदमी बाज़ारो मे इधर-उधर घूसने लगते हु ओर शास को सभास्थानो 
से जाकर पूछते है--'हम व्या करे? ? इस कार उत्साह-पूवेक सार्वजनिक: 


सबका सुख--२ रे 


मामलो पर चर्चा होने लगती है। सब उनमे दिलचस्पी लेने लगते है। जो लोग 
कल तक उदासीन थे, वे ही शायद्‌ सबसे अधिक उत्साह दिखाने लगते है। 
सर्वत्र सद्भावना ओर विजय को निश्चित करने की उत्कट लालसा विषुल 
परिमाण में पाई जाती है । ऐसे ही समय से अपूर्य देशभक्ति के कार्य 
होते है । सर्वेसाधारण को आगे बढने की पूरी अभिलाषा रहती हे । 

ये सब बाते शानदार शोर ऊँचा उठाने वाली होती हैं। किन्तु 
ये भी क्रान्ति नहीं हे। बात यह हे कि क्रान्तिकारियों का कार्य 
यहाँ से शुरू होता है। निस्सन्देह परिशोध के कारय होगे। जनता के 
कोपभाजन व्यक्ति अपने किये की सजा पायेगे । किन्तु ये भी क्रान्ति नही 
है, केवल संग्राम की स्फुट घटनाएँ है । 

समाजवादी राजनीतिज्ञ, कट्टर सुधारक, कल तक जिनकी पूछ नही 
होती थी, ऐसे प्रतिभाशाली पत्रकार, ओर हाथ-पैर पीद कर भाषण देने 
वाले वक्ता, मध्यवर्गों ओर सजदूर लोग, सभी जल्दी-जरूदी नगर-भवन 
मे और सरकारी दफ्तरो मे पहुँच कर रिक्त स्थानों पर अधिकार कर 
लेगे । कुछ लोग जी भरकर अपने शरीर को' सोने-चादी के आभूषणों 
से सजा लेंगे, मत्रियो के दर्पषणो मे उन्हे देख-देखकर अपनी सराहना करेगे, 
और अपने पद के योग्य महत्व की मुद्रा धारण करके आज्ञा' देना सीखेंगे। 
इन गोरव-चिन्हों के लगाये बिना वे अपने कारखाने या दफ्तर के 
साथियों पर रौव कैसे गाठ सकते है ? दूसरे लोग सरकारी कागज़ात मे 
गड जायगे और सच्चे दिल से उन्हे समझने की कोशिश करेंगे । ये कानून 
बनायंगे और बडे-बडे हुक्स निकालेगे | हॉ, इनकी तामील करने का 
कष्ट कोई न उठायगा | क्रान्ति ही जो ठहरी ! 

इन्हे जो अ्रधिकार मिला नहीं है, उसका ढोग रचने के लिए पुराने 
शासन के स्वरूप का सहारा लेगे | ये अस्थायी सरकार”, 'सावेजनिक 
रक्षा-समिति' 'नगर-शासक' इत्यादि अनेक नाम धारण करेगे। निर्वाचित 
हो अथवा स्वपंभू, वे समितियों ओर परिषदों से बेठेंगे | वहाँ दस-बीस 
अलग-अलग विचार-सरणि के लोग एकत्र होगे। इनके मस्तिप्क मे क्रान्ति 
के क्षेत्र, प्रभाव और ध्येय की भिन्न-भिन्न कल्पनाएं होगी। वे वाय्युद्ध मे 


२४ रोटी का सवाल 


अपना समय बर्बाद करेंगे । ईमानदार लोगो का एक ही स्थान मे ऐसे 
महत्वाकांजियों से पाला पडेगा, जिन्हे केवल सत्ता की चाह है, ओर जो 
उसके मिलने पर जिस जनता मे से निकलते है, उसी को ठोकर मारते 
है। ये परस्पर-विरोधी विचारों के लोग एकत्र होगे, जिन्हे आपस मे ज्ण- 
भंगुर संधियाँ करनी पडेंगी, जिनका उद्देश्य सिक्के बहुमत बनाना होगा। 
परन्तु यह बहुमत एक दिन से ज्यादा टिकने का नहीं। परिणाम यह 
होगा कि ये आपस से ऋूगडेगे, एक दूसरे को अनुदार, सत्तावादी शोर 
मूर्ख बतायंगे, किप्ती गंभीर विषय पर एकमत न हो सकेंगे, ज़रा-ज़रा- 
सी बातों पर वाद-विवाद करेंगे, ओर सिवाय लंबी-चोडी घोषणाए' 
निकालने के, और कुछ छझोस काम न कर सकेंगे। एक ओर तो ये लोग 
इस प्रकार अपना महत्व प्रदर्शित करते रहेगे और दूसरी ओर आन्दोलन 
की सच्ची शक्ति बाज़ारों मे सटकती फिरती होगी । 
इन बातों से तमाशा-पसन्द लोग भले ही खुश हो ले, किन्तु यह 
भी क्रान्ति नही है । 
हा, इस बीच मे जनता को तो कष्ट भोगने ही होते है। कारखाने 
बन्द रहते है । व्यापार चोपट हो जाता है। मजदूरों को जो थोडी-सी 
मजदूरी पहले मिलती /थी, वह भी नहीं मिलती। खाद्य-पदार्थों का 
भाव बढ जाता है। वे फिर भी उस वीरोचित लगन के साथ, जो सदा 
उनका गुण रही है और जो महान्र्‌ विपत्ति के अवश्नरो पर और भी उच्च 
हो जाती है, थैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते है। सन्‌ १८४८ मे उन्होंने कहा 
था कि “हम रिपिब्लक सरकार से तीन महीने तक कुछ न माँगेंगे ।” 
परन्तु उनके 'अतिनिधि! और नई सरकार के सफेद-पोश लोग ओर 
दफ्तर के डुच्चे-से-दुच्चे पदाधिकारी तक नियम से तनख्वाहे लेते रहे थे । 
जनता तो कष्ट उठाती है । वालोचित विश्वास और स्वाभाविक 
प्रसन्नता के साथ लोग समझते है कि “नेताओं पर भरीसा रखना चाहिए। 
थे “उस जगह”, उस सभाभवन, नगरभवन, या सार्वजनिक रक्षा-सभिति मे 
हमारी भलाई सोच रहे है ।” परन्तु 'डस जगह” तो नेतागण हुनिया भर 
की बातों पर विवाद करते रहते है, सिफा जनता के हित की चर्चा नही 


सबका सुख---३ रर 


करते । १७६३ मे जब फ्रान्स मे दुप्काल हो गया और उसने क्रान्ति को 
लंगडा कर दिया ओर लोगो की बुरी दुशा हो रही थी, ( यद्यपि बाजार 
मे शानदार बम्धियों की भीड लगी रहती थी ओर ख्रियाँ वढिया-बढ़िया 
आभूषण और पोशाके पहनकर निकलती रहती थी ), तब 
रोब्सपियर जेकीबिन दल वालो को प्रेरित कर रहा था कि वे इंगलेण्ड की 
राज्य-व्यवस्था पर लिखे हुए उसके ग्रन्थ पर बहस ही कर ले | १८४८ 
मे मजदूर लोग तो सावेजनिक व्यापार बद हो जाने के कारण पीडित 
हो रहे थे; पर अस्थायी सरकार और राष्ट्रीय परिषद्‌ इस पर ऋगड रही 
थी कि सिपाहियो को पेन्शन क्या दी जाय ओर जेलखाने मे मशक्कत 
कैसी ली जाय ? उन्हे उस बात की फिक्र नहीं थी कि जनता इस विपत्ति 
काल मे क्रिस प्रकार दिन काट रही है । पेरिस की कम्यून सरकार प्शिया 
की सेना के मुकाबिले मे खडी हुईं थी ओर केवल सत्तर दिन ही जीवित 
रह पाई । उसने भी यही ग़लती की । उसने नहीं समझा कि अपने 
योद्धाओ को पेट-भर खिलाये बिना क्रान्ति सफल केसे होगी, और सिफी 
थोडा-सा दैनिक वेतन सुकरर कर देने से ही कैसे तो आदमी युद्ध. कर 
सकेगा और कैसे अपने परिवार का पोषण कर सकेगा ? 

इस अकार कष्ट भोगती हुईं जनता पूछ॒ती है, “इन कठिनाइयो को 
पार करने का उपाय क्या है ?? 


सबका सुख--३ 


इस प्रश्न का एक ही उत्तर दिखाई देता है | चह यह कि हसे यह 
बात मान लेनी चाहिए ओर उच्च स्वर से घोषणा कर देनी चाहिए कि 
अत्येक मनुष्य को जीवित रहने का सर्वोपरि अधिकार है, फिर चाहे वह 
मनुपष्य-समाज से किसी भी श्रेणी का हो, बलवान हो या निर्वल, योग्य हो 
अथवा अयोग्य । साथ ही यह सी स्वीकार कर लेना ,चाहिए कि समाज 
के हाथ मे जीवन के जितने साधन है उनको सब में निरपवाद रूप से 
बॉट देना उसका कर्तव्य है । हमे इस सिद्धान्त को सानकर उस पर 
चलना भी चाहिए । 


२६ रोटी का सवाल 


क्रान्ति के प्रथम दिन से ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 
श्रमजीवी यह जान जाय कि उसके लिए नवीन-युग का उदय हो गया । 
भविष्य में अब किसी को, पास में महल होते हुए, पुल के नीचे दुबक कर 
सोने की आवश्यकता नही पडेगी, घनका बाहुल्‍य रहते हुए किसी को 
भूखो नहीं मरना पडेगा । सब चीज़ें सब के लिए है। यह खाली कल्पना 
ही नहीं, व्यवहार मे भी चरितार्थ होगा । क्रान्ति के अ्रथम दिन से ही 
श्रमजीची को यह मालूम पडना चाहिए कि इतिहास मे पहली ही बार 
ऐसी क्रान्ति हुईं है जिसमे जनता को उसके कतैव्यों का उपदेश देने से 
पूवे उसकी आवश्यकताओं का विचार किया गया है। 

यह सब कानून से नहीं होगा । काम करने का एकमात्र सच्चा और 
वैज्ञानिक ढंग अख्तियार करना होगा--ऐसा ढंग जिसे सर्वेसाधारण 
समझ सकते और चाहते हो ।--चह यह है कि सबके सुख-सम्पादन के 
लिए आवश्यक साधनों पर तुल्‍्त और भल्ली अफ़रार कज्जा कर लिया 
जाय । अन्नभण्डारों, कपडे की दुकानों ओर निवास-स्थानों पर जनता का 
अधिकार हो जाना चाहिए | कोई चीज़ बर्बाद नहीं होनी चाहिए । शीघ्र 
इस प्रकार का संगठन करना चाहिए कि भूखों को भोजन मिल जाय, 
सबकी आवश्यकताए' पूरी हो जायें ओर उत्पत्ति इस प्रकार हो कि उससे 
व्यक्ति या समूह-विशेष को ही लाभ न पहुँचे, प्रत्युत' सारे समाज के 
जीवन और विकास को सहायता मिले | 

श्ण७८ की क्रान्ति मे 'काम करने का अधिकार” इस वाक्य से लोगो 
को बडा धोखा दिया गया। और अब्र भी ऐसे ही दुमानी वाक्यों से 
धोखा देने की कोशिश होती है | परन्तु अब उनकी ज़रूरत नही है। हमे 
साहस करके “सब के सुख” के सिद्धान्त की संजूर करना चाहिए ओर 
उसकी संभावना को पूर्ण करना चाहिए । 

१८४८ मे जक अ्रमजीवियों ने काम करने के अधिकार का दावा 
किया तो राष्ट्रीय और म्युनिसिपल कारख़ाने बनाये गये और वहाँ उन्हे 
मज़दूरी निश्चित करके काम कर-कर के मरने के लिए सेज दिया गया ! 
जब उन्होंने कहा कि “अमिको का संगठन” होना चाहिए तो जवाब दिया 


अराजक समाजव्राद---१ २७ 


गया, “मित्रो ! थे रक्खो । सरकार इसका इन्तजाम कर देगी। अभी 
तो तुम मजदूरी लेते जाओ । वीर श्रमिको, जीवन भर भोजन के लिए युद्ध 
किया है, अब जरा आराम तो ले लो !?? इस बीच तोपे सुधार ली गई', 
फ़ौजे बुला ली गई' और तरह-तरह की मध्यमवर्ग की जानी हुईं तरकीबो 
से श्रमिकों को मि शस्त्र कर दिया गया। यहां तक कि, जून १८४० के एक 
दिन, पिछली सरकार के पलट देने के चार मास बाद ही, उनसे कह 
दिया गया कि या तो अफ्रीका मे जाकर बसी, नही तो गोलियों से मार 
दिये जाओगे । 
परन्तु सुखपूर्वंक जीवित रहने के अधिकार पर आरूढ़ होने मे जनता 
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण दूसरे अधिकार की भी घोषणा करती है । 
वह यह कि इस बात का निर्णय भी वही करे कि उसको सुख किन चीज़ों 
से मिलेगा, उस सुख की आप्ति के लिए क्या-क्या माल पेदा करना 
चाहिए ओर क्या-क्या नहीं करना चाहिए। 'कासम करने का अधिकार” 
ओर “सबका सुख” इन दोनों सिद्धान्तों का सेद समझने योग्य है । पहले 
का अर्थ इतना ही है कि श्रमजीवी सदा थोडी-सी मज़दूरी का दास बना 
रहे, कठोर परिश्रम करने को विवश हो, उस पर॑ मध्य-वर्ग के लोगों का 
शासन बना रहे ओर वे उसका रक्त-शोषण करते रहे । दूसरे सिद्धान्त का अर्थ 
यह है कि श्रमजीवी मनुग्यो की भाति रह सके, ओर उनकी सन्तान को 
वर्तमान से अच्छा समाज मिले । अब समय थआ गया है. कि व्यव॒हारबाद 


की चकी मे न पिसते रहकर सामाजिक क्रान्ति की जाय, और अमजीबियी 
को नेसर्मिक अधिकार प्राप्त हो । ञ 


( हक मल हे 
(3 न्‍ हे 
! को १52 
आ _ 
है. परत 2 3 
अराजक समाजवाद-.१ ६72६० या 


है पु छ शक के बाद 

हमारा विश्वास है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति को मिट देने के बाद 
अत्येक समाज को अपना संगठन अराजक समाजवाद के ढंग पर करना 
पडेगा । अराजकता का परिणास समाजवाद और समाजवाद का परिणाम 


श्णः रोटी का सवाल. 


अराजकता होता ही है, क्योकि दोनो का ही उद्देश्य समानता की 
स्थापना है । 

एक समय ऐसा था जब एक किप्तान-कुटुम्ब यह समझता था कि 
जो अनाज वह उत्पन्न करता है, या जो कपडे वह बुनता है, वह उसी की 
ज़मीन की पैदावार है | किन्तु यह विचार-सरणि सर्वथा निर्दोष नही थी। 
सडके, पुल, दलदुल ओर चरागाह आदि ऐसी बहुत-सी चीज़े थी, जिनके 
बनाने, साफ़ करने ओर ठीक रखने मे सब लोगो का परिश्रम ख़र्च होता 
था । यदि कोई एक व्यक्ति बुनाई या रंगाई में कोई सुधार करता था तो 
उसका लाभ सभी को मिलता था। कोई परिवार एकाकी होकर जीवित 
नहीं रह सकता था । उसे अनेक ग्रकार से गांव या जाति-भर पर निर्भर 
रहना पडता था । 

आज तो यह दावा करने की ज़रा भी गुजायश नही है कि पैदावार 
व्यक्ति-विशेष की मेहनत का फल है, क्योकि आधुनिक उद्योग-घन्धो के 
क्षेत्र में हर चीज एक-दूसरी पर निर्भर है, ओर उत्पत्ति के सारे विभाग 
परस्पर गुथे हुए है। सभ्य देशों मे कपडे और खान के उद्योगो ने जो 
आश्चय॑जनक उन्नति कर ली हे, उसका कारण यह है कि उनके साथ- 
साथ सेकडो छोदे-बडे दूसरे उद्योगो का विकास हुआ है, रेलमार्ग का 
विस्तार हुआ है, समुद्र-यात्रा के द्वार खुल गए है, हजारो मजदूरों की 
हाथ की कारीगरी बढ़ गई है, और सारे श्रमजीवी-समाज की संस्कृति का 
परिमाण ऊँचा हो गया है | सार यह कि उन उद्योगो को संसार के सभी 
भागों मे रहनेवाले मजदूरों के परिश्रम का लाभ मिला है । 

तो, यह हिसाब कैसे लगाया जाय कि सबके परिश्रम से पेदा होने 
वाले धन मे प्रत्येक व्यक्ति का कितना हिस्सा हो ? इस सम्बन्ध से यह 
तो न कोई आदर्श व्यवस्था होगी, और न उचित कार्य ही, कि जिसने 
जितने घण्टे काम किया हो, उसे उतनी ही मज़दूरी दे दी जाय । * * 
जब हम समाज की यह कल्पना रखकर चलते हैं कि उसमे परिश्रम के 
साधन समाज की सम्मिलित सम्पत्ति है, तो हमे मजदूरी का सिद्धान्त तो 
छोडना ही पडेगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो । 


धर न हि नि है 
अराजक समाजवाद----१  _ .,, * "रह 


मज़दूरी देने की अ्रणाली का जन्म, भूमि और उत्पत्ति के. अन्य 
साधनो पर व्यक्तियों के अधिकार होने के सिद्धान्त सें:हुआ है । . है। पूंजीवाद 
के विकास के लिए यह आवश्यक थी। उसके नाश के सार्थ इसका नाश 
सी अनिवार्य है। जब हम परिश्रम के साधनों को सबकी सम्मिलित 
सम्पत्ति मान लेंगे तो सम्मिलित परिश्रम का फल भी सब मिलकर 
ही भोगेगे । 

दूसरा विश्वास हमारा यह है कि ससमाजवाद केवल वॉछुनीय ही नही 
है, प्त्युत वर्तमान समाज जिसकी बुनियाद व्यक्तिवाद पर है, बलात्‌ 
समाजवाद की ओर ही जा रहा है। पिछले तीन सी वर्ष मे व्यक्तिवाद के 
इतना बढने का कारण यह है कि धन ओर सत्ता के अत्याचारों से अपनी 
रक्षा करने मे व्यक्तियों को बडी कोशिश करनी पडी है । कुछ समय तक 
व्यक्तिवादी यह समझते रहे कि व्यक्ति राज्य और समाज से विलकुल 
आज़ाद हो सकता है। वे कहते थे कि रुपये से सबकुछ खरीदा जा 
सकता है । परन्तु आधुनिक इतिहास ने उन्हे शीघ्र ही बता दिया कि यह 
ख़याल ग़लत है । चाहे तिजोरियाँ सोने से भरी पडी हो, सजुप्य सब 
की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता । 

ऐसा अतीत होता है कि व्यक्तिवादु की लहर के साथ-साथ एक ओर 
तो प्राचीन आशिक समाजवाद की रक्षा का, ओर दूसरी ओर आधुनिक 
जीवन के अनेक प्रकार के विकास मे समाजवाद के सिद्धान्त को ग्रविष्ट 
करने का प्रयत्न होता रहा है | सथ्यकालीन साम्यवादी जातियाँ ज्यो-ज्यों 
भूस्वामियों के चंगुल से निकलती गई, त्यों-स्यो सम्मिलित परिश्रम ओर 
सम्मिलित खचे का विस्तार ओर विकास भी होता चला गया। व्यक्ति 
नही, नगर, सम्मिलित रूप से माल जहाजो मे भर-भर कर बाहर सेजने 
लगे, और विदेशी व्यापार से जो मुनाफा होता, उसे सब मिलकर बॉटने 
लगे । आरस्म में तो नगर-सस्थाये ही सारे नागरिकों के स्तिए. खाद्य-पदार्थ 
भी खरीदती थी | इन सस्थाओं के चिन्ह उन्नीसवी शताव्दि तक पाए 
जाते थे। अब भी उनकी दन्‍्तकथाये प्रचलित है। पर अब चह सव 
विल्लीन हो गईं । किन्तु आस्य-संस्थाये आज भी इस अकार के सास्यवाद 


के छ रोटी का सवाल 


का नाम बनाए रखने की चेष्टा कर रही है। हॉ, जब राज्य अपनी 
तलवार के ज़ोर से उन पर आक्रमण करता है तो इन बेचारियों का 
कुछ वश नहीं चलता !। 
इस बीच अनेक भिन्न-भिन्न रूपो मे नथे-नये संगठन बन रहे है। 
इनका आधार उसी सिद्धान्त पर है, अर्थात्‌ अत्येक मनुष्य को उसकी 
आवश्यकता के अजुसार मिले । वस्तुत. समाजवाद के थोडे-बहुत सहारे 
के बिना तो आधुनिक समाज जीवित ही नहीं रह सकता | व्यापारिक 
अणाली के कारण भले ही लोगों में स्वार्थ की मात्रा बढ गई हो, किन्तु 
समाजवाद की रुचि और उसका प्रभाव अनेक अकार से बढ़ रहा है । पहले 
सडको ओर पुलो पर जो यात्रा-कर लिया जाता था, वह अब नही लिया 
जाता"। बालकों के लिए. नि.शुल्क अजायबघर, पुस्तकालय, पाठशालाएँ 
आर भोजन तक विद्यमान है | बाग-बगीचे सबके लिए खुले है । बाजारों 
मे पक्की सडके ओर रोशनी सब के लिये सुफ्त है। अत्येक घर में काफी 
पानी पहुँचाया जाता है । इस सारी व्यवस्था का मूल यही सिद्धान्त तो 
है कि जितनी ज़रूरत हो, उतना ले लो ।! 
रेल और दास-गाडियो से महीने-महीने और वर्ष-बर्ष भर के टिकट 
मिलने दगे है। उनसे जितनी बार चाहो सफर कर लो । कई राष्टी ने 
तो यह भी नियम कर दिया है कि रेल-मार्ग से चाहे कोई पॉच सो कोस 
जाय, या हजार कोस, किशया एक ही लगेगा | अब तो डाक-विभाग की 
तरह सब स्थानों के लिए एक ही दाम छेने के नियस में थोडी ही कसर 
रह गईं है । इन अनेक नई-नई बातो से, व्यक्तिगत खर्च का हिसाव 
लगाने की अवृत्ति नही पाई जाती । कोई आदसी पॉच सी मील जाना 
चाहे, दूसरे को आठ सौ मील जाना हो, यह अपनी-अपनी ज़रूरत की 
बात है | इससे यह सिद्ध, नही होता कि एक को दूसरे से दुगुना मूल्य 
देना चाहिए | इस प्रकार की मनोदशा इस व्यक्तिवादी समाज को भी है। 
एक प्रवृत्ति यह भी है, चाहे हल्की-सी ही सही, कि व्यक्ति की 
फिर मिलन न नल कलकत न तकनीक मा 
न्मारत में तो अब भी लिया जाता है । । 


अराजक समाजवाद-- १३ ३१ 


आवश्यकताओं का लिहाज़' किया जाय, उसकी पिछली या सावी सेवाओ पर 
खयाल नकिया जाय । हम सारे समाज का विचार इस ढंग से करने लगे है , 
कि उसके गत्येक' भाव का दूसरे से इतना घनिष्ट सम्बन्ध है, कि एक की सेवा 
से सब की सेवा होती है। आप किसी पुस्तकालय में जाइए | आपको 
पुस्तक देने से पहले आप से यह कोई न पूछेगा कि आपने समाज की 
क्या-क्या सेवाए' की है। इतना ही नहीं, यदि आपको पुस्तक-सूची देखना . 
नही आता हो तो पुस्तकाध्यक्ष स्वयं आकर आपकी सहायता करेगा। इसी 
प्रकाए वैज्ञानिक संस्थाओं मे ग्रत्येक सदस्य को समान सुविधाए' सिलती 
हैं। विज्ञान-शालाओ मे आविप्कार फरने के हेतु जो लोग अयोग करना 
चाहते है, उन्हे भी समान सुविचाए' दी जाती हैं | तूफानी समुद्र मे जब 
जहाज डूबता है तो रक्षा-नौका के खेत्रट अनजान यात्रियों की रक्षा भी 
अपनी जान जोखम मे डाल कर समान-साव से करते है | वे केवल इतना 
ही जान छेते है कि ये मनुष्य है ओर इन्हें सहायता की जरूरत है । बस 
उसौसे प्राण-रक्षा पाने का उनका हक़ कायम हो जाता है । 

इस प्रकार, कहने को व्यक्तिवादी होते हुए भी समाज के हृदय मे 
समाजवाद की ओर जाने की प्रवृत्ति चारो तरफ अपने आप पेदा हो रही 
है। हॉ, उसके रूप भिन्न भले ही हो | उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि हमारे 
किसी बडे शहर पर, जो सामूली हालत मे स्वार्थी रहता है, कल ही कोई 
विपत्ति आपडी । मसलन , शत्रु ने उसके चारों त्तरफ घेरा डाल दिया। 
परन्तु उस स्वार्थी शहर का ही निर्णय यह होगा कि सबसे पहले बच्चा ओर 
बूढो की आवश्यकताएं पूरी की जायें । यह कोई न पूछेगा कि इन लोगो ने 
समाज की क्या सेवा की है, ओर आगे क्या सेवा करेंगे । पहले उन्हे खाने- 
पीने को दिया जायगा | बाद से योद्धाओं की खबर-गीरी होगी | परन्तु 
उनसे भी इस बात का कोई भेद नहीं किया जायगा कि किसने अधिक 
साहस अथवा बुद्धिमत्ता का सबूत दिया है । हजारो स््री-पुरुष वढ-बढ कर 
घायलों की प्रेम-पूर्वंक सेवा करेंगे। यह अकृति है तो सही, परन्तु दिखाई 
उसी समय देती हे जब सवकी बडी-बडी जरूरतें पूरी हो जाती है, 
ओर ज्यो-ज्यो समाज की उत्पादक-शक्ति बढती है। त्यो-त्यो यह अवृत्ति 


झ्२ रोटी का सवाल 


बलवान्‌ होती है । जब-जब कोई महान्‌ विचार रात-दिन की पामर-कृतियो 
को दबा देने के लिए मैदान मे आतठा है, तब-तब तो यह अबूति क्रियात्मक 
शक्ति का रूप धारण कर लेती है। * 

तो फिर यह सन्देह कैसे हो सकता है कि जब उत्पत्ति के साधन सब 
की सेवा के साधन बन जायंगे, व्यवसाय साम्यवाद के सिद्धान्तों पर चलने 
लगेगा, मज़दूर फिर से समाज में अतिष्ठित स्थान आ्राप्त करके सब को 
ज़रूरतो से भी ज्यादा माल पैदा करने लगेंगे तो यह परोपकार की भावना 
ओर भी बृहद्‌ रूप धारण नही कर लेगी, ओर अन्त मे सामाजिक जीवन 
का मुख्य नियस न बन जायगी ? 

हम आगामी अध्यायों से ति.सम्पत्तीकरण के व्यावहारिक रूप पर 
विचार करेगे । इन लक्षणों से हमे यह विश्वास होता है कि जब क्रान्ति 
वर्तमान प्रणाली की आधारभूत शक्तिको नह कर देगी तो हमारा अथम 
कतंव्य यह होगा कि हम अविलस्ब ससम्राजवाद को ग्रहण कर ले । परन्तु 
हमारा यह समाजवाद अराजक या बिना किसी राज्य-शासन के स्वतंत्र 
लोगो का समाजवाद होगा । हमारा समाजवाद मानवी-जाति के युग-युग 
मे अचलित दो आदुर्शो--आशथिक ओर राजनीतिक स्वाधीनता का 
सम्मिश्रण होगा । न 


अराजक सम्राजवाद---२ 


जब हम अपने राजनीतिक संगठन को अराजक रूप देते है तो हम 

मानवीय उन्नति की दूसरी महत्वपूर्ण अब्त्ति को अदर्शित करते है। 

यूगेपीय ससाजो ने जब कभी उन्नति की है तब उन्होंने राज-सत्ता के जुए 
को अपने कन्धों से उतार फेका है, और उसके स्थान में वेयक्तिक 
सिद्धान्तों पर आधार रखनेवाली प्रणाली की स्थापना की है। इतिहास 
साक्षी है कि थोडी या बहुत जबकभी क्रान्ति हुई तब पुरानी सरकारें उखाड 
दीं गईं। उस समय आर्थिक तथा बौद्धिक दोनो प्रकार की उन्नति हुईं। 
'कम्यूनो! ( संघो ) के स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ भी ऐसा ही हुआ | उस 
समय व्यवसायी संधो ने जितनी उन्नति की उतनी पहले कभी न की थी। 


गअराजक समाजवाद---२ शेड 


उस महान्‌ किसान-विप्लच के पश्चात्‌ भी ऐसा ही हुआ । रिफ्ार्मेशन 
(सुधार) आया और 'पोप' की शक्ति नाममात्र को रह गईं। अटलारणिटक 
महासागर के उस पार पुरानी दुनिया के उास असंतुश्ट समाज से भी ऐसा 
ही हुआ, जो थोडे समय के लिए स्व॒तन्त्र हो गया था। 

और यदि वर्तमान सभ्य जातियो के विकास को हम ध्यान से देखें 
तो हमे बिना सन्देह एक ऐसा आन्दोलन दिखाई देता है जो सरकारों के 
कार्यक्षेत्र को सीमित करने की ओर अधिकाधिक झ्ुकता जाता है, और 
व्यक्ति को अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता देता जाता है। 

यह विकास हमारी आँखो के रफमने हो रहा है। यद्यपि यह विकास 
उन पुरानी संस्थाझो के कूडे-करकद से तथा पुरुने मिथ्या-विश्वासों से 
लठा हुआ है, तथापि अन्य दूसरे विकासों के समान उन्त प्राचीन विद्न- 
बाधाओं को, जो कि रास्ते को रोकती है, उखाड फेंकने के लिए वह 
केवल एक क्रान्ति की प्रतीक्षा कर रहा है, ताकि फिर से निर्माण किए 
जाने वाले समाज मे वह पूर्ण क्षेत्र पा सके। 

मनुष्य बहुत समय तक एक असाध्य समस्या को हल करने का 
प्रयत्न करता रहा है । वह चाहता है कि एक ऐसी राज्य-संस्था या सरकार 
बन जाय जो व्यक्ति से बल-पूर्वक आज्ञा-पालन भी कराये, ओर साथ ही 
समाज की सेवक भी बनी रहे । परन्तु ऐसी सरकार बन नहीं सकती | 
अन्ततः वह हरेक प्रकार की सरकार से ही अपने को स्व्ृतन्त्र करने का 
प्रयत्न करत/ है । वह समान उद्देश्य रखने चाले व्यक्तियों और संधों के 
बीच स्वेच्छापूर्ण सहयोग ओर इकरार क़ायम करके अपने संगठन की 
आवश्यकता को पूर्ण करने लगता है। अत्येक छोटे-से-छोटे अदेश की 
स्वाधीनता आवश्यक हो जातो है। बहुधा वर्तमान राज्यों की सीमाओ 
का उन्नद्डन करते हुए सार्वजनिक हित के लिए आपसी समभौता कानून 
का स्थान ले लेता है । 

पहले जो कुछ शज्य का कतेच्य समझा जाता था, चहु आज 
संदिग्ध है | राज्य के बिना भी प्रबन्ध अधिक सरलता और संतोष-पूर्वक 
डे 


३४ रोटी का सवाल 


हो जाता है । इस दिशा से अबतक जो उन्नति हुई है, उससे हम इस 
परिणाम पर पहुँचते है कि मनुष्य-जाति की ग्रव्वति राज्य-संस्था को मिटा 
देने की ओर है। वास्तव मे अन्याय, अत्याचार और एकाधिकार का मूल 
कारण राज्य ही है । 

अब भी हमे ऐसे जगत की झॉकी मिल सकती है, जहां मनुष्य-सनुप्य 
में सम्बन्ध कायम रखने वाली चीज़ कानून नही, बल्कि सामाजिक रीति- 
रिवाज है। हम सबको इस बात की ज़रूरत महसूस होती हे कि हम 
अपने पडोसियो का सहारा, उनकी मदद और उनकी सहानुभूति चाहे। 
हॉ, यह ज़रूर है कि राज्य-हीन समाज की कल्पना पर उतनी ही आपत्ति 
की जायगी जितनी बिना व्यक्तिगत पूँजी वाले समाज, पर | बात यह है 
कि बचपन से हमे राज्य को एक तरह का ईश्वर समझना सिखाया जाता 
है। पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय तक यही शिक्षा दी जाती है कि 
राज्य मे विश्वास रकखो और उसे माई-बाप समझो | इस असम को 
बनाये रखने के लिए बडे भारी तत्वज्ञान की रचना की जाती है। सारी 
राजनीति का आधार इस एक सिद्धान्त पर कायम किया जादा है और 
हरणएक राजनीतिज्ञ जब रंग-मंच पर आता है तो उसके विचार चाहे कुछ 
भी हो वह जनता से यह कहे बिना तो नहीं रहता कि बस, मेरे दल के 
हाथ मे सत्ता दे दो । जिन दुःखो के मारे तुम मरे जातेहों, उन छु.खो को 
हम दूर कर देगे। 

ग़रज़् यह कि जन्म से लेकर मूत्यु तक हमारे सारे काम इस एक 
विचार की प्रेरणा से होते है । आप किसी भी पुस्तक को, फिर चाहे वह 
समाज-विज्ञान पर हो, चाहे कानून पर हो, खोल लीजिए | आप देखेंगे 
कि उसमे राज्य के संगठन और उसकी कारवाहियो को इतना अधिक 
स्थान दे दिया जाता है कि लोग यह मानने लग जाते है कि संसार मे 





+ क्रोपाटकिंन ने जब यह बात लिखी थी तब से अवस्था बहुत 
ज्यादा बदल गई है । अब तो विश्व-विद्यालयों मे राजनीति के विद्यार्थियों 
के लिए स्वतन्त्र गवेषणा का विस्तृत क्षेत्र खुला है ! 


अराजक समाजवाद---२ झ 


सिवाय राज्य और राजनीतिज्ञों के और कुछ है ही नही । 
अखबार भी कई तरह से हमे यही पाठ पढ़ाते है । राज्यसभाओं के 
चादविवाद और राजनीतिक पड़यन्त्रों पर तो कालम-के-कालम रंग दिये 
जाते है और राष्ट्र के विशाल वेनिक जीवन को इंधर-उघर या तो आर्थिक 
विपयो वाले स्तस्भों मे या मार-पीट और दुराचार के सुकदमों के हाल-चाल 
में जगह दी जाती है । अखबार पढने से तो उन असंख्य नर-नारियो का 
कुछ खयाल ही नहीं आता, जो जीते है और मरते है, जिन्हे दुःख होता है, 
जो काम करते है और खर्चे करते है, और जो विचार करते हैं ओर पेदा 
करते है। सुद्दीमर आदमियों को इतना महत्व दे द्या जाता है कि उनकी 
परदाई के अन्धकार मे ओर हमारे अज्ञान के ऑँधेरे मे सारा मानव समाज 

छिप जाता है । 

परन्तु ज्यों ही हम छापेखाने से निकल कर जीवन के मेदान में 
पहुँचते हैं ओर समाज पर दृष्टिपात करते हैं तो यह देख कर हमे आश्चर्य 
होता है कि राज्य कितनी नगण्य वस्तु है। कोन नही जानता कि लाखो 
किसान जीवन-भर यह अनुभव नही कर पाते कि राज्य किस चिडिया को 
नाम है। वे सिर्फ इतना जालते है कि हमकी दवा कर कोई भारी कर 
चसूल करता है। रोज करोडो का लेन-देन सरकार के हस्तक्षेप के बिना 
होता है | व्यापार ओर विनिमय का काम होता ही इस ढंग से है कि 
यदि एक पक्त समझोते को तोडने पर तुल जाय तो राज्य की' सहायता 
मॉगने से दूसरे पक्ष को कोई लाभ नहीं हो सकता । व्यवसाय को समझने 
वाले किसी भी आठमी से बात कीजिए तो आपको मालूम हो जायगा 
कि यदि परस्पर विश्वास न हो तो व्यापारियों का रोजमर्रा का कारोबार 
सर्वेथा असम्भव हो जायगा । अपना वचन पालन “करने की आदत और 
अपनी साख बनाये रखने की चिन्ता से यह आपस की ईमानठारी कायम 
रहती है । जिस आदमी को बडे-बडे नाम देकर दूषित दुवाइयो से आहकों 
को ज़हर खिलाने मे जरा भी आत्म-ग्लानि नहीं होती उसे भो दूसरों 
को दिये हुए समय पर उनसे मिल कर अपनी गतिथ्ठा कायम रखने 
का खयाल रहता है। अब अगर इस गये-बीते ज़माने मे भी यह 


श्े८ रोटी का' सवाल 


सदात्वार इस दर्जे तक बढ़ पाया है तो इससे तो शक ही क्या है कि 
जब सिफ़े रुपया कमाना ही काम करने की एकमात्र श्रेरणा। और 
एकमात्र उद्देश्य च रहेगा और समाज का आधार दूसरे की कमाई का 
फल हडप कर जाना ही न रह जायगा, तो उस समय इस सदाचार की 
तीन्र अग॒ति होगी । ह 

एक ओर वात मा्के की है । लोग अपने-अपने बूते पर अधिकाधिक 
साहस के काम करते जा रहे है, ओर सब अकार के स्वतच्त्र संगठनों का 
असाधारण विकास हो रहा. है । ये संगठन भिन्न-भिन्न अकार के है. । इनका 
क्षेत्र विशाल होता जा रहा है। वे एक-दूसरे से बडी आसानी से मिल 
जाते है और वे सम्य-ससाज की बढ़ती हुई अत्वश्यकताओ के प्रमाण है । 
इनमें खास बात यह है कि वे बडे लाभदायक ढंग से राज्य के हस्तत्ेेप 
की गुब्जायश नही रहने देते | इस कारण उन्हे समाज के जीवन का 
महत्वपूर्ण अज्ञ समककर उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर आज ये 
संगठन जीवन की सब दिशाओ से फेले हुए नहीं है तो इसका कारण 
यह है कि उनके रास्ते मे मज़दूरों की दश्द्रिता, समाज को फूट, व्यक्तिगत 
पेंजी और राज्य जैसी ज़वरदस्त रुकावट मौजूद है।इन रुकावठो को 
दूर कर दीजिए, फिर देखिए कि कितनी जल्दी सम्य-समाज के महान 
कार्य-च्षेत्र में इन संगठनों का जाल बिछ जाता है । 

पिछुले पचास वर्षो के इतिहास से इस वात का सजीब प्रमाण 
मिलता है कि असतिनिधि-शासन उसे सौपे हुए सारे कतेव्यों का पालन 
करने मे असमर्थ है। थोडे ,दिन मे यह कहा जायगा कि उन्नीसवी 
शताब्दी में ही प्रतिनिधि-शासनवाद की क़त्र खुद चुकी थी ! प्रतिनिधि- 
सत्तावाद की यह असमर्थता, ये चुटियां और अन्दखनी बुराइयां 
सब पर अकटथ है। असल में यह है सी बेहदा-ली बात ,कि झुद्ठी-भर 
आदमियो को शुकरैर कल्के उनसे कह दिय्रा जाय कि तुममे से किसी 
को कुछ आता-जाता तो नहीं हैं, फिर भी हमारे लिये कानून ऐसे वनादी 
जिनसे हमारे सब काम-काज ठीक-ठीक चलते रहे । अब तो हम देखने 
लगे है कि बहुमत पर चलनेवाले राज्य का अर्थ ही यह होता है कि 


अराजक ससाजवाद---२ ३७ 


सभाओ ओर निर्वाचन-समितियों मे जिन मौका-परस्त लोगों का बहुमत 
होता है उनके हाथो से देश का सब कारबार सोप दिया जाय, अर्थात्‌ 
जिनकी अपनी कोई राय नहीं दोती उनका बोल-वाला रहे । 

मानव-समाज को आय नये-नयथे रास्ते मिलते जा रहे ह। डाकियों 
के संगठन, रेलवे मजदूर-सघ और पीडित-सभाओ के उठाहरणों से यह 
अतीत होने लूगा है कि कानून के बजाय स्वेच्छापूर्वक समम्गोते से मामले 
प्यादा अच्छी तरह दल होते है । आज भी भिन्न-भिन्न और दूर-दूर बिखरे 
हुए समुदाय किसी उद्देश्य से परस्पर संगठित होना चाहते है तो वे किसी 
अन्तर्राष्ट्रीय पार्लसेस्ट का खुनाव न करके दूसरे ही दंग से काम लेते है । 
जहाँ प्रत्यक्ष मिल्लाकर था पत्र-द्वारा समझोता सम्भव नहीं होता, वहाँ 
विद्याद-अस्त विपय के जानकार प्रत्तेनिधि भेजकर उनसे कह दिया जाता 
है कि अम्ुुक-शप्लुक मामले में समझोता करने की कोशिश करना । अपनी 
जेब में कानून घरकर लाने की जरूरत नहीं है, वहिक समभौते की कोई 
ऐसी सूरत होनी चाहिए जिसे मानना या न मानना हमारे टाथ में हो । 

यूरोप और अमेरिका की यटी-बटी औद्योगिक कपनियों और अन्य 
सभाओं का यही तरीका है। स्वतंत्र समाज का भी यही तरीका होगा। 
निरंकुश शासन के साथ-साथ गुलामी का होना जरूरी था। मज़दूरी 
देकर गरीबों का रक्त चुसनेवाले पूँजीवाद के साथ प्रतिनिधि-शासन का 
उकोसला ही शोभा देता है। परन्तु जब समाज बन्धन-मुक्त होकर 
अपना सम्सिल्तित उत्तराधिकार पुनः प्राप्त करेगा तब शिक्ष-भित्ञ सम्रहो 
और समूह-संघो का नया सगठन बनाकर उसे नये अर्थ शास्ध के अनुकूल 
बनाना पढेगा। 

ग्रसल वात तो यह हे कि जैसी आर्थिक व्यवस्था हो चैसी दी राजनीतिक 
संस्था बनती दे। यदि राजनीतिक सीवन का कोई सया तरीका साथ-साथ 
सारी नहीं किया जायगा तो व्यक्तिगत सम्पत्ति पर हाथ डालना 
मुश्किल होगा । 


निःसम्प्ती करण 
१ 


शबथ्सचाइल्ड के वारे मे कहा जाता है कि जब उसने १८४० की क्रान्ति 
के कारण अपने धन-दौलत को खतरे में देखा तो उसे एक चाल सूझी। 
उसने कहा---“मै मुक्तकण्ठ से स्वीकार करता हूँ कि मेरी सम्पत्ति दूसरों 
को ग़रीब बना कर इकट्ठी हुईं है। थदि कल ही से उसे यूरोप के करोडो 
निवासियों से बॉट दूं, तो हरणुक के हिस्से मे तीन रुपये से अधिक नही 
आयेगे । ठीक है, अब जो कोई मुझसे मॉगने आयगा उसीकों तीन 
रुपया दे दूंगा ।” इस वचन को प्रकाशित करके यह धनपति सदा की 
भॉति चुपचाप बाज़ार में घूमने निकल पडा। तीन चार राहगीरों ने 
अपना-अपना हिस्सा माँगा । उसने उलाहने की हँसी के साथ रुपये दे 
दिये । उसकी युक्ति चल निकली, ओर उस सेठ का धन सेठ के ही घर 
में रह गया । 

ठीक यही दुलील मध्यम श्रेणी के चंट लोग देते हैं। वे कहा करते 
हैं-..“अच्छा, आप तो निःसम्पत्तीकरण चाहते हैं न? यानी यह कि 
लोगों के लबादे छीनकर एक जगह ढेर लगा दिया जाय और फिर हरएक 
आदमी अपनी मर्जी से उठा ले जाय और अच्छे-बुरे के लिए लडता 
रहे !?” | 

परन्तु ऐसे मज़ाक जितने असंगत होते हैं उतने ही शरारत-भरे भी 
होते है । हम यह नहीं चाहते कि लबादी का नया बटवारा किया जाय । 
वैसे सरदी मे ठिद्धरानेबाले लोगो का तो इससे फ़ायदा ही है। न हम 
धनिक व्यक्तियों की दोलत ही बॉठ देना चाहते है। परन्तु हम इस प्रकार 
की व्यवस्था अवश्य कर देना चाहते है कि जिससे संसार मे जन्म लेने- 
वाले गत्येक मनुप्य को कम-से-कम तीचे लिखी सुविधाये तो ग्राप्त 
हो ही जायें। 


नि सम्पत्तीकरण ---१ ३६ 


पहली यह कि वह कोई उपयोगी घन्धा सीखकर उसमे प्रवीण हो 
सके, और दूसरी यह कि वह विना किसी मालिक की इजाजत के, ओर 
बिना किसी भूस्वासी को अपनी कमाई का अधिकांश भाग अरपण किये, 
स्वतंत्रतापूर्वक अपना रोजगार किया करे । रही बात उस सम्पत्ति की 
जो धनवान व्यक्तियों के कब्जे मे है, सो वह सम्मिलित उत्पादन के 
संगठन में काम आयगी | 

जिस दिन मजदूर खेती कर सकेगा, परन्तु उसे अपनी पेठाबार का 
आधा हिस्सा किसी ओर को नहीं देना पडेगा, जिस दिन ज़मीन को 
उपजाऊ बनाने वाली कलो पर किसान की स्व॒तन्त्र-सत्ता होगी, और जिस 
दिन कारखाने का श्रमजीवी किसी पूँजीपति के लिये नहीं, बल्कि समाज 
के लिये माल तैयार करेगा, उस दिन मजदूरों के पेट मे पूरी रोटी और 
शरीर पर पूरा कपडा होगा । उस दिन न गरीबों का रक्त शोपण करने 
वाले होगे ओर न किसी को ज़रासी मजदूरी पर अपनी सारी उत्पादक-शक्ति 
बेचनी पडेगी | 

समालोचक कहेगे--“यहा तक तो ठीक है, परन्तु बाहर से आने वाले 
पूंजीपतियो का क्या करोगे ? किसी को चीन मे जाकर दोलत जमा करने 
ओर फिर अपने यहा आकर बस जाने से कैसे रोकोगे ? ऐसे आदमी 
बहुत से नौोकर-चाकर रखेंगे और उन्हे पैसे का गुलाम बना कर उन्हीं 
के सहारे मौज करते रहेंगे तो, तुम उन्हे केसे रोकोगे ? दुनिया-भर मे 
एक ही साथ तो क्रान्ति होने से रही, तो फिर क्या अपने देश की सारी 
सीमाओ पर चौकिया विठा कर सब्र भीतर आने वालो की तलाशियोाँ 
लोगे ओर उनके पाल का रुपया-पैसा छीन लोगे ? अराजक सिपाही 
यात्रियों पर गोलियाँ वरसायेगे, यह च्श्य तो बढिया रहेगा [?? 

परन्तु इस दलील की जड से ही बडी भूल है। ऐसा तके करने वाले 
यह पता लगाने का कष्ट नहीं उठाते कि आखिर धनवानो की दोलत झाती 
कहां से है । परन्तु थोढे-से विचार से ही उन्हे मालूम हो सकता है कि 
इस दौलत की शुरुआत गरीबों की ग़रीबी से ही होती है । जब कोई दरिद्र 
ही नहीं रहेगा, तो उसका खून चूसने धनवान कहाँ से आयेंगे ? 


४० रोटी का सवाल 

बडी-बडी सम्पति तो सध्यकाल मे ही बनने लगी थी। जरा उस 
समय की अवस्था पर दृष्टिपात करें । उस समय एक सरदार साहब एक 
उर्वंश भूमि पर अधिकार जमा लेते है । परन्तु जबतक वहाँ आबादी नहीं 
होती तबदक सरदार राहब घनवान्‌ १ही बनते । ज़मीन से उन्हे कुछ भी 
नही सिलता, मानी उन्हे चंन्द्रलोंक मे जागीर मिली हो । अब सरदार 
साहब मालदार होने की तरकीब सोचते है। ग़रीब किसानो की तलाश 
करते है । यदि हरएक किसान के पास जसीन होती, कर न॒देला पडता, 
और खेती के लिए ओऔज्ञार और दूसरा सामान भी होता, तो सरदार 
साहब की ज़मीन कौल जोतता ? हरएक अपनी-अपनी धरती सम्हालता। 
परन्तु वहाँ तो युद्ध, अकाल और मरी के मारे हजारो गरीब ऐसे मौजूद 
थे, जिन के पास न बेल थे, न हल । मध्य-युग मे लोहा तो महँगा था 
ही, खेती के बैल और भी महेंगे होते थे। इन सब ग़रीबों को अपनी 
हालत सुधारने की फिक्र होती थी। भाग्य से, एक दिन सरदार साहब 
की कोठी के बाहर सडक पर एक सूचना टंगी हुईं मिलती है । उससे मालूम 
होता है कि जो मज़दूर उस जागीर मे बसना चाहते हो उन्हे अपनी 
कुटिया बनाने और खेती करने के लिए औज्ञार और सामान, और कुछ 
चर्ष के लिए ज्ञमीन मुफ्त मिलेगी । 

बस वे अभागे ग़रीव आकर सरदार साहब की जमीन पर बस जाते 
है । वे सडके बना लेते है, दुलदल सुखा लेते है, और गॉव बसा लेते है । 
नौ-दूस वर्ष से सरदार साहब कर लगाना शुरू कर देते है। फिर पॉच 
वर्ष बाद लगान बढ़ा देते है और फिर दूना कर देते है । किसान को इस 
से अच्छी हालत और कही नसीब नहीं होती, इसलिए वह इन सव शर्तों 
को मंज़्र कर लेता है । शने.शने: सरदार साहब अपने ही बनाये कानूनों 
की मद॒द से किसान की दरिद्रता ओर उसी के द्वारा अपनी सम्पन्नता 
स्थायी बना लेते है । परन्तु किसान सिर्फ जागीरदार का ही शिकार नही 
होता । ज्यो-ज्यो उसकी विपन्ता बढती जाती है, त्यो-त्यो गॉवो पर हुट 
पडने वाले सूदखोरो की संख्या भी बढ़ती जाती है | यह तो हुई मध्य-युग 
वी बात । पर आज ही कौनसी हालत खुधर गई है ? अगर किसान के पास 


निःसम्पत्तीकरणु---२ 


यथेच्छु खेती करने के लिए विना लगान की झजान्‌ ७८ एएटटरव७त चर 
किसी उमराब बहादर को पद्टा नामधारी कागज के चिथ्थे्ड के बदले मे 
दो-ढाई सौ रुपया या पेदावार का आधा हिस्सा दे देगा ? परन्तु बेचारा 
करे तो क्‍या करे ? उसके पास कुछ भी तो नहीं। उसे तो अपना पेट 
पालना है । इसलिए खुद घोर परिश्रम करना और भूरवामी को माला- 
माल बनाना, यह भी उसे स्वीकार है। इस प्रकार चाहे वर्तमान 
समय को लीजिए, चाहे मध्यकाल को, कृषक की दरिद्रता भूस्वामी के 
चैसव की जननी रही है । 


रू्-थ 


एजीपति की पेजी भी वही से आती है। मध्यम-श्रेणों के एक 
सागरिक का उठाहरण लीजिए। मान लीजिए उसके पास किसी 
अकार से दो-तीन लाख रुपया हो गया । यदि वह इस अन्धाधुन्ध भोग- 
विज्ञास के जमाने मे वीस-तीस हजार रुपया हर साल खर्च कर दे तो' 
दुस वर्ष के अन्त में उसके पास फूटी कौडी भी न बच रहे । परन्तु वह 
तो ठहरा व्यावहारिक बुद्धि का आदसी । वह अपनी पेंजी तो ज्यो-की-त्यो 
बनाये रखना पसन्द करता है | ऊपर से एक खाली आराम की आमदनी 
भी निकाल लेना चाहता है । 

चर्तमान समय में यह कुछ कठिन भी नहीं है | कारण स्पष्ट है। 
शहरों और गांवों मे ऐसे असंख्य मज़दूर विद्यमान रहते है जिनके पास 
महीना-भर तो' क्या एक पखबाडे की जीविका का साधन भी नहीं होता। 
बस हमारे परोपकारी नागरिक महाशय एक कारखाना खोल देते है। 
अगर उनकी व्यावसायिक योग्यता की ख्याति भी हो तो कोडी € बैंक ) 
वाले भी उन्हे भट दो-चार लाख रुपया उधार दे देंगे। इतनी पूंजी से 
वह सहाशय आसानी से पाचसी ख्री-पुरुषो पर शासन कर सकते है । 
चताइए, अगर देहात के सब स्त्री-पुरुषों को भरपेट रोटी मिलती हो 
और उनकी रोजमर्रा की आवश्यकतायें पूरी हो जाती हो, तो चार आने 
का माल पेदा करके दो आने रोज की मजदूरी लेकर सेठ साहब की 


७२ रोटी का सवाल 


गुलामी कौन करे ? 

परन्तु कौन नही जानता कि हमारे नगरों की गरीब बस्तियों मे 
और पडोस के गांवों से बेशुमार अभागे मोहताज भरे पडे है, जिनके बच्चों 
रोटी के लिये बिलबिलाया करते है। इस कारण कारख़ाना खडा भी 
नहीं होने पाता कि सज़दूरी के उम्मेदवारों की भीड लग जाती है।॥ 
सो की मांग होती है ओर तीन सौ दरवाज़े पर आ खडे होते है । ऐसी 
दशा मे यदि सालिक से सासूली योग्यता भी हो तो वह कारखाना जारी 
होने के समय से ही प्रत्येक मज़दूर के हाथ से छुः सो रुपया साल तो' 
कमा ही लेता है । 

इस प्रकार वह खासी दोलत जमा कर लेता है| वह यदि कोई 
अच्छी आसदनी का धन्धा ढूंढ ले ओर उसमे कुछ व्यवसाय-बुद्धि भी हो, 
तब तो वृह मज़दूरों की संख्या दुगुनी करके शीघ्र ही मालामाल हो 
जायगा । इस अकार वह बडा आदसी बन जाता है । अबतो वह बड़े-बडे 
हाकिसों, वकीलो ओर सेठ-साहूकारो को भोज दे सकता है | रुपये के पास 
रुपया आता ही है। धीरे-धीरे वह अपनी सन्तान के लिए भी जगह कर 
लेता है, और आगे चल कर सरकार से भी उसे पुलिस या फौज का 
ठेका मिल जाता है ओर यदि कही लडाई छिड गईं या लडाई की कही 
अफवाह ही उड गईं या बाजार मे सद्दे का ज़ोर हो गया तो उसके 
पो-बारह है । 

अमेरिका मे अधिकांश करोडपतियों की सम्पत्ति इस प्रकार राज्य 
की सहायता से बडे पैमाने पर होने वाली बदमाशी का ही परिणाम है। 
यूरोप मे भी दस से से नो आदमी इन्हीं साधनों से धनवान वने हर 
असल मे लखपती होने का दूसरा तरीका ही नहीं है । 

बस घनवान होने का रहस्य संक्षेप मे यह है कि भूखो ओर दरिद्रो 
को तलाश करके उन्हे दो आने रोज्ञ की मज़दूरी पर रख लो और कमा 
लो उनके द्वारा तीन रुपये रोज़ । इस तरह जब्र धन इकट्ठा हो. जाय तो 
राज्य की सहायता से कोई अच्छा सद्दा करके पूँजी बढ़ालो । 

अब हम जान गये कि जबत्क बचत के पेसे भूखे! का खून चूसने 


हे नि सम्पत्तीकरण--२ छ३े 


के काम मे न लगाये जांय तबतक ख़ाली बचत से दौलत जमा नही हो 
सकती | ऐसी दशा में अर्थशात्षियो की इस दल्लील में कोई सार नहीं 
रहता कि दूरन्देशी ओर किफायत से ही छोटी-छोटी पूजियां इकट्ठी 
होती है । 

उदाहरण के लिए एक समोची को लीजिए | मान लीजिए कि उसे 
मज़दूरी अच्छी मिलती है | आहक भी काफी है ओर अत्यन्त मितव्ययता 
के द्वारा वह ३०) रुपया मासिक तक बचा लेता है यह भी मान लीजिए 
कि वह न कभी बीसार होता है, न भूखा रहता है, न शादी करता है, न 
बच्चो होते है । उसे क्षय भी नहीं होता । गरज, जो जी चाहे, मान 
लीजिए । फिर भी पचास वर्ष की अवस्था मे उसके पास दस-बारह हज़ार 
रुपयो से अधिक जमा नहीं होते । इससे उसका बुढ़ापा नहीं कट सकता, 
नि.सन्देह दौलत इस प्रकार जमा नहीं हुआ करती | परन्तु मानलो 
वही मोची अपनी बचत तो सेचिंग्स-बेक मे जमा कराकर व्याज पेंदा 
करता रहे, ओर किसी गरीब के छोकरे को जूता बनाना सिखाने के 
लिये नाममात्र की मज़दूरी पर नोकर रखले | पाच वर्ष मे गरीब तो 
समझे 'मेरा लडका रोज़गार सीख गया है और मोची को सोने की 
चिडिया हाथ लग गईं । ' 

यदि धन्धा अच्छा चल गया तो मोची वेसे ही एक-दो लडके ओर 
नोकर रख लेगा । धीरे-धीरे कुछ मज़दूर उसके यहाँ आ' रहेगे। इन 
बेचारी की तीन रुपया रोज के बदले तीन आने भी मिल गये तो वे 
गनीमत समझेगे । यद्वि मोचीराज के अह अच्छे हुए अर्थात्‌ उसमे 
चालाकी और कमीनापन काफी हुआ, तो वह अपने परिश्रम के फल 
के सिवा, अपने आदमियों के द्वारा दस-बारह रुपये रोज और कमा 
सकता है | फिर वह अपना कारबार वढाकर धीरे-धीरे धनवान हो 
जाता है, ओर फिर उसे जीवन-सामग्री के बारे मे कंजूसी करने की 
आवश्यकता नहीं रहती । इतना ही नहीं, वह अपनी सनन्‍्तान के लिए सी 
ख़ासी दोलत छोड सकता है । इसी को लोग मितव्ययिता कहते है । 
परन्तु वास्तव मे यह और कुछ नहीं, निरा गरीबों को पीसना है । 


न 


8 रोटी का सवाल 


कहा जाता है कि व्यापार पर यह नियस लागू नहीं होता। यदि 
कोई आदमी चीन से चाय ख़रीदकर फ्रॉस ले जाता हे ओर वहाँ अपनी 
मूल-पूँजी पर तीस रुपया सैकडा सुनाफ़ा पैदा कर लेता है, तो पताइए 
उसने किसका खून चूसा ? 

परन्तु बात यहाँ भी ठीक बेरी ही है | अगर सेठ साहब साल की 
गां: अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते तब वो बात ठीक थी | प्राचीनकाल' 
से वेंदेशिक व्यापार ठीक इसी प्रकार हुआ करता था और इसीलिए उस 
समय आज की भॉति किसी के पास अपरिमित सम्पत्ति भी इकट्ठी 
नही होती थी । उस समथ रोने के सिर्क्क उन्ही इने-गिले व्यापारियों के 
पास सिला करते थे जो भयानक जल-यात्राएँ करते और बहुत दिनो के 
बाद घर लौटते थे । इतनी जोखमें उठाने की श्रेरणा उन्हे अर्थ-लोभ 
की अपेक्षा यात्रा और साहस-ग्रेम के कारण अधिक होती थी । 

आजकल तो मामला बिलकुल सीधा हों गयो है। जिस व्यापारी के 
पास कुछ पूँजी है, उसे घनवान बनने के लिए अपनी गद्टी पर से हिलने 
की भी जरूरत नही है| वह अपने आड तियो को तार ठेकर दो-तीन 
हजार मन ग़ह्ला खरीद लेता है। तीन-चार महीने मे माल जहाज मे 
भरकर उसके घर आ पहुँचता है । बीमा करा लेने के कारण माल और 
जहाज को कोई जोखम भी नहीं रहती | लाख रुपये पर बीस-पच्चीस 
हजार रुपया वह बडी आसानी से कमा लेता है। अब यह सवाल उठ 
सकता है कि सात ससुद्र पार जाने, यात्रा की कठिनाइयां और घोर परिश्रम 
सहन करने तथा थोडे से वेतन के लिए अपनी जान जोखम में डालने 
वाले मनुष्य सेठ को कहां मिल जाते है ? ओर वे वन्दरगाह पर नास- 
मात्र की मजदूरी लेकर जहाज़ को भरने ओर खाली करते के लिये क्यों 
राजी हो जाते है ? इसका उत्तर यह है क्ि मरता क्या नहीं करता । न्‍ 
बन्दरगाहो, खानो की दुकानों और सरायो में जाकर देखिए । वहीं 
आप को सीड-की-सीड दिखाई देगी । ये बेचारे प्रातःकाल से घेरा लगाये 
इस आशा से खडे रहते है कि उन्हे जहाज्ञ पर काम मिल जायगा। 
नाविको को देखो तो उन्हे भी महीनों प्रतीक्षा करने पर जब दीर्घ जल-यात्रा 


निसम्पत्तीकरण---२ १4 


के लिए नौकरी मिल जाती है तब वे भरी बठे असन्न होते है। उनका 
सारा जीवन ससुद्र पर ही व्यतीत होता है और अन्त में वही उनकी 
समाधि भी बनती है | उनके घरों में प्रवेश करके देखो तो उनके खी-बच्चो 
के शरीर पर तो चियडे मिलेंगे ओर यह मालूम न हो सके कि अन्नदाता 
के लौटने ठक वे कैसे गुजर करते है । कहिए मिल गया अब तो आप के 
सवाल का जवाब ? आप उद्ाहरण-पर-उदाहरण लेते चले जाइए। कही 
से भी खुन लीजिए । छोटी वडी किसी भी तरह की दौलत का भूल 
दूढिए । भत्ते ही उस घन की उत्पत्ति व्यापार से हुई हो, भले ही उद्योग- 
घन्धे या भूमि से हुई हो, सर्वन्न आप यही देखेंगे कि घनवानों का धन 
द्रिद्रों की निर्धनता से पैदा होता है | यही कारण है कि राज्यदीन समाज 
मे किसी करोडपति के आकर बस जाने का भय नहीं है । यदि समाज के 
प्रत्तेक मनुष्य को यह ज्ञात हो कि कुछ घणर्दे उत्पादक परिश्रम करने से 
उसे सब सुख भोगने का अधिकार और कला तथा विज्ञान के आनन्द 
की सुविधा प्राप्त हों सकती है, तो फिर कौन भूखो मरकर मजदूरी करने 
के लिये वैयार होगा ? कौन किसी करोडपति को मालामाल करने के 
लिए राजी-खुशी से काम करेगा ? उस समय सेठ साहव की मुहरे केवल 
धाठु के टुकडे रह जायेंगे । उनसे और काम निकल सकेगे, परन्तु रुपया 
पैदा नहीं दो सकेगा । 
यहाँ नि सम्पत्तीकरण की सीसा का उल्लेख कर देना भी आवश्यक 
है । हम किसी से उसका कोट छीनना नहीं चाहते। परन्तु हम यह 
अवश्य चादते है कि जिन चीजी के न होने से मजदूर अपना रक्त शोषण 
करने वालो के शिकार आसानी से बन जाते है, वे चीजे उन्हें जरूर मिल 
जायें । हम इस बात का सी भरसक अयत्न करेंगे कि किसी को किसी 
चीज़ की कमी न रहे ओर एक भी महुप्य को अपनी और अपने वाल- 
बच्ची की आजीविका मात्र के लिए. अपना बाहुबल वेचना न पछठे। 
नि.स्मपत्तीकरण से हमारा यही अर्थ है। क्रान्ति के समय ऐसा करना 
हमारा फर्ज होगा। उस क्रान्ति की प्रतीक्षा सो-ढो रा! वर्ष नहीं करनी 
पडेगी । चह आने वाली है और वहुत जरुद आने वाली है । 


४६ रोटी का सवाल 
३ 


स्वतन्त्र स्वभाव के लोग ओर वे लोग, जिनका सर्वोपरि आदर्श केवल 
आलस्य नही है, अराजकता ओर विशेषत. निःसस्पत्तीकरण के विचारों 
की ओर बडी सहुाजुभूति रखते हैं। फिर भी वे यह चेतावनी देते रहते 
है कि इस बात का ध्यान रखना कि “तुम बहुत आगे न वढ जाओ। 
मनुष्य-जाति एक दिन से बदल नहीं सकती, इसलिए तुम अराजकत्ता और 
नि.सम्पत्तीकरण की अपनी योजनाओं के विषय से बहुत जल्दी न करना, 
अन्यथा भय है कि तुम किसी भी स्थायी परिणाम को प्राप्त न कर 
सकोंगे |”? 

परन्तु निःसम्पत्तीकरण के विषय में ख़तरा सो दूसरी ही बात का है । 
खतरा तो इस बात का है कि हम इस मामले मे काफ़ी आगे न बढ़ 
सकेंगे, और बड़े पैमाने पर स्थायी निःसस्पत्तीकरण न कर पायंगे । कहीं 
अधबीच मे ही क्रान्ति का जोश रुक न जाबे। कही क्रान्ति श्र्घसफल 
होकर ही समाप्त न हो जावे । अर्धलफल क्रान्ति से कोई भी सन्‍्तुष्ट न 
हो सकेगा । समाज मे भयंकर गडबडी पैदा हो जायगी और उसका सब 
कामकाज बन्द हो जायगा । उस क्रान्ति मे कुछ भी जीवन-शक्ति बाकी 
न रहेगी । सर्वत्र केवल असन्‍्तोष फैल जायगा और प्रतिक्रिया की सफलता 
का मार्ग अनिवायरूप से तेयार हो जायगा । 

वर्तमान राज्य-संस्था मे कुछ ऐसे सम्बन्ध कायम हो गये है कि 
यदि उन पर केवल आंशिक प्रहार दोगा तो उनका व्यावहारिक सुधार 
होना असरसव है। हमारे आर्थिक संगठन झे एुर्जे मे पुर्जा फंसा हुआ है। 
राह यंत्रजाल ऐसा पेचीदा और परस्पर सम्बद्ध है कि इसके किसी पुज 
को सुधारने के लिये सारी मशीन को छोडे बिना कास नहीं चलेगा। 
ज्योही किसी जगह नि'सम्पत्तीकरण का अयत्न किया जायगा, त्योही यह 
बात स्पष्ट हो जायगी । 

कल्पना कीजिए कि किसी देश मे निःसम्पत्तीकरण थीडे अंश में किया 
गया । उदाहरण के लिए, केवल बडे भूस्वासियों की जायदाद सावजनिक 


निःसम्पत्तीकरण---३ कर 


चना दी गई और कारखानो को अछूता छोड दिया, या किसी नगर मे 
सारे मकान साम्यवादी पंचायत ने अधिकार मे ले लिये, परन्तु शेष सब 
सम्पत्ति व्यक्तियों के पास छोड दी गई, या किसी ओद्योगिक केन्द्र मे 
कारख़ाने सावेजनिक कर लिये गये और जमीन बैसी ही रहने दी गई । 
इन सब अवस्थाओ मे नतीजा एक ही होगा । नये ढंग पर पुनः 
संगठन तो हो न सकेगा ओर ओद्योगिक व्यवस्था का भयंकर नाश हो 
जायगा, उद्योग-धन्घे और लेनदेन बिलकुल रुक जायेंगे। इतना होने पर 
भी न तो ऐसे समाज के दशन होगे जिसका आधार न्याय के साधारण 
सिद्धान्त हो, ओर न उस समाज मे इतना' सामर्थ्य होगा कि वह अपने 
सब अंगों' को शान्तपूर्ण एकता के धागे मे पिरो सके । 
यदि कृषि बडे भूस्वामियों के पजे से छुट गईं, ओर उद्योग-घन्धे 
पूँजीपति व्यापारी और बेकर की ही गुलामी मे रहे तो कुछ भी फायठा न 
होगा । आजकल किसान को भूमिपति का लगान देने का ही कष्ट नही 
है, बल्कि वर्तमान परिस्थिति से वह सबके अत्याचारों का शिकार बनता है। 
जो दूकानदार उससे पॉच आने की मेहनत से बने फावडे का डेढ रुपया 
वसूल कर लेता है, वह भी उसे लूटता है। जिस राज्य का काम बडे दृढ़ 
ओर पविन्न अधिकारों के धारण करनेवाले पदाधिकारियों के बिना चल ही 
नहीं सकता और जो इसी वास्ते सेना रखता है कि बाजारों पर अधिकार 
करने या एशिया और अफ्रिका के किसी भाग को लूटने के लिए किसी-न- 
किसी समय युद्ध करना पडेगा, वह भी उस किसान को कर के भार से 
दबाता है । 
इसके अतिरिक्त किसान को देहातो की आबादी घटने से भी 
लुक़सान उठाना पडता है। विलास-वस्तुओ के कारखानों मे मिलने- 
वाली थोडे दिन की ऊँची मज़दूरी के श्लोभन से अथवा वहाँ की 
चहल-पहल के आकर्षण से युवक लोग शहरों मे चले जाते हैं । आजकल 
उद्योग-घंगो की अस्वाभाविक रक्षा की जाती है, अन्य देशों की ओचोगिक 
लूट जारी है, शेयरो के व्यापार की प्रथा बढ रही है, और ज़मीन का तथा 
उत्पात के साधनों का सुधारना मुश्किल हो रहा है। इन सारी बातों से 


छ्प रोटी का सवाल 


कृषि की उच्च।त नहा हा पाती । ज़्मीन पर न केवल लगान का ही बोस 
लदा हुआ है, बल्कि इस लुथेरे समाज की सारी जटिलताओं का भी 
भार हे । इसलिए चाहे ज़मीन मात्रिको के हाथ से छीन ली जाय, चाहे 
हरएक आदमी को बिनाबलगान से ही अपनी पूरी शक्ति से जमीन 
जोतने और फ़सल पैदा करने की स्वतन्त्रता मिल जाय, और चाहे कृषि 
थोड़े समय के लिए खूब उन्नति भी कर ले, फिर भी शीघ्र ही वह उसी 
दलदुल मे गिर जायगी जिसमे वह आज फेपी हुईं है । कठिनाइयॉ अधिक 
बढ जायेंगी और सारा काम फिर से प्रारम्भ करना पडेगा। 
उद्योग-घंधी की भी यही बात हे । एक दूसरा उदाहरण लीजिए 

यह कल्पना न कीजिए कि किल्तान ज़मीन के मालिक बन गये, बल्कि यह 
कल्पना कीजिए कि कारखाने श्रमिकों के हाथ मे आगये। कारख़ानो के 
मालिक तो मिट गये, परन्तु भूमिपति के पास भूमि, साहूकार के पास 
उसका घन, और दूकानदार के पास उसकी दूकानदारी रह गई । श्रमिकों 
के श्रम पर जीवित रहनेवाले ओर निंकम्से बीचवाले सारे लोग रह 
गये। सारे अधिकारी वर्ग-सहित राज्यसंस्था' भी बन रही । इस 
अवस्था मे भी उद्योग-धंधे एकद्स बंद हो जायंगे। किसान लोग तो” 
दरिद्र होंगे। वे तेयार माल ख़रीद न सकेंगे | कच्चा माल कारखानेदारों के 
पास होगा नहीं। अंशत व्यापार बंद हो जाने के कारण ओर आय 
दुनिया के सब देशों मे उद्योग-धंधे के फेल जाने के कारण कारखानेदार 
अपना साल बाहर न सेज सफेगे । वे लोग परिस्थिति का सामना न कर 
सकेगे और हजारों मजदूर बेकार हो जायंगे। इन सूखी मरने वाले” 
लोगों को जो भी रक्त-शोषक व्यक्ति पहले मिल गया, वे उसीके गुलाम 
बनने को तैयार हो जाय॑ंगे | निश्चित काम दिये जाने के वादे पर तो ये 
लोग पुरानी दासता मे भी पडने को राज़ी हो जाय॑गे । 

अथवा कल्पना कीजिए कि आप भूमिपतियों को निकाल देते है ओर 

सिलों और कारणखानो को श्रमिको के हाथ मे दे देते है, परन्तु कारख़ानो 
की पैदावार को खीच ले जाने वाले ओर बडी-बडी मंडियो मे गन्ना, थाठ, 
गोश्त और किराने का सह्ठा करने वाले बीच के असंख्य लोगो को नहीं 


नि सम्पत्तीकरण---३ ४६ 


हटाते | ऐसी अवस्था में ज्योही साल की विक्री कम हो जायगी, ज्योही 
बढ़े नगरों में रोटी का अभाव हो जायगा, और बडे औद्योगिक केन्द्रों को 
अपनी तैयार की हुई विल्लासिता की वस्तुओ के खरीददार नही मिलेंगे, 
त्योंहदी प्रतिक्रान्ति होकर ही रहेगी । वह लोगों का बध करती हुई, वन्दुकों 
और गोलियो के साथ कस्बो और गॉवा का सफाया करती हुईं, निषेध 
और निर्वासन का आतक फैलाती हुईं आयगी । फ्रांस मे १८१९, १८७४८ 
भोर १८७१ भें यही तो हुआ था | 

उनक्षत समाज में सब बातें परस्पर-सम्बद्ध होती है । सारी व्यवस्था 
को बदले बिना किसी एक बात का सुधार नहीं हो सकता | इसलिए 
जिस दिन कोई राष्ट्र व्यक्तिगत सम्पत्ति के किसी एक प्रकार पर, 
ज़मीन पर या कारख़ानो पर अहार करेगा, तो उसे सब पर अहार करना 
पढ़ेगा । क्रान्ति की सफलता के लिए ही यह काम करना पछेगा । 

इसके अलावा, यदि कोई यह चाहे भी कि क्रान्ति को आशिक 
निःसम्पत्तीकरण तक ही सीमित रक्‍्खा जावे, तो भी असम्भव होगा | 
एक बार “व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वर्गीय अधिकार! का सिद्धान्त हिला 
नही कि, न तो कोई वडे-से-बडा तत्वज्ञान खेतों के गुलामी को ज़मीन 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति को उखाड फैकने से रोक सकेगा, और न कोई 
बढें-से-बड7 सिद्धान्त मशीन के गुलामी को कारख़ानों की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की उखाड़ फेकने से रोक सकेगा । 

यदि कोई बडा नगर, समान लीजिए कि पेरिस ही, केवल रहने के 
सकानो या कारखाना पर ही अधिकार करके रह ज्ञाय, तो उसे यह भी 
कहना पढेगा कि हम पिछले ऋश के व्याल की सीस लाख पोण्ड की 
रकम नहीं ठेंगे ओर नगर पर ऋणदाता साहूकारों को इसके लिए कर 

नदी लगाने देगे । उस वबढे नगर को बाधित होकर वेहाती प्रदेशों से 

अपना सम्पर्क रखना पडेगा | इसका प्रभाव यद होगा कि किसान भी 
भूमिपति से अवश्य अपना पिणड छुडाना चाहेंगे । नगरवासियों को 


भोजन तथा काम मिल सके और सामान का अपव्यय न होने पाये, इसलिए 
्ठे 


द० रोटी का सवाल 


रेलों को भी सावंजनिक बनाना पडेगा । अनाज का सद्या करनेवाली 
जिस प्रकार की बड़ी कम्पनियों के कारण १७४३ में पेरिस को भूखों 
मरना पडा था, उनसे भी रक्षा करनी पछेगी । उसको ज़रूरी सामान 
अपने गोदामो मे भरकर रखने ओर उसको ठीक-ठीक बांटने का काम 
भी अपने हाथ मे लेना पडेगा। 

कुछ साम्यवादी लोग फिर भी एक भेद कायम रखना चाहते है । वे 
कहते है--“भूमि, खानो,- मिलो, उद्योग-धंधो का तो नि सम्पत्तीकरण 
होना ही चाहिए । ये उत्पत्ति के साधन है और इनको सार्वजनिक सम्पत्ति 
सममना ठीक है; परन्तु खपत की चीज़े--खाना, कपडा और मकानात--- 
व्यक्तिगत सस्पत्ति रहनी चाहिए ।”! 

परन्तु इस सूक्ष्म भेदु को जनता खूब समझती है । हम लोग जंगली 
नही है जो जंगलो मे केवल घृत्च-शाखाओ के नीचे रह सके । सभ्य मनुष्य 
के लिए तो ऐसा मकान चाहिए जिसमे बेठने-उठने के कमरे हो, खाना 
पकाने को चूल्हा हो और सोने को पलंग हो । यह तो सत्य हे कि निठल्ले 
के लिए ये सब चीज़ें आलस्य का घर होती है । परन्तु श्रमिक के 
लिए तो उचित रीति से गरम किया हुआ और रोशनीदार कमरा उत्पत्ति 
का उसी अकार साधन है जिस अकार कि ओजार या मशीन । यही तो 
उसका शरीर आधे दिन का काम करने के लिए शक्ति का संग्रह करता 
है। श्रमिक का विश्राम मशीन की रोजाना मरम्सत के बरावर है । 

यही दुल्लील भोजन के विषय मे और भी अच्छी तरह लागू होती 
है। उपयक्त भेद को कप्यम रखने वाले अर्थशास्त्री कहे जाने वाले लोग 
भी इस बात से इन्कार नही करेंगे कि उत्पत्ति के लिए मशीन से जलने 
वाला कोयला उतना ही आवश्यक है जितना कि कच्चा साल । तो फिर 
जिस खुराक के बिना सलुष्यरूपी यर्त्र कुछ भी काम नहीं कर सकता, 
उसे उन चीज़ों में से कैसे निकाला जा सकता है जो मजदूर के श्रम के लिए 
अनिवार्य रूप से आवश्यक है ? घनाव्य लोग जो आपस मे दावते उडाते हैं, 
वह ज़रूर विल्ासिता है । परन्तु श्रमजीवी का भोजन तो उत्पत्ति का वैसा 
ही भाग है जैसा कि एजिन मे जलने चाला इंचन । 


सीजन---१ षर्‌ 


बम्त्रों की भी यही बात हैं। हम लोग जंगली नहीं है । यद्यपि शौकीन 
स्त्रियों के महीन और वढिया-बढिया कपडे विज्ञास की वस्तुए' गिनी जायेंगी, 
तथापि उत्पत्ति करने वाले श्रमिक के लिए कुछ सूती और कुछ ऊनी कपडे 
की तो ज़रूरत होती ही है । जिस कुरते और पायजामें को पहनकर वह 
काम करने जाता है और दिन भर का काम करके वह जिस कोट को शरीर 
पर डाल लेता है, चह तो उसके लिए उतना ही आ्रावश्यक है जितना कि 
निहाई के लिए दथाठा । 

हम चाहे पसन्द करे या न करें, लोग तो क्रान्ति का यह श्रर्थ समझते 
हैं । ज्योही वे राज्य का सफाया कर ठगे, त्याही वे सब से पहले यह 
उपाय करेंगे कि उन्हें रहने लायक अच्छा घर और काफी भोजन-वचस्त्र 
मिलता रहे ओर पजीपतियों को उन्हे कुछ भी न देना पढे । 

जनता का ऐसा करना ठीक भी होगा । उत्पत्ति के साधन ओर सपत 
की वस्तुओ के बीच इतने भेद पेदा करने घाते अर्थशास्त्रियों की अपेक्ता 
सावारण लोगो के उपाय अधिक विज्ञानानुकूल होगे। लोग समभते है कि 
इसी स्थान से क्रान्ति का प्रारम्भ होना चाहिए । “भनुष्यजाति की 
ग्रावश्गकताओ का शोर उनको पूर्ण करने के आथिक साधनों का अध्ययन? 
दी एक्र वह चिज्ञान दे जो सच्चा अर्थविज्ञान (अर्थशास्त्र ) कहा जा 
सकता दें, ओर लोग उसी की नीव टालेंगे 


साजन 
है 
श्रागामी जान्ति को यदि हमें सास्यवादी क्रान्ति बनाना दें, तो 
पूर्वपर्ती सव विप्लयों से बह न केचल अपने उद्देश्य में, ऊिन्तु अपने 


नरीकी मे भी सित्र दोगी । नवीन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन 
नी नवीन चाहिए | 


8 रोटी का सचाल 


मे उन्हे स्वीकार करना पडा कि इस बार फिर बाजी हार गये। वे फिरः 
अपनी कोपडी में जा बेढे और भारी-से-सभारी मुसीबत की अतीक्षा 
करने लगे । 

तब अतिक्रिया अभिसान के साथ उठी और उसने मरती हुईं क्रान्ति 
की पीठ पर एक ओर लात जमादी | क्रान्ति मर छुकी थी, अब उसकी 
लाश को पेरो तले रोदने के अतिरिक्त कोई काम बाकी न था । 

ऋ्रान्ति-विरोधियों का आंतक प्रारम्भ हुआ | पानी की भांति खून 
बहाया गया । फ्रांसी का तख्ता कभी खाली न रहा | कारागार भर दिये 
गये ओर घनवान्‌ लोगो की तडक-भडक फिर से सामने आईं । सब 
काम पहले की भांति मज़े से चलने लगा । 

इस चित्र को हमारी सारी क्रान्तियों के बारे से नमूना समझना 
चाहिए । १८८७ में रिपब्लिक शासन के सेवार्थ पेरिस के श्रमिकों ने 
तीन मास की भूख सहन की । जब उनका आगे बस न चला तो 
उन्होने एक अन्तिम जी-तोड अयत्न किया । वह ग्रथत्न भी रक्तपात के 
बाद निप्फल हो गया । १८७१ में युद्ध करने वालो की कमी के कारण 
कम्यून शासन भी नष्ट हो गया। उसने घर्म और राज्य को प्रथक करने के 
उपाय तो किये, परन्तु खेद है कि समय निकल जाने से पहले लोगों को 
रोटी देने के अबन्ध की ओर ध्यान नही दिया। पेरिस में तो यहां तक हुआ 
कि बडे आदुमियों ने क्रान्ति मे भाग लेने वालो को ठोकरे मारी और 
कहा कि “हम “श्रेष्ठ! लोग तो सुन्दर भोजनगृहो मे भोजन करते है, तुम, 
यहां क्यों बाघा देते हो ” जाकर कही मजदूरी करो ।” 

आखिरकार कम्यून-सरकार ने अपनी भूल समझ ली ओर सार्वजनिक 
रसोईघर खोल दिये । परन्तु समय निकल खुका था । उसके दिन इनेगिने 
रह गये थे और वरसाई की सेनाएं नगर की दीवारों तक चढ़कर 
आगई थी । ४.१ 

“रोटी ! ऋ्रान्तिकारियों को तो रोटी चाहिए ।” अन्य लोग भले ही 
शानदार घोपणाएँ निकालते रहे, सुनहरी सरकारी बर्दियों से अपने को 
सुशोभित करते रहे और राजनीतिक स्वतन्त्रता की बातें करने मे समय 


बिताते रहे !... 

हमे तो यह्‌ प्रवन्ध करना है कि स्वतन्त्रता के लिए लड़नेवाले 
सब प्रान्तों मे, क्रान्ति के प्रथम दिन से अन्तिम दिन तक, एक 
भी ऐसा आदमी न रहे जिसके पास रोटी की कम्मी हो; एक 
भी ऐसी स्त्री न रहे जिसे मोदी-कोटी दान में फेकी हुई रोटी 
के लिए रसोईघर के दरवाजे के चाहर थकी हुई भीड़ के साथ 
खड़ा रहना पड़े, एक भी ऐसा बालक न रहे जो रोटी के लिए 
चिल्लाता हो । 

मध्यमवर्ग सदा यह चाहता रहता है कि बडे-बडे सिद्धान्तों श्रथवा यो 
कहिए कि बडी बडी असत्यताओ के विषय मे लंबे-लंबे भाषण दिये ज्ञायें। 

जनता तो यह चाहेगी कि सबकी रोटी मिले । जिस समय मध्यम- 
वर्ग के नागरिक ओर उन्हीं के बिचारों से प्रभावित मज़दूर लोग 
सभा-सस्मेलनों में दिये हुएणु अपने लच्छेदार भाषणों की प्रशंसाए' करते 
होंगे ओर जिस समय ““व्यायहारिक आदसी” शासन संगठन के तरीकों 
पर वाद-विवाढ मे उलके होंगे, उस समय हम लोगों को तो भोजन के 
प्रश्न पर ही विचार करना पढेगा, भले ही आज हमें कोई स्वप्त-संसार 
के जीव कहे । 

हम यह साहमपूर्वक घोषित करते है कि भोजन थाने का 
हक सबको है, भोजन-सामग्री इतनी है कि वह सचको मिल 
सकती है, ओर “सब के लिए रोटी” यही एक ध्ूव. वाक्य है 
जिसके सहारे क्रान्ति सफल ही जावेगी । 


श्र 


कहा जाता है कि हम हवाई किले बनाने वाले लोग ह। ठीक है 
हम तो यहा तक सानते है कि क्रान्ति सबको रोटी-कपडा ओर घर दे 
सकती दे, ओर उसे देना चाहिए | यह एक ऐसा विचार है जिसे मध्यम- 
बर्ग के नागरिक चाहे वे किसी भी दल के हो,, विसऊुल नापसनन्‍्द करते 


२ रोटी का सवाल 


फ्रांस का ही उदाहरण लीजिए । वहाँ गत सो वर्षों मे हमने जिन 
तीन सा्वेजनिक आन्दोलनों को देखा है, वे परस्पर अनेक बातो में भिन्न 
हैं, परन्तु उनसे एक बात सामान्य है । 

इन सब आन्दोलनो में लोगो ने पुराने शासन को पलटने का प्रयत्न' 
किया और इस काम के लिए अपने खून का दरिया बहा दिया । परन्तु 
युद्ध के कठिन आधात को सहकर भी वे फिर भुला दिये गये । कुछ ऐसे! 
लोगो की, जो किसी-न-किसी हद तक सच्चे कहे जा सकते थे, सरकार 
बनाई गई और उसने नये शासन के संगठन करने का काम लिया । यह 
सरकार सब से पहले राजनीतिक गश्नो के हल करने मे लग गईं। वे अश्न 
भ्रे---शासन का युन.संगठन, व्यवस्था का सुधार, राज्य और धर्म का 
पृथक्रण, नागरिक स्वतन्त्रता आदि । यह तो सत्य है कि श्रमिकों के संधों 
ने नई सरकार के सदस्यों पर निगाह रक्खी और कई बार अपने विचारों का 
ग्रभाव भी उन पर डाला | परन्तु इन संघो मे सी, चाहे नेतागण मध्यम 
बर्ग के रहे या श्रमिक वर्ग के, अधिक अभाव मध्यम वर्ग के विचारों का 
ही रहा । वे विविध राजनीतिक अर्नों पर विस्तार के साथ बाद-विवाद 
करते थे; परन्तु रोटी के प्रश्न को भूल ही गये । 

ऐसे अवसरो पर बडे-बडे विचाशे का जन्स हुआ है। वे विचार 
ऐसे थे, जिन्होने संसार को हिला दिया। ऐसे अवसरो पर ऐसे शब्द 
कहे गये है, जो आज एक शताब्दी से अधिक बीत जाने पर भी हमारे 
हृदयों में जोश भर देते है | परन्तु उधर गंदी गलियों में लोग भूखो मर 
रहे है । 

क्रान्ति के आरस्म होते ही उद्योग-घंघे अनिवार्य रूप से रुक गये | 
माल का क्रय-बिक्रय बंद हो गया और पूंजी छिपा की गईं । कारखानो 
के मालिकों को तो ऐसे समय भी किसी बात का भय नहीं था। वे 
अपने सुनाफ़ खाकर मोटे हो जाते थे। उनका बस चलता तो वे चारों 
तरफ फैली हुई दुरवस्था पर भी सद्दा करते। परन्तु मज़दूरो का गुज्ञारा 
सुश्किल से होने लगा। दरिद्षता उनके हार पर मुंह वाए आ खडी हुई । 

देश मे दुष्काल फैल गया, और दुष्काल भी ऐसा, जो छुराने शासन 


भसोजन---१ डरे 


में शायद्‌ ही कभी पडा हो ॥ 

१७४३ मे श्रसिको ने यह चिज्ञाहट मचाई कि “गिरोरिडस्ट” लोग 
हमको भूखो मार रहे है। उस पर गिरोसिडिस्ट लोगो को मार दिया गया 
और शासक की सारी शक्तियां 'माउण्टेन' और “कम्यून” सरकार के हाथों 
में दे दी गई । कम्यून सरकार ने अलबत्ता रोटी के प्रश्न को उठाया और 
पेरिस-वासियों का पेट भरने मे उसने भगीरथ प्रयत्न किये। फ़ाउशे और 
कोलोट डि हरबाय ने तॉयन्स से अजन्न-भण्डार स्थापित किये, परन्तु उनको 
भरने मे जो रकम खर्च की गई वह अत्यन्त अपर्याप्त थी। कस्बा- 
ससितियों ने अन्न प्राप्त करने के बडे प्रयल किये। जिन दूकानदारों ने 
आटा गुप्त रूप से इकटद्ठा कर रक्खा था उनको फांसी दी गई। फिर भी 
लोग रोटी के लिए तरसते रहे । 

तब वे लोग राजभक्त पड़यन्त्र-कारियो पर हठे, और सारा दोष 
उनके मत्थे मढ़ा । रोज दर-पन्द्रह जागीरदारों के नौकरों या पत्नियों को 
फांसी पर लटका दिया जाता था। नोकरों की ज्यादा कमबख्ती आती थी; 
क्योंकि उनकी मालिकिनियां तो बाहर चली गई' । परन्तु यदि वे रोज़ सो 
सरदारो को भी मारते तो भी परिणास उतना ही निराशाजनक होता । 

परन्तु दरिद्रता तो बढ़ती गई । मजदूरपेशा व्यक्ति बिना मज़दूरी के 

, जीवित नहीं रह सकता और मज़दूरी मिलती न थी । उसके लिए हज़ार 
लाशे हुई' तो क्या और दो हजार हुई तो क्या ? 

तब लोग तंग आने लगे। क्रान्ति विरोधी लोग श्रमिकों के कानों 
में कहने लगे कि “तुम जिस क्रान्ति का गवे करते थे देख लिया उसका 
मज़ा ! तुम्हारी हालत तो पहले से भी खराब है ।” शने -शने, धनवानों 
को भी साहस हुआ । वे अपने बिलो मे से निकल-निक्ल कर बाहर आने 
लगे ओर भूखों मरती हुईं जनता के सामने अपनी विलासिता का प्रदर्शन 
करने लगे | वे छेलो की-सी पोशाके पहन-पहन कर श्रमिकों से कहने 
लगे-“इस मूर्खता को रहने दो। तुमने इस क्रान्ति से क्या लाभ 
खठाया 7? 

क्रान्तिकारियों का हृदय बैठ गया । उनका धैर्य छूट गया और अन्त: 


| रोटी का सवाल 


मे उन्हे स्वीकार करता पडा कि इस बार फिर बाजी हार गये | वे फिर 
अपनी कोपडी में जा बेठे और भारी-से-भारी मुसीबत की अतीक्ता 
करने लगे । 
तब प्रतिक्रिया अभिमान के साथ उठी और उसने मरती हुईं क्रान्ति 
की पीठ पर एक ओर लात जमादी । क्रान्ति सर चुकी थी, अब उसकी 
लाश को पेरों तले रोदने के अतिरिक्त कोई काम बाकी न था । 
क्रान्ति-विरोधियो का आंतक प्रारम्भ हुआ । पानी की भांति खून 
बहाया गया । फ्रांसी का तख्ता कभी खाली न रहा | कारागार भर दिये 
गये और घनवान्‌ लोगो की तडक-भडक फिर से सासने आई । सब 
काम पहले की भांति मज़े से चलने लगा । 
इस चित्र को हमारी सारी क्रान्तियों के बारे मे नमूना समझना 
चाहिए | १८८७ में रिपब्लिक शासन के सेवार्थ पेरिस के श्रमिकों ने 
तीन मास की भूख सहन की । जब उनका आगे बस न चला तो 
उन्होने एक अन्तिम जी-तोड अयत्न किया । वह प्रयत्न भी रक्तपात के 
बाद निष्फल हो गया । १८७१ मे युद्ध करने वालो की कमी के कारण 
कस्यून शासन भी नष्ट हो गया | उसने घ॒र्मं और राज्य को प्रथक करने के 
डपाय तो किये, परन्तु खेद है कि समय निकल जाने से पहले लोगो को 
रोटी देने के प्रबन्ध की ओर ध्यान नहीं दिया। पेरिस में तो यहां तक हुआ 
कि बडे आदमियों ने क्रान्ति मे भाग लेने वालो को ठोकरें मारी ओर 
कहा कि “हम “श्रेष्ट'.लोग तो सुन्दर भोजनगुहो में भोजन करते है, तुम, 
यहाँ क्यों बाधा देते हो ? जाकर कही मजदूरी करो ।” 
आखिरकार कम्यून-सरकार ने अपनी भूल समझ ली ओर सार्वजनिक 
रसोईंघर खोल दिये । परन्तु समय निकल चुका था। उसके दिन इनेगिने 
रह गये थे और वरसाई की सेनाएं नगर को दीवारों तक चढ़कर 
आगई थी । 
“सेटी ! क्रान्तिकारियों को तो रोटी चाहिए ।” अन्य लोग भले ही 
शानदार घोषणाएँ निकालते रहे, सुनहरी सरकारी वर्दियो से श्रपने को 
सुशोभित करते रहे और राजनीतिक स्वतन्त्रता की बाते करने मे समय 


भोजन---२ 34 


विताते रहे !... 

हमे तो यह प्रबन्ध करना है कि स्पतन्त्रता के लिए लड़नेवाले 
सब प्रान्तों मे, ऋान्ति के प्रथम दिन से अन्तिम दिन तक, एक 
भी ऐसा आदमी न रहे जिसके पास रोटी की कमी हो; एक 
भी ऐसी स्त्री न रहे जिसे मोटी-कोटी दान में फेकी हुई रोटी 
के लिए रसोईबर के द्रवाजे के बाहर थकी हुई भीड़ के साथ 
खड़ा रहना पड़े, एक भी ऐसा बालक न रहे जो रोटी के लिए 
चिल्लाता हो । 

सध्यमवर्ग सदा यह चाहता रहता है कि बडे-बछे सिद्धान्तो अथवा यो 
कहिए कि बडी बडी असत्यताओं के विषय मे लंबे-लंबे भापण दिये जायें। 

जनता तो यह चाहेगी कि सबकी रोटी मिले । जिस समय मध्यम- 
वर्ग के नागरिक ओर उन्हीं के विचारों से प्रभावित मजदूर लोग 
सभा-सस्मेलनो मे दिये हुए अपने लच्छेदार भाषणों की ग्रशंसाए' करते 
होंगे ओर जिस समय “व्यावहारिक आदमी” शासन संगठन के तरीक़ों 
पर वाद-विवाद से उल्तके होंगे, उस समय हम लोगों को तो भोजन के 
मअश्न पर ही विचार करना पडेगा, भले ही आज हमे कोई स्वप्त-संसार 
के जीव कहे 

हम यह साहमपूर्वक घोषित करते है कि भोजन थाने का 
हक़ सबको है, भोजन-सामग्री इतनी हे कि वह सबको मिल 
सकती है, और “सब के लिए रोटी” यही एक धूव वाक्य है 
जिसके सहारे क्रान्ति सफल हो जावेगी । ह 


दर 


कहा जाता है कि हम हवाई किले बनाने वाले लोग है। ठीक है । 
हम तो यहां तक मानते है कि क्रान्ति सबको रोटी-कपडा और घर दे 
सकती है, ओर उसे देना चाहिए | यह एक ऐसा विचार है जिसे मध्यस- 
वर्ग के नागरिक चाहे वे किसी भी दल के हो, विलकुल नापसन्द करते 


६ रोटी का सवाल 


है, क्योंकि वे यह बात खूब जानते है कि पेट भरे हुए लोगों के ऊपर 
बडप्पन क़ायम रसना सरल नही है | 
फिर भी हम अपनी बात पर कायम हैं। क्रान्ति करने वालों के लिए 
रोटी मिलनी ही चाहिए। रोटी का सवाल ही दूसरे सारे सवालों से 
पहले हल किया जाना चाहिए । यदि इस मश्न का हल इस प्रकार हुआ 
कि उससे सारी जनता का हित हो तो समझना चाहिए कि क्रान्ति ठीक 
रास्ते पर लग गई; फ्योंकि रोटी का प्रश्न हल करने में हमें समानता 
का सिद्धान्त स्वीकार करना पडढेगा। इस प्रश्न को हल करने का और 
कोई उपत्य हो ही नही सकता । 
यह निश्चय है कि १८४८ की क्रान्ति की भांति आगामी क्राग्ति का 
उदय भी ऐसे समय होगा जब हमारे उद्योग-घन्धो पर महान विपत्ति के 
बादल छाये होगे । पचास वर्ष से फोडा पक रहा है। वह फूट कर ही 
रहेगा । सारी घटनाए' संसार को क्रान्ति की ओर ले जारही है। नई- 
नई जातियां श्रन्वर्राष्रीय व्यापार के अखाड़े मे उत्तर रही है और दुनिया 
के बाज़ारों पर अधिकार करने के वास्ते लड रही है। युद्ध हो रहे है । 
टैक्स बढ़ रहे हैं । धष्टो पर कर्जा चढ रहा है । कल्न की चिन्ता सब पर 
सवार है । विदेशों मे उपनिवेशों का खूब विस्तार किया जा रहा हे । 
इस समय यूरोप में लाखो श्रमजीवी बेकार हैं। जब क्रान्ति 
आ घमकेगी और बारूद्‌ की गाडी मे लगाई हुईं आग की तरह फैल जावेगी 
तो हालत झौर भी बुरी होगी । ज्योही यूरोप और अमरीका में रोक कौ 
दीवारें खडी कर दी जावेगी त्योंही बेकारों की संख्या हुगुनी हो जावेगी । 
इन बहुसंख्यक लोगो को रोटी देने के लिए क्या उपाय करना होगा ” 
यह तो मालूम नहीं कि जो लोग अपने को “व्यावहारिक आदमी' 
कहते है उन्होंने सम्पूर्ण रूप से इस प्रश्न का उत्तर सोचा है या नहीं। 
परन्तु हम यह तो जरूर जानते है कि वे मज़दूरी-प्रथा कायम रखना 
चाहते है, और इसलिए हमे आशा करनी चाहिए कि राष्ट्रीय कारखाने' 
और पब्लिक वकक्‍स खुलेंगे और इनके जरिये से बेकारो को रोटी देने का 


ढोंग किया जावेगा । 


भोजन---२ 


१७८६ और १७६३ में राष्ट्रीय कारखाने 'खुले थे [0८४८ में भी 
यही साधन अयुक्त हुए थे। नेपोलियन तृतीय ने सार्वजनिक कारखाने 
कायम करके अठारह वर्ष तक पेरिस के श्रमजीवियो को सन्तुष्ट रक्खा था, 
भले ही इसके कारण आज पेरिस पर आठ करोड पौरड का ऋण 
ओर तीन-चार पाउण्ड प्रति व्यक्ति म्युनिसिपल कर है। 7 जानवर को 
पालतू बनाने! का यह बढिया तरीका रोस से भी था, और शक्ति संगठित 
करने का समय प्राप्त करने के लिए लोगो को रोटी का टुकडा फेंकने की 
चाल सदा से स्वेच्छाचारियो, राजाओं और सम्राठो ने चली है | इसलिए 
यह स्वाभाविक ही है कि “व्यावहारिक” लोग सजदूरी या वेतन की प्रथा 
को स्थायी बनाने के इस उपाय की ग्रशंसा करें। जब सत्ताधीशो के 
सनातन से चले आए हुए ये उपाय हमारे पास मौजूद है तो हमें अपने 
मस्तिप्को को कष्ट देने की आचश्यकता ही क्या है ९ 

क्रान्ति को यदि शुरू से ही गलत रास्ते पर लगाया गया तो इसका 
जहाज किनारे कैसे लगेगा ? 

२७ फरवरी सन्‌ १८४८ को, जबकि राष्ट्रीय कारखाने खुले थे, पेरिस 
के बेकारो की सख्या ८००० थी। दी सप्ताह के बाद वे ४६,००० हो 
गये । बाहर आन्तो से आने वालो की बडी संख्या को गिने बिना भी, 
उनकी संख्या शीघ्र ही १,००,००० हो जाती | 

फिर भी उस समय व्यवसायों मे और फ्रान्स के कारखानेदारों 
के कास पर लगे हुए मजदूर आज से आधे थे । हम जानते है कि क्रान्ति 
मे विनिमय और उद्योग-धन्धो को ही अधिक हानि पहुँचा करती है । 
वास्तव मे हमे उन्हीं श्रमजीवियों की चिन्ता करनी, है जिनकी मजदूरी 
अत्यक्ष या परोक्ष-रूप से निर्यात-व्यापार पर निर्भर है या जो उन विलास- 


वस्तुओं को बनाने मे लगे रहते हैं जिनकी खपत अल्पसख्यक मध्यमवर्ग 
में होती है । 





+ सन्‌ १६०४ मे पेरिस का स्युनिसिपल्त कर २,२६६,४७६,१०० 
ऋफ्रेक था और उसके चार्जेस १२१,०००,०००, फ्रेंक थे । 


शैप रोटी का सवाल 


तो यूरोप में क्रान्ति हो जाने का अर्थ है कम्त-से-कम आधे कारखानो 
का अनिवार्यरूप से बन्द हो जाना । इसका अर्थ हे लाखो श्रमजीवियो 
ओर उनके परिवारों का सडको पर मारे-मारे फिरना । “व्यावहारिक आदमी” 
लोगो के कष्ट-निवारणार्थ तत्काल नये राष्ट्रीय कारखाने खोलकर इस 
भयंकर परिस्थिति को रोकना चाहेंगे । वे बेकारी को काम देने के लिए 
उसी वक्त नये उद्योग-घन्धे खोलेंगे । 

जैसा कि प्राउडहन ने लगभग <० वर्ष पहले ही बता दिया था, यह 
स्पष्ट है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति पर थोडा भी आक्र मण करने से उसके साथ 
ही व्यक्तिगत व्यवसाय और मज़दूरी के तरीके पर आधारित सारी प्रणाली 
का पूर्ण विसज्ञगन हो जायगा | समाज को बाध्य होकर सम्पूर्ण उत्पत्ति 
को अपने हाथ मे लेना पडेगा, और सारी जनता की आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने के लिए उसका पुनःसंगठन करना पडेगा। परन्तु यह 
कार्य एक दिन में या एक मास में पूरा नहीं हो सकता । माल तैयार करने 
का ढांचा बदलने में कुछ समय लगेगा। ओर इतने काल तक लाखों 
आदमी जीवन-निर्वाह के साधनों से वंचित रहेगे। तो' फिर किया 
क्या जाय ? 

यह समस्या एक ही तरह से हल हो सकती है | जो महान्‌ कार्य 
हमारे सामने है, हम उसे साहस के साथ हाथ मे ले ले, ओर जिस 
परिस्थिति को हमने स्वयं बिगाड दिया है, उसमे पंवन्द जोडने का 
प्रथल न करके बिलकुल नवीन आधार पर उत्पत्ति का घुन.संगठन 
प्रारम्भ करे । 

इसी प्रकार हमारी दृष्टि मे काम करने का वास्तविक और व्यावहारिक 
मार्ग यही होगा कि लोग विद्रोही अदेशों को सारी भाजन-सामभ्रा पर 
तत्काल अधिकार करलें | उस सारी सामग्नी का प्रा-पूरा हिसाब रक्खा 
जावे. ताकि उस में से थोड़े का भी नुकसान न हो, ओर इस इकट्ठा का 
हुई शक्ति से हरएक व्यक्ति विपत्ति-काल की पार करें योग्य ही' जावे । 
उसी समय के वीच, कारखानों के काम करने वालों से एक समभाता 
करना होगा । उन्हे आवश्यक कच्चा माल देना होगा । उन्हे जीवन-निर्वाह 


भोजन---३ 


के साधन मिलने का विश्वास कराना होगा; ओर थे किसानो की ज़रूरत 
की चीजें तेयार करने का काम करेंगे। अन्त में, पडतभूमि को जोकि बहुत 
है, खूब उपजाऊ बनाना पडेगा, कम उत्पन्न करने वाली भूमि की अधिक 
उत्पन्न करनेवाली बनाना पढेगा, और अच्छी ज़मीन भी जो चौथाई या 
दुसमाश उपज भी नहीं देती उसको कीमती वाग या फूलों की क्यारी 
की तरह मेहनत से जोतकर तैयार करना पडेगा । और किसी तरह इस 
गुत्थी को सुलझाने का उपाय ख़याल में ही नहीं आ सकता। हम चाहें 
या न चाहे, परिस्थिति बलात्‌ यही कराकर छोडेगी | 


३्‌ 


वर्तमान पृजीवाद की सबसे धान विशेषता है सजदूरी-प्रथा । 
वह संक्षेप भे इस प्रकार है---- 

किसी आदमी या कई आदमियों के पास मिलकर पूृजी होती है । 
वे लोग कोई श्रोद्योगिक कारबार शुरू करते है। कारखानो को कच्चा 
माल देने का भार भी चही ले लेते है ओर उत्पत्ति का प्रवन्ध भी वही 
करते है । काम करने वालो को तो बेंधी हुईं मजदूरी दे देते ह और 
मुनाफा सारा खुद हडप कर जाते है। इसके लिए बहाना यह किया 
जाता है कि कारवार का प्रवन्ध करना, इसकी सारी जोखम उठाना 
ओर साल,की बढ ती-घटती कीमत का जिम्मा लेना, यह सब भी तो हम 
को ही करना पडता है । 

इस श्रथा को बनाए रखने के लिए पूंजी पर बर्ततान एकाधिकार 
रखने वाले लोग कुछ रित्रायत देने को भी तेयार हो जावेगे | उदाहरण 
के लिए वे श्रमजीवियों को लाभ का कुछ भाग देना मंजूर कर लेगे, 
अथवा महगाई के समय मजदूरी बढा दिया करेंगे। सार यह, कि 
यदि उन्हें कारखाने अपने हाथ में रखने ओर उनके अच्छे-ग्च्छे फल 
खा लेने दिया जाय, तो वे थीडा सा त्याग करना भी स्वीकार कर लेंगे । 

हम जानते हैं कि समप्टिबाद ( (06८४ ५।छ्या ) 
मजदूरी-प्रथा को मिटाता नहीं है, हो, वर्तमान व्यवस्था में वह बहुत कुछ 


56 रोटी का सवाल 

सुधार सुकाता है । समप्टिवाद के अनुसार कारखानेदार नही 
रहेगे, राज्य या प्रतिनिधि-शासन रहेगा । राष्ट्र के अतिनिधि या 
साम्यवादी आसो के अ्तिनिधि और उनके सहकारी या अधिकारी लोग ही 
उद्योग-धन्धों का संचालन करेगे । बचे हुए माल को--सबके हित के 
लिए लगा देने का हक भी ये लोग अपने ही पास रक्‍खेंगे । इसके 
अतिरिक्त समष्टि-वाद्‌ मजदूर और कारीगर के बोच एक बडा 
सूच्म परन्तु महत्व-पूर्ण भेद करता है। समष्टि-वादी की दृष्टि मे 
भज्ञदूर का काम साधारण” श्रम है। परन्तु एक कारीगर, यन्त्र चलाने- 
वाला, इंजीनियर, विज्ञानवेत्ता आदि का काम वह काम है जिसे माक्स ने 
“जटिल काम! कहा है और इसलिए उसका चेतन सी ऊचा होना चाहिए। 
परन्तु मजदूर और कारीगर, बुनकर और विज्ञानवेत्ता, सभी राज्य के 
चेतन-भोगी नौकर है। 


४ 


परन्तु आगामी क्रान्ति से यदि सब अकार की मजदूरी या वेतन की 
प्रथा समिट जाय और ऐसे समाजवाद की स्थापना हो जाय जिसमे इस 
अकार को गुलामी की गुजायश ही न रहे तो मश्ुष्य-समाज की इससे बडी 
और क्या सेवा हो सकती है ? ह 

यह मान लेने पर भी कि सम्पन्नता और शान्ति के समय से वर्तमान 
व्यवस्था से समष्टि-वादी सुधार धीरे-धीरे किया जा सकता है तथापि 
कआऋन्ति के उस काल से जबकि युद्ध के अथस आह्वान के साथ लाखों 
भूखे लोगो को खिलाने की आवश्यकता खडी हो जञायगी, तब तो इस 
अकार का सुधार करना असम्भव हो जायगा। उद्योग-धन्धो की जड़ो को 
हिलाये बिना राजनीतिक क्रान्ति तो हो सकती है, परन्तु जिस क्रान्ति से 
छोग सम्पति पर हाथ डालेगे उसमें सारा व्यापार और सारी उत्पत्ति 
बंद हुए बिना नही रह सकती । सावेजनिक कोप में आने वाला करोड़ों 
का धन लाखो बेकारो को मजदूरी चुकाने के लिए नाकाफ़ी होगा । 


भोजन---8 ६१ 


इस बात पर जितना जोर दिया जाय उतना ही थोडा है। नये 
आधार पर उद्योग-धन्धो का पुन-संगठन केवल कुछ दिनो में पूरा नही 
हो सकता । और, न लोग मजदूरी-पथा के समर्थन करने वाले सिद्धान्त- 
वादियों पर कृपा करके वर्षो तक आधे पेट भूखे रहना स्वीकार करेंगे । 
तंगी के समय को पार करने के लिए, उनकी वह माग होगी जो ऐसे 
अवसरों पर सदा हुआ करती है। वे चाहेगे कि भोजन-सामभ्री सार्वजनिक 
सम्पत्ति बनादी जाय, और उससे से लोगो को रसद बाद दी जाया करे। 
बैर्य का उपदेश देना व्यर्थ होगा । लोग धैर्य नहीं रख सकेगे । यदि 
भोजन नही मिलेगा तो वे रोटी के कारखानी को लूट लेंगे । 
पश्चात्‌, यदि लोग सफल न हो सके, तो वे गोलियों से मार दिये 
जायंगे, और समष्वाद्‌ के लिए मैदान साफ कर दिया जायगा | 
इस उद्देश्य की ग्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार व्यवस्था! कायम करनी 
पडेगी । और अलुशासन और आज्ञापालकता लानी पडेगी । जब 
क्रान्तिकारी कहे जाने वाले लोग ही जनता पर गोलियाँ चलायगे, तो 
जनता की दृष्टि मे क्रान्ति घृणित हो जायगी। पूजीपति ल्लोग यह बात 
शीघ्र ही समझ जायगे | वे अवश्य ही “व्यवस्था” कायम करने वाले चीरों 
का समर्थन करेगे, भले ही वे वीर समप्टिवादी ही क्यों न हो। ये 
समकेगे कि इस उपाय से बाद से हम समष्टिवादियो को सी दबा 
देंगे। यदि इस विधि से व्यवस्था स्थापित हो गई” तो परिणामों का 
अलुमान करना सरल है । “व्यवस्था? करने चाले लोग “लूट करने वालो” 
को ही सार कर संतुप्ट न हो जायगे । वे 'भीड के सरगना” लोगो को 
भी पकडेंगे | वे फिर से न्यायालय स्थापित करेंगे ओर जन्नाद मुकरिर 
करेंगे । उत्साही-से-उत्साही क्रान्तिकारी लोग फॉसी के तख्ते पर चढ़ए 
दिये जायगे । सन्‌ १७६३ की पुनरावृत्ति हो जायगी । 
परन्तु सारे लक्षणों से हमे तो यही विश्वास होता है कि लोगों का 
जोश उन्हे काफी दूर ले जायगा, ओर जब क्रान्ति होगी तवतक अराजक 
साम्यवाद के विचार जद पकड़ लेगे | ये विचार बनावटी नहीं है। 
लोगो ने स्वयं ही इन विचारो को प्रकट किया है। और, जैसे-जैसे यह 


दर रोटी का सवांल 


हे 4 


मालूम होता जाता है कि इसका दूसरा उपाय नहीं है वेसे-वेसे-ही 
समाजवादी लोगो की संख्या निरन्तर बढ़ती जाती है ।. 

यदि लोगों की लगन काफी प्रबल होगी तो परिस्थिति बिलकुल 
दूसरी ही होगी । विप्लवकारी नगरों के लोग ऐसा नहीं करेगे कि पहले 
दिन तो रोटी वालो की दूकानो को लूट ले ओर दूसरे ही दिन भूखो मरे। 
बल्कि, वे गोदामों पर, पशुओ की मंडियो पर,--वास्तव से खाने की 
चीजो के सारे भण्डारो पर ओर समस्त आप्य भोजन पर अधिकार कर 
लेंगे । भल्ले-भले नागरिक, ख्रियां और पुरुष, अपने स्वयंसेवक दल बना 
लेंगे और सारी दूकानों ओर गोढ़ामो की चीजों की एक सरसरी मामूली 
फर्द बनाने के काम में जुट जाय॑ंगे। 

यदि ऐसी क्रान्ति पेरिस में हुईं तो खाद्यगसामग्मी का परिणाम जनता 
को चौबीस घण्टे में ही मालूम हो जायगा, जोकि गणना-कमेटियो के 
होते हुए भी आज उसे मालम नही है ओर जिस वात का पता नगर को 
१८७१ के घेरे में न लग पाया था। अडतालीस घटे में तो ऐसे नक्शों 
की लाखों ग्रतियां छुप कर बैंट भी जायंगी, जिनमे प्रापष्य खाद्य-सामग्री 
का ठीक-ठीक हिसाब दिया होगा और यह लिखा होगा कि कहा-कहां वे 
रक्‍खी है ओर केसे-केसे बांदी जायंगी। 

हर चाल में, हर गली में, हर मुहन्ने में स्वयं-सेवको के दंल संगठित 
हो जायंगे। ये सामान पहुँचाने वाले स्वयं-सेवक सरलता से दूसरो से 
सिंलकर और उनसे सम्पर्क रखकर कास कर सकेंगे | केवल उद्ंड राजनीतिज्ञों 
की तलवारों की बाधा मार्ग में न आनी चाहिए। अपने को 'वेज्ञानिक! 
सिद्धान्तवादी कहने वाले लोग अपनी उलटी सलाहे देने को बीच मे न 
पडने चाहिए । वे अपने कूड-सगजु से निकाल-निकालकर केसे भी सिद्धान्ता 
का ग्रतिपादन करते रहे, पर उच्हे कोई अधिकार या सत्ता न मिलनी 
चाहिए । जनता में संगठन करने की बडी अछुत शक्ति है, पर उसे 
काम में लाने का इसे कभी अवसर नहीं दिया गया। उपयक्त बाधाएं न 
आईं तो उसी शक्ति से बडे-से-बडे नगर में भी ओर क्रान्ति के मध्य में 
भी अवैतनिक कार्य-कर्त्ताओं का एक ऐसा बडा संघ बन जायगा जाँ सत्र 


भमोजन---७ द््झू 


लोगो को मोजन पहुँचाने को तेयार हो ज्ायगा | 

यदि लोगों को आप स्वतन्त्र छोड दे तो दस दिन में ही भोजन-मवंध 
बडी नियमवद्गता से चलने लगेगा। जिन्होंने लोगो को जी-जान से 
काम करते कभी नहीं देखा, जिन्होंने दफ्तर के कागजी में ही अपना सारा 
जीवन बिता डिया है, केवल वे ही लोग इस वात में शंका कर सकते है । 
बरे के दिनो में पेरिस के लोगो ने जिस प्रकार संगठन-शक्ति का परिचय 
दिया था, और डॉक के मजदरों की हडताल के समय, जबकि पाँच 
लाख भूखों मरते आठमियों को खिलाना पडता था, लन्दन से जो सगठन- 
शक्ति लोगों ने दिखाई थी, उसको देखने वाले लोग बता सकते है कि 

बह कोरी दफ्तरी योग्यता से कितनी बढी-चढी है । 

यदि हम यह भी मानले कि हमें थोडी असुविधा और गडबडी एक 
पत्त या एक मास तक सहन करनी भी पडे, तो भी क्या ? साधारण 
जनता के लिए तो वह हालत उसकी पिछुली हालत से अच्छी ही होगी । 
और फिर क्रान्ति के दिनों में तो घटनाओं पर गरमागर्म बहस करते 
हुए थोड़ी चाछु-रोटी खाके भी ममुप्य सन्‍्तोष मान सकता है। 

हर हालत में जिस बात का अनेकों कमेथियोँ बनाने वाले अम्रगतिशील 
सिद्धान्तवादी लोग चटारदीवारियों के बीच बेठ कर आविष्कार करेंगे, 
उसकी अपेक्षा तो सामयिक आवश्यकता से अपने आप निकल आनेवाली 
व्यवस्था हजार दजे अच्छी होगी । 

बड़े नगरी के लोगो को तो सारे नागरिकों की आवश्यकतायं की पूर्ति 
के लिए परिस्थिति से बाधित होकर सारी खाद्य-सामञ्री पर कब्जा करना 
पटेगा, पहले परम आवश्यक वस्तुओं पर, फिर दूसरी वरतुओं पर । 
यह काम जितनी जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा । लोगो की उतनी 
ही कस दुर्देशा टोगी और रूगटा भी कऋम्त होगा। 

परन्तु समाज को किस आधार पर संगठित करना चाहिए जिससे 
भोजन को वस्तुओं का उचित भाग सबको मिल सके / 7 * प्रश्न हमारे 
सामने पहले आता हैं-। क 

हमारा उत्तर सो यह 


रु 
भ 


६४ रोठो का सवाल 


साम्यवाद ( कम्यूनिज़्म ) को ढीक तरह से स्थापित करनेवाला और 
हमारी नन्‍्याय-बुद्धि को सन्तुप्ट करने बाला एक ही सार्ग हे। यही 
व्यावहारिक भी है । यह वही तरीका है जिसे आज भी यूरोप को देहाती 
पंचायतों ने ग्रहण कर रक्‍खा है । हं 

उदाहरण के लिए किसी जगह के एक कृपक गाँव को लीजिए । ऋस 
की ही मिसाल लीजिए, जहाँ कि उददण्ड शजनीतिज्ञो ने सारे पंचायती 
रिवाजों को मिटाने की भरसक कोशिश की है । यदि गांव की हृदमे जलाने 
फ्री लकडी है तो जबतक सबके लिए भरपूर लकडी रहेगी तम्तक हर 
एक आदमी चाहे जितनी ले सकता है । उनको अपने पडोसियों के लोक- 
मत के अतिरिक्त अन्य कोई रोक-टोक नहीं होती । काम की लकडी तो” 
खदा थोडी ही होती है, इसे वे सावधानी से आपस मे बांद लेते है । 

पंचायती चारागाह की भी ऐसी ही बात है । जबतक चरने को खूब 
है तबतक एक घर के कितने पशु चरते है या भूमि पर कितने पशु चग्ते 
है, इसकी कोई सीमा नहीं बचती । जबतक कि कमी न मालूम पडे तबतक 
चरोखर भूमि बैंटती नहीं है, और न चारा ही बैठता है । स्वीज़रलेण्ड के 
सारे गांवों में और फ्रांस और जर्मनी क॑ हज़ारों मावो मे जहा-जहो 
पंचायती चारगाहे है वहॉ-वहॉ यही अथा है । 

पूर्वोय यूरोप के देशों मे, जहा बढे-बडे जंगल हैं, और जमीन की कमी 
नहीं है, आप देखेंगे कि जिसको जब आवश्यकता होती है, पेड काट लावा 
है और किसान जिंतनी भूमि चाहते है, जोत लेते है । इस बात का ख़याल 
नही किया जाता कि लकडी में या ज़मीन में किसका कितना हिस्सा है । 
परन्तु ज्योही लकडी या जमीन दोनो मे से किसी की कमी मालूम होती 
है स्योही अत्येक परिवार की आवश्यकता के अजुसार बढ्वारा करे लिया 
जाता है । रशिया मे पहले से ही यही होता है । 

संत्षप में ग्रणाली यह है कि समाज के पास जो चीज़ बहुतायत से 
है उसके विपय मे कोई सीमा या बन्धचन नहीं है, परन्तु जिन चीजी 
को कमी है या कमी हो जाने की सम्भावना है, उनका समान विभाग कर 
लिया जाता है। यूरोप के ३५ करोंड निवासियों में से २० करोड आदमी 


भोजन--8 8५ 


तो स्वाभाविक समाजवाद की इस प्रणाली पर चलते हैं । 

बडे कस्बरो में भी कम-से-कम एक चीज़ ऐसी है जो बहुतायत से 
पाई जाती है । वह चीज है पानी । उसके विषय से भी यही प्रणाली 
प्रचलित है। 

जबतक पानी के कम पडने का भय नहीं होता तबतक कोई भी 
कम्पनी किसी घर में पानी के खर्च को' रोकना नहीं चाहती। जितना 
चाहिए उतना लीजिए । परन्तु अनावृष्टि की अवस्था में यदि पानी के कम 
पडने का भय होता है, तो कम्पनियाँ सिर्फ इतना करती है कि समाचार- 
पत्नो में एक छोटे विज्ञापन द्वारा इस बात की सूचना जनता को दे देती 
हैं, ओर नगरवाले पानी का ख़चे कम कर देते है। वे उसकों व्यर्थ नष्ट 
होने नही देते । परन्तु पानी यदि वास्तव में कम हो जावे तो क्या किया 
जायगा ? उस समय निश्चित परिमाण में पानी देने की प्रणाली काम में 
लाई जायगी | यह उपाय इतना स्वाभाविक है ओर साधारण-बुद्धि में 
इतना जमा हुआ हैं कि १८७१ के दोनो घेरों से पेरिस ने दो बार इस 
प्रणाली को खुद अपनाया था। 

यह दिखाने के लिए कि पानी या भोजन बॉटने की प्रणाली किस ग्रकार 
चलेगी और यह सिद्ध करने के लिए कि वह वर्तमान अवस्था से बहुत ही 
अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होगी, तफ्सीलवार नक्शों को तैयार करने 
की जरूरत नहीं है । ये सारे नक्शे और तफसीलें उन लोगो को विश्वास 
नही दिला सकती, जो मध्यसवर्ग के है, या जो मध्यमवर्ग के विचारों 
को रखनेवाले श्रमजीवी है और जो यह समझते है कि यदि कोई 
व्यवस्थापक सरकार न रहेगी तो लोग एक-दूसरे पर टूट पडेंगे या जंगली 
मनुष्यो की सांति एक-दूसरे को खा जायंगे। यदि साधारण जनता के 
हाथ मे परिस्थिति आजाबे तो वह पूर्ण इन्साफ ओर निष्पक्तता से भोजन 
का बँटवारा कर सकेगी या नहीं, यह आशंका उन्हीं लोगो को रहेगी 
जिन्होंने कभी उसे स्वयं निश्चय करते और तदनुसार काम करते हुए 
नही देखा है। 
ध्‌ 


६६ रोदी का सवाल 


जनता की किसी सभा में यदि आप अपनी यह राय प्रकट करें कि 
नफीस खाने तो अकर्मण्य अमीरो की लोलुप जिह्ना के लिए रहे और 
अस्पताल के बीसारो को काली रोटी दी जावे, तो आपको घुतकार मिलेगी । 
परन्तु उसी सभा में ओर गलीं-कुचो ओर बाजार-हाटों मे यदि आप यह 
कहे कि सब से उम्दा खाने बीमारो ओर कमजोरों के लिए---विशेषतः 
बीमारों के लिए रहे । बीमारो के बाद बालको की बारी है। यदि सबके 
लायक गायो और बकरियो का दूध न हो तो वह भी बच्चो के लिए ही 
रखा जावे | यदि समाज बिलकुल हीन-दुशा को ही पहुँच गया हो तो 
धी-दूध बालकों और बूढों को दिया जाय, और मजबूत आदमी को सूखी 
रोटी मिला करे। 

संत्तेप में, आप यह कहिए कि यदि कोई वस्तु कम रह जायगी और 
उसका बँटवारा करता होगा, तो, वह उनको अधिक दी जायगी जिनको 
अधिक आवश्यकता होगी । यह कह कर देख लीजिए। आपकी बात 
सब मान लेंगे। 

जिस आदमी का पेट खूब भरा हुआ है वह इन वातों को नहीं समझ 
सकता । परन्तु जनता इनको समझती है और उसने सदा समझा है। 
विलासिता में पल्रा हुआ व्यक्ति भी यदि ग़रीब होकर सारा-सारा फिरने 
लगे, और जनता के सम्पक में आवे तो वह भी समझने लगेगा । 

जिन सिद्धान्तवादी लोगो के लिए सैनिक की वर्दी और छावनी का 
रसोईंघर ही सबसे बडी सभ्यता है, वे तो नि.सन्देह राष्ट्रीय रसोईघरों की 
भरमार करना चाहेंगे । वे यही बतायेगे कि यदि बडे-बडे रलोईघर कायम 
हो जायें और वहीं सब लोग अपना-अपना रोटी-शाक लेने आवे, तो उससे 

बहत लाभ होगे ओर इंघन ओर भोजन की बडी बचत हांगी । 

हमे इन लाभों के विषय में सन्देह नहीं है । हम खूब जानते है कि 
जबसे हर एक घर में अलग-अलग चूल्हा और अलग-अलग चक्की का 
रिवाज उठ गया तबसे बडी मितव्ययिता हुई है। हम अच्छी तरह समझ 
सकते है कि सौं जगह अलग-अलग चूल्हा न जला कर एक'ही जगह सौ 
परिवारों के लिए शाक बना लेने मे अधिक किफायत है। हम यह भी 


भसोजन--..४ ६७ 


जानते है कि आलू बनाने के सैकडो तरीके है। परन्तु यदि सो परिवारों 
के लिए एक ही बडे बन में वे उबाल लिए जाय॑ तो भी उतने ही 
अच्छे बनेंगे । 
वास्तव में खाना पकाने के विविध भेद तो इसलिए है कि रसोइये 
या गृह-पत्नियाँ अलग-अलग ढद् से मसाले और बघार देती है। फिर भी 
यदि एक मन आलू एक ही जगह बन जाँय तो रसोइयो या ग्ृहपत्नियों को 
अपनी-अपनी पसन्द के अनुसार उसी को विशेष प्रकार से बनाने से 
कौन रोकेगा ? 
परन्तु इन सब बातो को जानते हुए भी, हम यह भी जानते ह्ठेकि 
यदि कोई ग्रृहपत्री अपने ही चूल्हे पर अपने ही बतंन में अपने आलू पकाना 
चाहती है तो उसे पंचायती रसोईंघर से ही आल्‌ लेने को बाध्य करने का 
अधिकार किसी को नहीं है। ओर सबसे बडी बात तो हम यह चाहते है 
कि अत्येक व्यक्ति को अपने कुटुम्ब के साथ या अपने मित्रों के साथ या उसे 
पसन्द आवे तो होटल में भी जाकर भोजन करने की स्वतन्त्रता रहे | 
वर्तमान समय के होटलों के स्थानों पर, जहाँ आजकल लोगो को 
विषेल्ा भोजन खिलाया जाता है, अपने आप बडे-बडे सार्वजनिक रसोई- 
घर खडे हो जॉयगे । जब भविष्य की पञ्मायती पाकशालाएं स्थापित हो 
जायेंगी ओर जब लोगो को न तो धोखा दिया जायगा, न दूषित पदार्थ 
खिलाये जायेंगे ओर उन्हे अपना भोजन वहाँ पकवाने का सुभीता हो 
जायगा तब भोजन की मूल वस्तुओं के लिए वही जाने का रिवाज 
साधारण हो जायगा, केवल अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उन चीजों 
का मसाले आदि मिला कर अन्तिम संस्कार करने का ही काम रह 
जायगा | 
परन्तु इस विषय से कठोर नियम बनाना कि सबको वहा से पका- 
पकाया भोजन ही लेना चाहिए, हमारे आधुनिक विचारो को उतना ही बुरा 
लगेगा जितना कि मठो या छावनियों से रहने का विचार बुरा लगता है। 


यह तो अत्याचार या मिथ्याविश्वास से अभावित दिमाशों से निकला 
हुआ; रही विचार है । + 


दम रोटी का सवाल 


पञ्ञायन से भोजन लेने का अधिकार किसको होगा और किसको 
नही, यह प्रश्न हमें पहले विचारना पडेगा । प्रत्येक क़स्बा इसका अपना 
उत्तर निकाल लेगा, ओर हमे विश्वास है कि सारे उत्तर न्याय-प्रेरित 
होगे । जबतक अ्रम-विभाजन फिर से न हो जायगा जबतक अशान्ति का 
काल चलता रहेगा और जबतक अखाध्य अकर्मण्यो ओर बेकार हुए 
अ्म-जीवियो का सेद करना असम्भव रहेगा तबतक तो आप्त भोजन- 
सामझी में से सबको बिना अपवाद खाना मिलना चाहिए । जो लोग नई 
व्यवस्था के शत्रु रहे होगे, वे तो स्वयं ही कस्बे में चले जायेंगे । परन्तु 
हमारा अलुमान है कि जन-साधारण सदा उदार होते है। उनके स्वभाव 
में कभी बदला लेने की अबृत्ति नही होती ) वे अपने साथ रहने वाले-- 
बविजित ओर विजेता--सभी लोगों के साथ भोजन बांद लेने को तैयार 
हो जायेंगे । ऐसा विचार रखने से क्रान्ति को कोई हानि नहीं होंगी, 
ओर जब फिर काम चलने लगेगा तो पहले के विरोधी भी उनके साथ 
होकर कारखानो में काम करने लगेंगे । जिस ससाज से काम करना अपनी 
इच्छा/ पर निर्भर होगा, उसमे अपरिश्रमियों से कोई डर न रहेगा । 

इस पर समालोचक लोग कह उठते है कि “खाद्य-सामग्री तो एक 
माह में ही समाप्त हो जायगी।”” 

हम कहते है कि “यह तो और भी अच्छा होगा ।” इससे कम-से-कम 
इतना तो सिद्ध होगा कि इतिहास में पहली बार लोगो को भरपेट खाने 
को तो मिला । नया सामान किस प्रकार आप किया जाय, इसके विषय में 
हेस अगले अकरण में कहेंगे । 


ह। 


वे कौनसे उपाय है जिनसे क्रान्ति के समय किसी नगर को भोजन- 
सामग्री प्राप्त हो सकती है ? हम इस प्रश्न का उत्तर देगे; परन्तु वहाँ के 
झान्तों से और समीपवर्ती देशों में ऋान्ति जिस ढंग की होगी, उसी के 
अनुसार ये उपाय रहेगे । भ्रदि कोई पूरा देश, अच्छा तो यह है कि सारा 
ही यूरोप, साम्यवादी क्रान्ति कर डाले और पुर्ण समाजवादी सिद्धान्त को 


भोजन--* ६६ 
लेकर चले, तो हमारा तरीका और भी सरल हो जायगा। परन्तु यदि 
वहाँ की कुछ थोडी-सी ही जातियाँ प्रयत्न करे तो उपाय दूसरे ही चुनने 
यडेंगे । जैसी परिस्थिति होगी बेसे ही उपाय होगे । 

इसलिए पहिले हमे यूरोप की दशा पर दृष्टि डालनी पडेगी, और 
भविष्यवाणी का दावा न करते हुए भी हमसे अनुसान से यह दिखाना 
पडेगा कि क्रान्ति किस दिशा में जायगी, या कम-से-कम उसके विशेष 
लक्षण क्या होगे ? 

यह है तो बढा ही बांछुनीय कि एकदम सारा यूरोप उठ खडा हो, 
निःसम्पत्तीकरण व्यापक हो जावे, और एक-एक व्यक्ति से समाजवाद के 
सिद्धान्त भर जायें। ऐसे स्वेब्यापी विप्लव से तो हमारी शताब्दी का 
कांम बहुत सरल हो जायगा। 

परन्तु सारे लक्षणों से हमे -यही विश्वास होता है कि ऐसा होगा 
नही । इसमे हमे सन्देद नही है कि सारे यूगेप में क्रान्ति फैल जायगी । 
महाद्वीप की चारो बडी राजघानियो--पेरिस, ब्रुसेल्स, वीयना या बर्लिन 
में से एक भी यदि क्रान्ति करके उठ खडी हो ओर सरकार को उलट दे 
सो यह आय. निंश्चित है कि अन्य तीन राजधानियों भी कुछ ही सप्ताहो 
के भीत्तर उठ खडी होगी। और बहुत संभव है कि स्पेन, इटली, यूनान 
आदि देश ओर लंदन नगर भी यही सार्य अहण करेगे। परन्तु क्रान्ति का 
सब जरह एक ही रूप होगा था नही, इसमें बडा सन्‍्देह है । 

यह बहुत सस्मव है कि सर्वेत्र नि सम्पत्तीकरण बहुत विस्तृत होगा । 
यूरोप की कोई भी एक बडी जाति यद्धि ऐसा करेगी तो उसका अभाव 
ओरो पर भी पडेगा, परन्तु क्रान्ति के प्रारम्सिक रूपो से बडे-बडे स्थानीय 
भेद रहेगे और देश-देश में ऋ्रान्ति का मार्ग भी एथक-प्रथक्‌ होगा। 
१०८६-४३ में फ्रान्स के किसानो को जागीरदारों के हकों से अपने को 
झुक्त करने में ओर मध्यमवर्ग के लोगो को राजसत्ता को उखाड फेकने में 
चार वर्ष लगे | यही बात हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए, और ऋ!्ति 
के कुछ धीरे-धीरे स्वयंमेव विकसित होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए । यदि 
फही-कही उसका कदम कुछ कम तेजी से पड रहा हो तो भी हमे, हिस्मत 


2.9 रोटी का सवाल 


न हारनी चाहिए । 

इससे तो सन्देह करने की गुंजायश नही है कि भविष्य में जो क्रांति 
होगी वह पहले की क्रान्तियो से बद्‌ू कर होगी | इंगंलेण्ड की सतन्रहवीं 
शताब्दी की क्रान्ति मे इंगलेण्ड ने एक अहार मे राजा की सत्ता और 
भूमिपतियों की शक्ति मिटा दी थी। अब इनका थोडा-थोडा प्रभाव आज 
भी कुछ बचा है । फिर भी फ्रान्‍न्स की अठारहवी शताब्दी की क्रान्ति 
उसकी अपेक्षा आगे बढी हुईं थी । 

इन अनुमानों को हम केवल अनुमान ही समझते है । फिर भी हम 
सरलता से यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि यूरोप को भिन्न-भिन्न जातियो 
में क्रान्ति भिन्न-भिन्न रूप अहण करे, सम्पत्ति के सामाजिक बना लेने में 
सब जगह एक-सी सफलता न होगी । 

तो क्या इस आन्दोलन की अम्रगामी जातियों को पीछे रह जाने वाली 
जात्तियो के साथ-साथ बेंघे रहना आवश्यक होगा ? क्या हमको तबतक 
रहना पडेगा जबतक कि सारे सभ्य देशों मे समाजवादी क्रान्ति की तैयारी 
न हो चुके ? बिलकुल नहीं। यदि ऐसा करना भी चाहे तो भी संभव 
नही है । इतिहास पिछुडे हुओ के लिए नहीं ठहरा करता । ' 

कुछ साम्यवादी लोगो की यह कल्पना है, परन्तु हमे विश्वास नहीं 
होता कि क्रान्ति एकदम ही, एक ही निर्मिष में हो. जायगी । यह बहुत 
सम्भव है कि यदि किसी देश के बडे नगरों में से एक नगर भी समाजवादी 
संगठन की घोषणा करे तो अन्य नगर और कस्बे वेसा ही करेंगे । 
सम्भवतः बहुत से खानोवाले प्रदेश या औद्योगिक केद्र भी 'स्वामियो 
या मालिकों से अपना पिण्ड छुडा कर अपने स्वाधीन समुदाय वना 


लेगे। 
परन्तु बहुत से देह'्ती भाग इतने आगे बढे हुए नही होते । ऋान्ति कर 
डालनेवाले नगरो के साथ-ही-साथ ऐसे स्थान ग्रतीक्षाबृत्ति में रहेगे ओर 
व्यक्तिवद-प्रणाली पर चलते रहेगे । जब तहसीलदार या कर वसूल करने 
वाले का आना बन्द्‌ हो जायगा, तो ये कृपक क्रान्तिकारियों के विरोधी 
न रहेगे । इस प्रकार नई व्यवस्था से लाभ उठाते हुए ये लोग स्थानीय 


भीजन--६ ७९ 


लुटेरे पु जीवालो का हिसाब चुकाने में भी टालमटोल करेंगे | परन्तु कृपको 
के विप्लवों मे सदा एक विशेष व्यावहारिक जोश हुआ ही करता है । उसी 
जोश के साथ ये भूमि को जोतने के काम में क्षग पडेंगे, क्योंकि करो 
और रहन के भार से मुक्त हो जाने पर जमीन उन्हे और भी प्यारी हो 
जायगी । 

दूसरे देशों मे भी सब जगह क्रान्ति होगी, परन्तु भिन्न-भिन्न स्वरूपो 
मे। किसी देश में राज्य रहेगा और उत्पत्ति के साधन उसके अधीन रहेंगे। 
कही छोटे-छोटे राज्यों का संघ बन जायगा। परन्तु सब स्थानों पर होगा 
किसी न किसी अंश मे साम्यवाद ही । वह सब जगह एक ही नियम के 
अनुकूल न होगा । 


६ 


अब हमे क्रान्ति की अवस्था वाले नगर के उदाहरण पर फिर वापिस 
आजाना चाहिए ओर इस बात पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार 
नगरवासी अपने लिए खाद्य-सामग्री ग्राप्त कर सकेंगे। यदि सारे राष्ट्र ने 
ही समाजवाद स्वीकार न किया हो तो आवश्यक सामग्री किस प्रकार मिल 
सकेगी ? इसी समस्या को हल करना है। फ्रांस के किसी बडे नगर 
मसलन्‌ राजधानी का ही उदाहरण लीजिए । पेरिस प्रतिवर्ष हज़ारों मन 
ग़ज्ला, चार लाख बेल, तीन लाख बछुडे, चार लाख सुअर, वीस लाख से 
अधिक भेडें ओर कई प्रकार की शिकारे अपने खाने के काम मे लेता है । 
इसके अतिरिक्त यह नगर २० लाख पाउणड से अधिक मक्खन, २० करोड 
अण्डे ओर इसी हिसाब से दूसरी चीजे खा जाता है। 

यह अमेरिका, रूस, हंगरी, इटली, मिश्र और भारतीय महासागर के 
द्वीप-समूह से आटा और गल्ला मगाता है; खाद्य-मॉस के वास्ते जम॑नी 
इटली, स्पेन, रूमानिया और रूस तक से पशु मंगाता है ओर किराने की 
चीज़ें तो संसार के सब देशों से थोडी बहुत आती हैं। 

अब यह देखना चाहिए कि देश की पेदावार से ही पेरिस या श्रन्य 
बडे नगर को ख़्राक फिर से कैसे पहुँचाई जा सकती है। और वह भी 


७२ रोटी का सवाल 


इस तरह से कि आन्तो के लोग जल्दी और खुशी से भेजे । 

जो लोग 'सत्ता? मे विश्वास रखते है उन्हे तो यह अश्न बडा सीधा 
दिखाई देगा । वे पहले एक दृढ केन्द्रीय सरकार को कायम कर लेगे, 
जिसके पास पुलिस, फ़ौज, फांसी, आदि सारे दमनास््र मौजूद हो। 
यह सरकार फ्रान्स के सारे माल की फ़हरिस्त तैयार करेगी। सारे देश 
को सामग्री-प्राप्ति के बास्ते कई विभागों मे विभाजित करेगी और 
“आज्ञा देगी कि इतनी-इतनी भोज्य-सामग्री, इस स्थान पर, इस दिन, इस 
स्टेशन पर पहुँच जानी चाहिए । वहां एक विशेष अधिकारी सौजूद रहेगा, 
जो उस सामग्री को लेगा ओर विशेष भण्डार मे इकट्ठा करके रक्खेगा ।' 

हम तो पूर्ण विश्वास के साथ कहते है कि यह उपाय न केवल 
अवाब्छुनीय ही है, किन्तु इसको व्यवहार मे लाना भी असम्भव है | यह 
अत्यन्त ही काल्पनिक है । 

लिखने बैठे तो कोई भी व्यक्ति बेठ कर ऐसे स्वप्न देख संकता है । 
परन्तु वास्तविकता के सामने ये टिक नहीं पाते--१७४६३ मे ऐसा सिद्ध 
हो चुका है । इस सिद्धान्त मे भी इस बात को भुला दिया गया है कि 
मनुष्य मे स्वतन्त्रता की एक वृत्ति हुआ करती है। इस प्रयत्न का 
परिणास यह होगा कि तीन-तीन चार-चार कोस दूर पर ही सर्पत्र विप्लव 
हो जायगा, नगरो के विरुद्ध आम विद्रोह कर देंगे। यदि नगर इस 
प्रण/ली को देश पर लादने की मूर्खता करेंगे तो सारा देश शरख्त्र 
उठा लेगा । 

अरब तक उद्दए्ड कल्पनाएं तो बहुत हो चुकी है। हमे विचारना 
चाहिए कि और भी किसी प्रकर का उपयोगी संगठन काम दे सकता है 
या नही । 

महान्‌ रथजय-क्रान्ति के दिनो मे, ऋन्‍्ख मे आन्तो ने बडे नगरों 
को भूखो म.र दिया था, और क्रान्ति का नाश कर दिया था। फिर 
भी सन्‌ १७६२-३ में ऋन्‍स में अनाज की फ़लल घटी न थी, वल्कि _ 
प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वह बढ़ी थी। परन्तु जमीदारों की जमीन 
पर कछ्ज़ा पाने के बाद और फ़सल काट लेने के बाद कृपक लोग काग़ज़ी 


भोजतन--- ६ ७३ 


रुपये के बदले से अनाज देने को तेयार न हुए। इस आशा से कि 
या तो क़ीमत बढ़े या सोने का सिक्का चले, उन्होंने अपना साल रोक लिया। 
राष्ट्रीय अस्थायी सरकार ने कठोर-से-कठोर उपाय काम से लिये, पर सब 
'निष्फल हुए । फॉसियो से भी कोई परिणत्म न हुआ । किसान अपना 
अनाज बेचने को बाधित न किये जा सके । अस्थायी सरकार के 
अतिनिधियो ने बाजार मे अनाज न लाने वालो का और सद्दा करने वःलो 
का बडी निर्देयता से बध किया। फिर भी अन्नग्राप्त न हुआ, और नगर- 
वालो को दुष्काल के कष्ट फेलने पडे । 
परन्तु कृषकों को उनकी कठिन मेहनत के बदले में कौनसी चीज 
डी गई थी ? उन्हे वादे के नोट दिये गए। पर उनकी कीमत तो घटती ही 
चली गई । चालीस पाउण्ड का नोट देकर जूते का जोडा भी न मिलता 
था। जिस कागज के ठुकडे से एक कुरता भी न खरीदा जा सके, उसके 
बदले से किसान अपनी साल भर की कमाई कैसे दे सकता था ? 
जबतक निकम्मा कागजी रप्या किसान को मिलेगा तबतक सदा 
ऐसा ही हाल होगा। देश अपना माल रोक रक्खेगा, और कस्बो से 
उसकी कर्मी पडती रहेगी। चाहे हुकुस-उद्‌ली करने वाले किसानो को 
पूरवेबत्‌ फॉसियो पर ही चढा दिया जाय । 
हमे चाहिए किसान को उसकी मेहनत के बदले मे निकम्मे नोट 
न देकर उसकी परम आवश्यकता की चीजें बना कर दे । उसके पास 
खेती के अच्छे ओजार और सर्दी-गरमी से दीक बचाव करने वाले कपडे 
नही है । उसके पास रही चिमनी या दिया है, लेप और तेल नहीं है । 
उसके पास फावडा, पचॉगुरा और हल नहीं है । आजकल इन चीज़ो 
के बिना उसे कास चलाना पढतः है। यह बात नही है कि वह इनकी 
ज़रूरत नहीं समझता | बात यह है कि उसका गुज़ारा बडे दु.ख-सुख 
और झुश्किल से होता है। हज़ारों उपयोगी चीज़े उसके बूते से बाहर 
है। बेचररे के पास उन्हे खरीदने के लिए पैसा ही नही है। 
शहरों को चाहिए कि अमीर लोगो की ख््रियों के वास्ते तडक-सडक 
की चीजे न बनवा कर शीघ्र ही उन सब चीज़ों के बनाने मे लग जाय॑, 


जि रोटा का सवाल 


जिनकी किसान को जरूरत है। पेरिस की सीने की मशीनें ग्रामीण 
लोगो के लिए कपडे सीने मे लग जाय॑ । इग्लेण्ड और रूस के जमीदारो 
या अफ्रीका के करोड़पतियों की ख्रियो के लिए कीमती पोशाक के बनाने 
की जरूरत नही है। मजदूरों के लिए काम पर जाने के और छुट्टी के दिन 
के कपडे तैयार करने चाहिए । 

यह जरूरत नही कि शहरो से गाँवों मे लाल-नीले या पचरंगे पढ्टे 
लगाये हुए इन्स्पेक्टर भेजे जांय और यह हुक्स दिया जाय कि किसान 
अपना-अपना माल इस-इस सुकाम पर भेजें । बल्कि आवश्यकता त्तो 
यह है कि आमीणो के पास मित्रतापूर्ण संदेश भेजे जाये और उनसे 
भाइयो की तरह कहलवाय/! जाय कि “तुम अपना माल हमे लादो, और 
हमारे भाण्डारों और दूकानों से जैसा चाहिए तैयार माल तुम ले 
जाओ ।” तब तो खाने-पीने की चीजें सब ओर से आते लगेंगी। 
किसान केवल उतना माल रोक रक्खेगा जितना कि उसको अपने लिए 
आवश्यक होगा, और बाकी सब शहरो को भेज देगा । वह इतिहास-काल 
में पहली ही बार यह अनुभव करेगा कि शहरो के मजदूर उसके साथी 
और उसके भाई है, उसको लूटनेवाले नहीं है । 

शायद लोग यह कह खकते है कि इसके लिए कारखानों की तो 
काया पलत्ट ही कर देनी पछेगी | हाँ, कई विभागों मे तो पूरा परिवर्तन 
ही करना पडेगा। परन्तु कुछ कारखाने तो थोडे सुधार से ही किसान के 
लिए ऐसे कपडे, घड़ियाँ, फर्नीचर और साधारण ओजार बनाने लगेगे, 
जिनके लिए आज उसे बहुत मंहगे दाम देने पडते है। जुलाहे, दर्ज, 
मोची, लुहार, बढई और कारीगर और घंधोचाले तो सरलता से 
उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं बनाने लगेंगे, और केवल बविलास 
की वस्तुएं बनाना बन्द कर देंगे। आवश्यकता केवल इस बात की है कि 
जनता यह अच्छी तरह समझले कि उद्योग-घंघो की शकल बिल्कुल 
बदल देना जरूरी है, और ऐसा करने मे किसी के साथ अन्याय नही है 
ओर समाज की उन्नति है। सिद्धान्ववादी लोग अक्सर यह अस 
फैलाया करते है कि यदि उत्पत्ति और व्यापार आजकल 'की तरह 


भसोजन--७ 


व्यक्तियों के ही हाथ में रहें ओर समाज सिर्फ सनेएूए,ले: लिया ० 2 
इस ढंग की क्रान्ति से भी काम चल जायगा | परन्ते अन्नत८क्ॉ इंस घोखे 
में नही आना चाहिए । 

हमारा मत तो इस सारे प्रश्न पर यह है कि किसान को कागज के 
दुकड़ों से धोखा मत दीजिए---चाहे उन कागजों पर कितनी ही रकम क्यो 
न लिखी हो । परन्तु उसको माल के बदले में वही “बस्तुएं'तेयार करके 
दीजिए जिनकी उसे खेती के लिए जरूरत है । तभी खेतो की पैदावार 
शहरो में खूब आने लगेंगी । यदि ऐसा न किया जायगा तो शहरों में 
दुष्काल हो जायगा । फिर निराशा भी उसके पीछे-पीछे चली आयगी और 
सम्भव है कि पलडा ही उलट जाय । 


ही 


हम बता चुके है कि बड़े-बड़े नगर ग़ल्ला, आटा ओर खाद्य-मॉस न 
केवल अपने देहात से ही वल्कि बाहर से भी मंगाते है | अन्य देश पेरिस 
को मसाले, मछली ओर जायके की तरह-तरह की चीजें तो भेजते ही हैं, 
पर बहुत-सा ग़ल्ला और मास भी भेजते है। 

परन्तु क्रान्ति के समय बाहर के देशों के सहारे न रहना चाहिए। 
यद्यपि रूस का गेहेँ, इटली या भारत का चावल, स्पेन या हंगेरी की शराबें 
पश्चिमी यूरोप के बाजारों मे बहुतायत से सिलती है, पर इसका कारण 
यह नहीं है कि वहाँ चीजो की अत्यधिकता है या ये जंगल से अपने आप 
घास-फूस की तरह उग आती है। उदाहरण के लिए रूस मे किसान 
प्रतिदिन काम करता है ओर प्रति वर्ष तीन से छ. मास तक आधा पेट 
भूखा रहता हैं। यह उसे इसलिए करना पडता है कि वह अपना अनाज 
विदेशों को भेज कर उसकी कीमत से जुमीदार ओर राज्य का कर चुका 
सके। वहा आजकल ज्योही फसल कट खुकती है, त्योही गाँव मे पुलिस 
आजाती है और उसके सारे घोड़ो और सारी गरायो को सरकारी कर 
तथा जुमीदार के लगान का वक़ाया चुकाने के वास्ते बेच देती है । वेचारा 
किसान व्यापारी के हाथ अपना ग़न्ला बेच कर स्वयं ही अपना बलिदान 


छ्प रोटी का सवाल 


सूखे मेदान से भी कई गुनी अधिक उपजाऊ हो सकती है। केवल 
विशेषज्ञ कृषकों की आवश्यकता है । श्रमिको की भी कमी न रहेगी । जब 
पेरिस के बीस लाख निवासियों को रूस के जागीरदारों, रूमानिया के 
बड़े आदसियो और बलिन के धनपतियों की स्त्रियों के विलास और शोक 
के वास्ते काम न करना पडेगा, तो वे करेगे क्या ? 

इस शताब्दी में यन्त्र-सम्बन्धी आविष्कार कितने हो चुके है ? बडी- 
बडी पेचीदा मशीनरी पर भी कितनी बुद्धिमचा ओर विशेषज्ञता के साथ 
अमजीवी काम किया करते है ! शहरो मे आविप्कारक, रसायनज्ञ ओर 
वनस्पतिशासत्र के अध्यापक भी कितने होते है ! वहाँ के बाग़बान केसे 
व्यावहारिक बनस्पति-शाखज्ञ है ! यन्त्रो को बढाने ओर परिष्कृत करने 
का कितना साजो-सासान आज मौजूद है! ओर नगर-निवासियों मे 
स्वाभाविक रूप से प्रबन्धशक्ति, साहस और कमेण्यता भी कितनी अद्भुत 
है ! जब इतनी बाते मौजूद होगी तो क्या वहाँ के अराजक सम्राज की 
कृषि देहात की रद्दी कृषि से भिन्न न होगी । । 

थौडे ही समय बाद भाष, बिजली, सूर्य-ताप, वायु-वेग से भी काम 
लिया जाने लगेगा। भाष से चलने वाले हल और पटेला खेत की तैयारी 
का मोदा काम शीघ्रता से कर ठेगे, और इस अकार अधिक साफ़ और 
तैयार की हुईं जमीन पर साल में एक ही बार नहीं, किन्तु तीन या चार 
बार तक घनी फ़सले की जा सकेगी | इसके लिए, केवल छुरुप को--और 
पुरुषों से ज़्यादा खियो को--बुद्धिमत्ता-पूर्वक उसकी देख-भाल करनी 
पडेगी । 

इस प्रकार वहाँ के ख्री-पुरुष और बालक बडी असन्नता से विशेषज्ञो 
से बागबानी की कला सीखते जायँगे, अलग थोडी-थोडी भूमि पर भिन्न- 
भिन्न प्रयोग करते जायेंगे, बढिया-से-बढ़िया और अधिक-से-अधिक माल पैदा 
करने में एक-दूसरे से अतिस्पर्धा करते जायंगे और खेती के काम मे 
लग जायंगे । उन्हे बहुत थकावट या अधिक श्रम तो न होगा, पर उस 
शारीरिक व्यायाम से ऐसा स्वास्थ्य और बल मिलेगा जो शहरो में मिलना 
मुश्किल है । उस समय खेती करना इतना अरुचिकर ओर कप्टदायक श्रम 


मकान---१ ७६ 


न रहेगा, वल्कि त्योहार की भांति आनन्द देने वाली तथा सुख ओर 
स्वास्थ की वृद्धि करने वाली चीज़ वन जायगी | 
“भूमि कोई भी ऊसर नही है । जैसा किसान, वैसी ही जमीन |” 
वर्तमान कृपिविद्या का यही अन्तिम निर्णय है। जमीन से आप रोटी 
मांगिये, और वह आपको रोटी अवश्य देगी--यदि आपको ठीक तरह 
मांगना आता हो । यदि किसी बडे नगर के पास छोटा-सा भी इलाका हो, 
ओर बाहर से उसके लिए खाद्य-सामग्री न आ सकती हो, तो वह इलाक़ा 
भी अपने यहॉ की पेदावार से ही उस शहर को पूरी खुराक दे सकता है। 
यदि अर।जक समराजवाद ठीक तरह से नि सम्पत्तीकरण शुरू करे तो 
उसका अनिवाय परिणाम यह होगा कि एक ही व्यक्तिमे क्पि और उद्योग 
का सम्मिश्रण हो जायगा | एक ही व्यक्ति को किसान और कारीगर 
बनना पडेगा। | 
यदि क्रान्ति केवल उस सीढी तक ही बढ आवे तो अन्न के दुष्काल 
से तो उरने की उसे जुरूरत न होगी | ख़तरा यद्वि हो सकता है तो इस 
बात से कि लोगो मे साहस, विचारों की प्रगतिशीलता और लगन की 
कमी हो । साहसपूर्ण विचार पहले होने चाहिए, साहसपूर्ण कार्य तो 
उसके पीछे-पीछे अपने आप आजायगा । 


मकान 
९ 


प्रमजीवियों से सास्यवादी विचार बढते चले ज, नहे है, ओर उनके 
विचारो के विकास को देंखने वाले लोग जानते है कि घरों की व्यवस्था के 
विषय में तो अपने-आप धीरे-वीरे उनका एक खास विचार बवता जा 
रहा है। फ्रान्स के वडे-बडे ओर कई छोटे शहरों मे तो उनका एक अकार 
से यह निश्चत मत ही हो गया है कि मकानात वास्तव में उन लोगों की 
सम्पत्ति नहीं है जिन्हे राज्य आजकल मालिक मानता है । 


रोटी का सवाल 


यहः विश्लार लोगो के दिसाग़ों मे अपने आप विकसित हुआ है । घर- 
भी “व्यक्ति्त सम्पत्ति! है, यह बात तो उन्हे अब फिर समझाई ही नही 
जा सकती ॥ 

सकान आज-कल्ल के मकान-मालिकों ने कब बनाये थे ! न जाने 
कितने मजदूर लकडी का काम करते रहे, ईंट , पकाते रहे, कारखानो मे 
काम करते रहे---तब कही जाकर ये सजे-सजाये सुन्दर सकान खडे 
हुए हैं। 

जो रुपया मालिक ने खचे किया हे वह भी उसकी कमाई का फल 
नहीं था । वह उसी अकार इकट्ठा किया गया था जिस अ्कार धन इकट्ठा 
हुआ करता है। श्रमिको को तो उचित से दो-तुृतीयांश या केवल आधा 
वेतन दिया गया, ओर बाकी अपने पास रख लिया गया । 

इसके सिवाय जिंतना मुनाफा मकान से मालिक उठा सकता है उतना 
ही उस मकान का मूल्य हुआ करता है। और इसी बात से जो घोर 
अन्याय हुआ और हो रहा है वह और सी र॒पष्ट दीखने लगता है । उसे 
यह मुनाफा तो इसी कारण होता है कि उसका मकान एक शहर में बना 
हुआ है | शहर हजारो मकान का एक ऐसा समुदाय है जिसमे पक्की 
सडके है, पुल हैं, घाट है और सुन्द्र-सुन्दर सार्वजनिक भवन है, जिसमे 
प्रकाश का बढिया प्रबन्ध है ओर निवासियों को हजारो ऐसी सुख-सुविधाएँ 
है जो गाँवों मे नहीं होतों। उस शहर का दूसरे शहरों में आने-जाने 
ओर खबर-रसानी का अच्छा सम्बन्ध है । वह स्वयं उद्योग-घन्धो, व्यापार, 
विज्ञान और कला का केन्द्र है। वह २० या ३० पीढियो की मेहनत से 
निवास-योग्य, स्वास्थ्यकर और सुन्दर बना है । 

पेरिस के किसी खास हिस्से मे खडे हुए एक मकान का मूल्य लाखो 
रुपया समझा जाता है। यह बात नही है कि सचसुच लाखो रुपये की 
मजदरी उस मकान को तैयार करने में लगी है, बल्कि बात वह है कि वह 
पेरिस शहर मे खडा है, इसी से उसका इतना मूल्य है । कई शताब्दियों 
मे कारीगरो, कल्लाकारों, विचारको और विद्वान लोगो ने मिलकर पेरिस 
को उद्योग-घन्धो, व्यापार, राजनीति, कल और विज्ञान का केन्द्र बना 


सकान---९ 


६ प्थाह की 
है पेरिस 3५ की, 
लिया है । पेरिस का एक ऐतिहासिक भूतकाल रहा 


से देश और विदेश में उसकी गलियों के नाम बोल-चाल के शब्द वन 
गये है । वह नगर अठारह शतताव्दियों के परिश्रम का फल है। यह सारी 
फ्रॉंचइ-जाति की पचास पीढियो का बनाया हुआ कास है। 

फिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो न्यायपूर्वक कह सके कि इस शहर में 
से इतनी जमीन या यह मकान मेरा ही है ? और कौन आदमी है ऐसा 
कि जो इस सम्मिलित उत्तराधिकार की सम्पत्ति में से छोटा-सा भी हिस्सा 
बेचने का हक रखता हो? 

हम कह चुके है कि इस प्रश्न पर श्रसमज्ीवी एकमत होने लगे है। 
पेरिस के घेरे के समय में ही मकान-मालिको की शत्तों को बिलकुल उडा 
देने की मॉग हुईं थी। मकानों में मुफ्त रहने का ख़याल तो तभी पेदा हो 
चुका था। सन्‌ १८७१ के कम्यून-शासन के समय में यही विचार फिर 
सासने आया था| पेरिस के श्रमजीवियो ने चाहा था कि कासिल दृढत्ता- 
पूर्वक मकान-किराये के नियम को मिटा ठे और भविष्य में जब क्रान्ति 
आयी तब भी गरीव लोग तो इसी सबाल को हल करने में सब से 

पहले लग जायगे । 

चाहे क्रान्ति का समय हो या शान्ति का, मजदूर को तो किसी-न-किसी 
प्रकार रहने की घर मिलना ही चाहिए । उसका कही-न-कही आश्रय तो 
होना ही चाहिए । परन्तु हाल यह है कि कितना ही हृटा-फूणथ और 
गंदा उसका धर क्यों न हो, मकान-मालिक उसको किसी भी समय निकाल 
सकता है । यह तो सच है कि क्रान्ति के समय में श्रमजीवी के कपडे और 
सामान सडक पर निकाल फेंकने के लिए कोई मकान-सालिक किसी 
अ्रधिकारी या पुलिस सार्जेण्ट को न बुला सकेगा, परन्तु दूसरे ही दिन नई 
सरफार क्या करेगी, इसका किसे पता है ? कोन कह सकता है कि वह 
बल-प्रयोग न करेगी और किरायेदार को उसकी गदी कोटरी से निकाल 
बादर करने के लिए पुलिस के भेडियो को उस पर न चढ़ा देंगी ? हमने 
देस्श है कि पेरिस के कम्यून-शासन ने केवल प्रथम अग्रेल तक के ही 


न 


्‌ 






रोटी का सवाल 


ब्रक़राया किरायो की रकम को मंसूर्न॒ किया था | उसके बाद थयपि शहर 
मे अव्यवस्था रही और उद्योग-घन्धे बन्द पड़े हुए थे, फिर भी मकानों का 
किराया चुकाना पडता था। फल यह हुआ कि जिन क्रान्तिकारियों ने 
पेरिस की स्वतन्त्रता बचाने के लिए युद्धू किया था उनके और उनके 
परिवार के भरण-पोषण के लिए पंद्रह आने रोज के भत्ते के सिवाय और 
कोई उपाय न बच्चा । 

तो मजदूर को यह साफ तौर पर समझता देना चाहिए कि सकान- 
किराया न चुकाना कोई ऐसा लाभ नहीं है जो केवल अव्यवस्था के कारण 
ही हुआ हो ? उसे यह जानना चहिए कि किराये की प्रथा एक सर्च- 
सम्मत सिद्धान्त के कारण मिंटाई गई है। जनता ने उच्च स्वर से घोषित 
कर दिया है कि रहने के लिए घर मुफ्त मिलना ही चाहिए। यह मजुष्य 
का अधिकार है। 

मध्यमवर्ग मे बिखरे हुए थोडे-से साम्यवादी लोगो की ही अस्थायी 
सरकार बनेगी और जबतक वे इस न्यायाज्ञुभीदित उपाय को हाथ मे 
न लेंगे तबतक कया हमे प्रतीक्षा मे ही बेठे रहना चाहिए ? यदि ऐसा 
हुआ तो, जनता को बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पडेगी और तबतक 
चक्र उलटा घूम ही जायगा । 

इसी कारण, सच्चे क्रान्तिकारी लॉग तो, अधिकार ओर गुलामी के 
बाहरी चिन्हों--चर्दी ओर बिल्लो--को त्याग कर जनसाधारण से जन- 
साधारण बनकर, लोगो के साथ मिलकर काम करेंगे। वे प्रयत्न करेंगे कि 
मकान जनता की सम्पत्ति हो जाये ओर किराये की अथा उठ जाय । 
वे इसके लिए क्षेत्र तेयार करेगे और इस झोर विचारो को ग्रोत्साहित 
करेगे । कुछ ऐसे सिद्धान्त भी उनके सासने आयेंगे कि सक।न-मालिकों 
को हर्जाना दिया जाय और पहले हर्जाना चुकाने के लिए रुपयो का 
इन्तजाम कर लिया जाय । परन्तु वे इनकी परवाह न करते हुए मकानों 
की जब्ती करने लग जायेंगे । 

जिस दिन मकानों का नि सम्पत्तीकरण हो जायगा, उस दिन सदा 
से लुटता रहनेवाला श्रमजीवी अनुभव करेगा कि अब नये युग का उदय 


मकान--२ परे 


हुआ हैं। अब श्रमिकों को घनाद्यों ओर वलवानों का जुआ न उठाना 
पडेगा । उस दिन बह अनुभव करेगा कि समानता खुले तौर से घोषित 
हो गई है । पिछली ऋन्तियों में तो कोरा सेद्धान्तिक धोखा था, पर यह 
कआान्ति तो सच्ची क्रान्ति हे । 


कु 


यदि एक बार जनता ने नि.सम्पत्तीकरण के विचार को पकड लिया, 
तो कितनी ही 'अजेय' वाधाएँ क्यो न आवे, फिर भी वह विचार पूरा हो 
जायगा । 

नई वर्दियों पहने हुए, सरकारी आरामकुर्सियों पर बैठे हुए, 
भले मानस तो बाधा-पर-वाधा डालते ही रहेगे । वे कहेंगे कि मालिकों को 
हर्जाना दिया जाय, गणना-पत्र तैयार किये जाये, और वडी-बडी रिपोर्ट तैयार 
कराई जायें । हा, वे इतनी लम्बी-लस्बी रिपोर्ट निकाल सकेंगे कि जनता 
भी निराश हो जायगी। लोग मजबूरन्‌ बेकार बेठे रहेंगे, भूखे मरते रहेंगे 
आर समझ जायेंगे कि इन सरकारी जॉँचों से कुछ फल न निकलेगा । 
उनको न तो क्रान्ति से उत्साह रहेगा ओर न विश्राम । वे क्रान्ति करे 
शत्रुओ के चास्ते मैदान खाली कर देंगे। नई नौकरशाही जनता की 
दृष्टि में नि.सम्पत्तीकरण को ही घणित बनाकर छोडेगी । 

यह एक ऐसी चद्दान ज़रूर है जो हमारी आशाओ के जहाज़ को तोड 

सकती है । परन्तु लोगो को चौधियाने के लिए पेश की हुईं दलीलों को 
सुनने की जरूरत नही है। लोगो को समर लेना चाहिए कि नये जीवन 
के लिए नई परिस्थिति की जरूरत हुआ करती है । यदि इस कार्य को वे 
स्वय ही हाथ में लेलेंगे तो नि.सम्पत्तीकरण बिना किसी कठिनाई के ही 
हो सक्रेगा | 

परन्तु आप पूछेंगे कि यह कैसे हो सकता है ?” हम इस अश्न का 
उत्तर देने का अयत्न करेंगे । परन्तु एक बात झवश्य कहनी है। हमारा यह 
इरादा नही है कि हम तफ्सीलवार निःसम्पत्तीकरण की योजना बतावें 


5 रोटी का सवाल 


किसी व्यक्ति या समुदाय की आज की सारी -तजवीज़ें वास्तविकता के 
सामने बहुत कम दिक सकेगी । पहले से ही जितना बताया जा सकता 
है, मोको पर मलुष्य उससे अधिक महानू कारये करेगा, अच्छे प्रकार से करेगा 
और सीधे तरीकों से करेग। । इसलिए हम तो यह बतायेंगे कि किस 
प्रकार सरकार के दुख़ल दिये बग़ेर ही निःसम्पत्तीकरण किया जा सकेगा। 
जो लोग यह कहते हैं कि बिना किसी सरकार के नि.सम्पत्तीकरण होना ही 
असम्भव है उनको उत्तर देने की ज़रूरत नही है । हम इतना ही उत्तर देना 
चाहते है कि हम किसी विशेष प्रकार के संगठन के समर्थक नही है। 
हमारा काम तो इतना ही सिद्ध करना है कि नि.सम्पत्तीकरण जनता द्वारा 
ही हो सकेगा ओर किसी भी अन्य अकार से नहीं हो सकेगा । 

सम्भव है कि जब नि.सम्पत्तीकरण का काम चल निकले, तो हर 
मुहल्ले, ओर गली में स्वयंसेवको के दल बन जायेंगे। वे इन बातो 
की जाँच करेंगे कि कितने मकान और तलले खाली है, कितने खूब भरे 
हुए हैं, तज़ ओर अंधेरी कोठरियों कितनी है, और ऐसे सकान कितने हैं 
जो उनके रहने वालों की आवश्यकता से बहुत बडे हैं ओर जिनमे वे लोग 
आ सकते है जो दूसरी जगह कठिनाई से ठसाठस रह रहे है। केवल थोड़े 
ही दिनों में ये स्वयंसेवक सारी गलियों और मुहज्को के सारे तन्नों, कमरो, 
हवेलियो, और शहर के बाहर के बेंगलो की सूची; . स्वास्थ्यकर और 
अस्वास्थ्यकर, छोटे और बडे कमरो की सूची, तहख़ानो और बढिया 
भवनो की सूची बना डालेगे। 

ये स्वयंसेवक एक-दूसरे से मिलते ओर सम्मति लेते हुए तो रहेगे 
ही । इन्हे अपनी गणना पूरी करने में देर भी न लगेगी। कमेटियों ओर 
वफ़्तरों मे बैठकर झूठे गणना-पत्र बनाए जा सकते है, परन्तु सच्ची और 
सही गणना तो व्यक्ति ही प्रारम्भ कर सकता है | फिर उससे बडे इकजाई 
नक्शे तैयार होने चाहिए । 

फिर ये नागरिक किसी की आज्ञा के लिए न ठहरेंगे । वे ऊपरी तल्ली 
के छोटे-छोटे कमरों मे या बन्द कोठरियों में रहनेवाले दुर्दशाप्रस्त भाइयों 
को जाकर ढूढ़ेगे । उनसे सरल स्वभाव से कहेंगे, “भाइयो ! इस बार की 


सकान---२ प्र 


क्रान्ति सच्ची क्रान्ति है | इसमें ज़रा भी सन्देह नही है। आज शाम को तुस 
इस स्थान पर आना । सारे पडोसी वहीं मिलेगे । घरों का नया बंटवारा 
होने वाला है। यदि तुम अपनी बन्द कोठरी से तंग आ गये हो तो 
आकर किसी पॉच कमरों के एक तज्जो को पसन्द कर लेना । उससे आने 
के बाद तुम वहाँ निर्भय होकर रह सकते हो । लोगो ने हथियार उठा लिये 
हैं और जो कोई तुम्हें निकालने का प्रयत्न करेगा उसे उसका मज़ा चखना 

' घडेगा | 

कुछ लोग कहते हैं कि “हरएक व्यक्ति बढ़िया मकान या लम्बा 
चौडा तज्बा माँगेगा ।?-नहीं, आपने बिलकुल गलत समझा है | लोग 
झसम्भव बात नही चाहा करते । बल्कि जब-जब जनता ने किसी अन्याय 
का प्रतिशोध किया है तब-तब जनसाधारण की सद्भावना और न्‍्याय- 
बुद्धि को देखकर हमें चकित हो जाना पडा है । क्या हमने कभी उन्हें 
असम्भव मॉग करते हुए देखा ? पेरिस के दोनो घेरों मे या १७६२-६४ 
के भयडूर वर्षा मे लोग भोजन या ईंधन लेने के लिए आकर खडे रहते 
थे। वे सब खूब जानते थे कि जो कोई पीछे आयगा उसे उस दिन न तो 
भोजन मिल पायगा ओर न अग्नि । फिर भी उस समय थे आपस में 
लडते न थे। जो व्यापक धेये और त्याग उनमे १८७१ में पाया गया, . 
उसका वर्णन विदेश के सम्बाददाताओं ने बडी प्रशंसा के साथ क्या है। 

इस बात को हम अस्वीकार नहीं करते कि किसी-किसी व्यक्ति से 
खूब स्वार्थ-सावना रहा करती है | हमको यह अच्छी तरह मालूम है । 
परन्तु हमारा कहना तो यह है कि ग्ृह-व्यवस्था करना आदि जनता के 
प्रक्षों को किसी बोर्ड या कमेटी के आधोन कर देने से या किसी भी प्रकार 
के सरकारीपन की दया पर छोड देने से ही यह स्वार्थ-भावना जाग्रत 
और पुष्ट होती है । उस अवस्था में सारी मनोवृत्तियाँ जाग्रत हो जाती 
हैं। फिर बाज़ी उसके हाथ में रहती है जो कमेटी में सबसे अधिक 
प्रभावशाली होता है । ज़रा-ज़रा-सी अ्रसमानता के कारण झूगडे और 
परस्पर दोवारोपण होने लगते है। जहाँ किसी एक व्यक्ति के साथ थोडी 
रिआ्रायत की गई कि बडा भारी शोर सच जाता है । और वह अ्रकारण 


८६ रोटी का सवाल 


भी नहीं होता। 

परन्तु यदि जनसाधारण स्वयं ही गलियों और मुदल्लो में 
अपना संगठन बनाकर, गंदे या पिछवाडे के घरो मे रहनेवाले लोगो को 
मध्यमवर्ग के ख़ाली मकानों में पहुँचाने लगे, तो थोडी-थोडी तकलीफ़े 
या छोटी-छोटी असमानताएँ तो सरलता से दूर हो जायंगी । 

जब-जब यह देखा गया कि क्रान्ति की नाव डूबने वाली है, और , 
उसको बचाने के लिए श्रमजीवियों से अपील की गईं कि, ““साइयो, अबकी 
आखिरी बार अपनी वीरता और आत्मत्याग से इसको बचाओ,” तबतब 
वे पीछे नहीं रहे है । आगामी क्रान्ति मे भी ऐसा ही होगा। 

परन्तु भरसक समझने और कोशिश करने पर भी कुछ असमानताएँ 
ओर कुछ अनिवार्य अन्याय रह ही जायेंगे । ऐसे व्यक्ति समाज मे होते है 
जिन्हें कोई भी कठिन काल स्वार्थ के दलदल से ही नहीं निकाल सकता । 
परन्तु अश्न यह नहीं है कि अन्याय बिलकुल रहेगे या नही, प्रश्न तो यह 
है कि वे किस प्रकार कम किये जायें ? 

सारे इतिहास, मानव-जाति के सारे अनुभव, और सारे सामाजिक 
मनोविज्ञान से सिद्धू है कि किसी काम को करने का सबसे अच्छा' ओर 
सुन्दर उपाय यही है कि जिन लोगो से उस काम का सम्बन्ध है, उन्हीं के 
हाथों मे उसको छोड दिया जाय। सेकडों छोटी-छोटी तफ़्सीलोी पर 
सरकारी बंटवारे में विचार नहीं हो पाता । उनपर विचार करने और 
समाधान करने का अधिकार उन्ही लोगों को है जिनसे उनका सम्बन्ध है । 


३ 
इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं है कि घरो का शुरू से ही 
बिलकुल बराबर बंटवारा किया जावे | पहले-पहल तो कुछ तकलीफ़े रहेगी, 


परन्तु निःसम्पत्तीकरण को अपनाने वाले समाज में सब बाते शीघ्र हा 


ठीक हो जायेंगी । 
जब राजा, बढ़ई और ग्रृह-निर्माण का काम जानने , वाले दूसरे लोग 
यह समझ लेंगे कि श्रब भोजन की तो चिन्ता रही नहीं दे, तो वे अपने 


मसकान---३ पा 


काम को ही रोज कुछ घणएटे क्यों न करना चाहेंगे ? जिन बढिया मकानों 
को साफ़ सुथरा रखने के लिए अनेक नौकरों की आवश्यकता रहा करती 
थी, वे उनको कई परिवारों के रहने के योग्य बना डालेगे, और कुछ ही 
महीनों मे आज-कल के सकानो से अधिक आरामदार और कही स्वास्थ्यकर 
घर तैयार हो जायेंगे । फिर भी जिन लोगों को अच्छा घर न मिल 
पायगा, उन लोगो से अराजक सास्यवादी यह कहेगा कि “भाइयों, धेर्य 
रकक्‍्खों । अब हमारे स्वाधीन नगर में ऐसे-ऐसे महल खडे होगे जो धन- 
पतियों के महलों से भी सुन्दर ओर बढ़िया होगे । वे उन्ही के होगे जिनको 
उनकी अधिक आवश्यकता होगी । अराजक समाज आमदनी की दृष्टि से 
सकान नहीं बनवायगा । नागरिकों के वास्ते खडे किये हुए वे भवन 
सामुदायिक भावना के फल होगे, ओर सारी मनुष्यजाति के वास्ते उदाहरण 
का कास देंगे । और उन पर अधिकार होगा आपका ।” 
यदि क्रान्ति करने वाले लोग घरो की ज़ब्दी करेगे और यह घोषणा 
करेंगे कि सारे मकान समाज के हैं ओर अत्येक परिवार को अच्छे घर में 
मुफ्त रहने का अधिकार है, तो कहा जायगा कि म्रारम्स से ही क्रान्ति 
ने समाजवादी स्वरूप अहण किया है, ओर वह ऐसे मार्ग पर आगई है 
जिससे उसे हटाना सरल नहीं है । यह व्यक्तिगत सम्पत्ति पर एक घातक 
प्रहार होगा । 
घरो के नि.सम्पत्तीकरण मे ही सारी समाजवादी क्रान्ति का बीज दैे। 
उस क्रान्ति को सम्पादित करने के तरीके पर ही आगे होने वाली घटनाओं 
का स्वरूप निर्भर है। या तो हम सीधे अराजक समाजवाद तक पहुँचने 
: बाली सुन्दर सडक पर चलने लगेंगे, नहीं तो अत्याचारी व्यक्तिवाद के 
दलदल मे ही फंसे रहेगे । 
सिद्धान्त की और व्यवहार की कई शंकाओ का हमें. सामना करना 
पडेगा । विरोधी तो हर प्रकार असमानता को बनाये रखना चाहेंगे । वे 
“न्याय की दुह्ाई देकर” भी विरोध करेगे | वे कहेंगे कि “क्या यह घोर 
लज्जा की बात नही है कि शहर के लोग तो इन बढ़िया मकानों पर 
कब्जा करले ओर देहात मे किसानों को रहने के लिए केवल टूटी-फूटी 


सप८ रोटी का सवाल 


कोपडियों ही हों ?” परन्तु इन न्याय के ठेकेदारों की स्मरण-शक्ति कहॉ 
चली जाती है जब वे भूल जाते हैं कि जिस चीज़ की ये अप्रकट ख्प से 
रक्षा करना चाहते है वह. कितनी “घोर लज्जा” की चीज है।वे भूल जाते 
हैं कि उसी नगर मे मज़दूर, उसकी स्री और बालक, सत्र गंदी कोरी 
मे घुट रहे है ओर उनके सामने ही अमीरो के महत्व खडे हैं। वे यह भूच 
जाते है कि छोटी-छोटी गंदी कोठरियों मे पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। 
हवा और रोशनी के लिए तडपते हुए वे मरते जा रहे हैं । इस अन्याय 
को मिटाना ही क्रान्ति का प्रथम कतंव्य होना चाहिए । 

इस छुल मे हमे न आना चाहिए। क्रान्ति के प्रारम्मिक दिनो मे 
शहर ओर देहात के बीच जो असमानता रहेगी, वह अस्थायी होगी और 
दिन-ब-दिन स्वयं हटती जायगी। ज्योही किसान, खेत-मालिक, व्यापारी, 
साहूकार और राज्य का जुआ उठाने वाला पशु न रहेगा त्योही ग्राम में 
भी घरो का सुधार होने लगेगा | एक आकस्मिक और अस्थायी 
असमानता से बचे रहने के लिए क्या हम एक पुराने चले आए अन्याय को 
न सिटायेंगे ? 

जो आक्षेप व्यावहारिक कहलाते है वे भी सबल नही हैं। वे उदाहरण 
देते है कि एक बेचारा ऐसा व्यक्ति है, जो अपने साधारण सुखो को 
त्यागकर बडी सुश्किल से अपने परिवार के ही योग्य एक घर ख़रीद 
पाया है, ओर हम उसके मेहनत से कमाये हुए सुख-साधन को छीन 
लेंगे, उसको निकाल बाहर करेंगे ! नही, ऐसा हर्गमिज़् न होगा | यदि 
उसका घर इतना ही बडा है कि उसमे उसका ही परिवार रह सकता है 
तो वह बडी खुशी से वही रहे । वह अपने छोटे-से बगीचे मे भी काम 
करता रहे । हमारे स्वयंसेवक उसे नहीं रोकेंगे, बल्कि आवश्यकता होगी 
तो सहायता भी देंगे। पर सान लो कि वह कितये से घर देता है या उसमे 
कुछ कमरे खाली है, तो लोग उस किरायेदार से कहेगे कि तुम अपने 
मकान-सालिक को कोई किराया मत-ददी । जहाँ तुम रह रहे हो वही रहते 
रहो, परन्तु बिना किराये । अब तकाज़ेवाले और टेक्‍्स वसूल करने वाले 
बिलकुल नहीं है । समाजवाद ने सब रूगढ़ा पाक कर दिया है। 


सकान---३ प्प 


अथवा कदपना कीजिए कि एक सेठ साहब के पास तो बीस कप्ररे 
हैं और एक ग़रीब स्त्री अपने पॉच बालको को लेकर पास में एक ही 
कोठरी में रहती है । तो. लोग यह प्रयत्न करेगे कि खाली कमरे, कुछ 
परिवर्तन किये जाने पर, उस गरीब स्त्री और उसके पॉच बालको के रहने 
योग्य बन जायें । वह मां और उसके पॉच बालक एक कोटरी में सडते रहें 
और सेठ करोडीमलजी एक खाली महल मे गुलछुरे उड'्ते रहे, इस 
अन्याय को कौन रहने देगा ? सम्भव है, कि भलमनसाहत से करोडीमल 
स्वयं ही उस स्री ओर बालकों को अपना ख़ाली घर दे देगे। जब 
नौकर-चाकर न मिलेगे तो सेठानी भी इतने बडे मकान को साफ-सुथरा 
रखने की रूंझट से छुटकारा पाने से बडी खुश होगी । 
क़ानुन और व्यवस्था के हिमायती कहते है कि “तुम तो सबकुछ 
उल्लट-पुलट कर देना चाहते हो। फिर तो मकशण्नो से निकालने और 
हट,ये जाने का तॉता हो लगा रहेगा | क्या यह अ्रच्छा न होगा कि ' नये 
सिरे से ही प्रबन्ध शुरू किये जावे ? वहले तो सभी लोगो को घरों से 
निकाल दे और फिर चिट्ठी ( लॉटरी ) डालकर घरो का बेटवारा हो ?” 
यह तो हुआ समालोचरकों का कहना । परन्तु हमे तो रह विश्वास है कि 
यदि कोई सरकार हस्तक्षेप करे, ओर यदि सारे परिवतंन उन्ही स्वयसेवक- 
संधो द्वारा हो जो इस काम को करने के लिए बने है, तो भी घरो से लोगो 
को निकालने ओर हटाने के उदाहरण उतने न होगे, जितने कि वर्तमान 
अणाली मे मकान-मालिकों के लाभ के कारण हर साल होते हैं। 
पहले तो सभी बडे शहरों में गन्दे घरो के रहने वालो को रहने योग्य 
घर ओर तलज्ञे काफी ख़ाली है। महतो और बढिया भवनो मे तो श्रमजीवी 
यदि रह भी सके तो भी न रहेंगे। ऐसे सकानो को सम्भालने के लिए 
अनेक नोकर-चाकर चाहिए । उनमे रहनेवाले शीघ्र ही बाध्य होकर अपने 
लिए छोटे मकान तलाश करेंगे । बडे घरो की ख्तरियोँ समझ जायेंगी कि 
जब खाना ही अपने हाथ से बनाना पडता है, तो महलो की संभाल कोन 
करेगा ? धीरे-धीरे लोग दूसरी जगह चले जायेंगे। धनवान व्यक्तियो 
को छोटे मकानों मे, और ग़रोब कुट्ठस्बों को बढ़े घरो में पहुँचाने 


६० रोटी का सवाल 


के लिए ज़बद॑स्ती करने की नोबत नही आयगी। संघर्ष और गडबडी 
बहुत ही कम होगी । जैसा घर मिल जायगा लोग प्रसन्नता से उसी 
में चले जायेंगे। पंचायती गाँवों के उदाहरण हमारे पास है। वहाँ 
जब खेतों का नया बेंटवारा होता है तो खेतों की अदला-बदली कम 
होती है । उनकी समझदारी और सद्ुभावना प्रशंसनीय होती है । जहाँ 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का राज्य है, ओर रूंगडे सदा कचहरियों मे जाते रहते हैं 
वहाँ की अपेक्षा पंचायती गाँवों के प्रबन्ध मे खेती की अदला-बदली कम 
होती है । तो क्या हमे यह समझना चाहिए कि नगर के लोग किसानो से 
भी कम बुद्धिमान ओर सगठन करने के योग्य सिद्ध होगे ? 

फिर हमे यह बात भी न भूल जाना चाहिए कि क्रान्ति से देनिक 
जीवन-विधि मे कुछु-न-कुछ गडबड तो होती ही है। जो लोग यह आशा 
करते है कि पुरानी परिपाटी छूटकर क्रान्ति बिना थोडी-सी भी गडबड़ के 
हो जायगी, वे ग़लती करते है । रईस लोगो के ऐशो-आराम मे कुछ भी 
ख़लल पड़े बिना ही सरकारो का वदुल जाना तो सम्भव है, परन्तु समाज 
का अपने पोषणकर्ताओं और, आश्रयदाताओं पर जो अत्याचार है वह 
राजनीतिक दलबंदी ओर चालबाज़ी से दूर नही हो सकता । 

गडबडी तो होगी ही, परन्तु उससे हानि-ही-हानि न होनी चाहिए । 
हानि या तकलीझ तो कम-से-कम होनी चाहिए। ओर इसका तरीक़ा यही 
है कि हम बोर्डो या कमेटियो से काम न लेकर खुद उन लोगों से सीधी 
बात करे जिनका हानि-लाभ से सम्बन्ध है। बस, इस सिद्धान्त पर 
जितना जोर दिया जाय उतना ही थोडा है । 

एक चपल-मस्तिप्क चुनाव का उस्सेदवार कहता है. कि 'मैं सबकुछ 
जानता हैँ, में सबकुछ कर सकता हूँ, ओर में सब को व्यवस्थित करने 
का ठेका लेता हूँ, सुके अपने अतिनिधित्व का सौभाग्य दीजिए |” जो 
लोग उसको चुनते है वे ग़लती-पर-ग़लती करते है, परन्तु जिस कास 
को लोग जानते है, जिस काम का उनसे सीधा सम्बन्ध है, उसको जब 
वे स्वयं करने लगते है तो वह उन कमेटियों और कोन्सिलो के सारे 
कार्य से बहुत अच्छा होता दे । पेरिस के कब्यून-शासन और वन्द्रगाह 


कपडे ६९ 


के मज़दूरों की बडी हडताल के समय ऐसा ही तो हुआ था । ग्रामीण 
फ्चायतो मे भी इसके प्रमाण नित्य मिलते हैं । 


कपड़े 


जब मकानो पर नागरिकों का सम्सिलित अधिकार हो जायगा, ओर 
जब सब आदमियो को भोजन सिलने लगेगा, तो एक क़दुम और आगे 
बढाना पडेरा । इसके बाद सवाल होगा कपडो का | इसका उपाय भी 
यही हो सकेगा कि जिन-जिन दुकानों और गोदामो मे कपडा बिकता था 
इकट्ठा रहता है, उन पर जनता कब्जा करले । वहा सबको आजादी रहे 
कि जिसे जितना चाहिए वह उतना ले सके। चस्लो का समाजीकरण 
अर्थात्‌ पचायती भण्डार से अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्त्र लेने 
या दर्जियो से कटवा-सिलवा लेने का अधिकार तो, मकान ओर भोजन 
के समाजीकरण के साथ ही लगा हुआ है । 

हमारे समालोचक मज़ाक ओर शरारत से कहा करते है कि तब 
तो सारे नगर-वासियों के कोट लूटने पडेगे, सारे वस्त्रों का ढेर करना 
पडेगा, ओर उसमे से चिट्ठी ( लॉटरी ) डालकर कपडे बॉटने पडेंगे। 
परन्तु वास्तव से इसकी जरूरत न होगी । जिसके पास एक कोट है, चह 
उसे उस समय भी रख सकेगा---बढ्कि यदि उसके पास दस कोट भी 
होगे तो भी लोग उससे छीनना न चाहेगे, क्योकि किसी मोटे पेट वाले 
के उतरे हुए कोट की अपेक्षा तो अधिकांश लोग नये कोट को अधिक 
पसन्द करेंगे । नया कपडा ही इतना श्रधिक सौजूद रहेगा कि पुराने 
कपडो के बिना भी काम चल जायगा | शायद बच भी रहे । 

यदि हमस बडे शहरो की दूकानो और भण्डारो के सारे कपडों की 
सूची बनावे तो शायद हमे ज्ञात होगा कि पेरिस, लियोन्स, बोडों और 
सासेलीज में इतना काफी कपडा है कि समाज सारे स्त्रियों ओर पुरुपो 
को पोशाक दे सकता है । ओर यदि तैयार कपडे सबको तत्काल ही न 
मिल सके तो पचायती दर्जी शीघ्र ही बना देंगे। आजकल बडी-बडी 


२ रोटी का सवाल 


विशेष मशीनों के कारण सिलाई के कारख़ाने कपडे सीकर कितनी जल्दी 
तैयार कर देते हैं, यह हम जानते ही हैं। 

परन्तु हमारे विरोधी ज़ोर से कहते हैं कि “सब पुरुष बढ़िया ऊनी 
कोट मॉगेंगे ओर सब रिन्नयों मखमली कपडे मॉगेगी तो ?” 

सच पूछा जय तो हम ऐसा नहीं मानते । हर एक औरत मख़मल 
के लिए सरी नहीं जाती, न हर एक आदमी बढिया ऊन का ही स्वप्न 
देखता है | आज भी यदि हम प्रत्येक स्त्री से अपने कपडे पसन्द करने 
को कहे तो कई स्त्रियां तो तडक-भडक वाले कपडों की अपेत्ता सादे 
व्यावहारिक कपडे लेना अधिक पसन्द करेगी। 

फिर समय के साथ रुचि भी बदलती है | अतः क्रांति के समय तो 
गअचलित पहनाव सादगी की तरफ ज़रूर भ्कुक्केगा । व्यक्तियों की भांति 
समाजो का भी कमज्ञोरी का ज़माना होता है । परन्तु वीरता का भी 
ज़माना आता है । यद्यपि आजकल का समाज संकुचित उ्यक्तिगत स्वार्थों 
ओर रही विचारो मे डूबा हुआ है, परन्तु जब महान्‌ आपत्तिकाल आते हैं 
तब उसका रूप भिन्न हो जाता है । उसकी महानता और उत्साह के दिन 
भी हुआ करते है। जो शक्ति अजजकल स्वार्थलाघको के हाथ में है, वह 
उदार प्रकृति के मनुष्यों के हाथ मे आजायगी | आत्म-त्याग की भावना 
उत्पन्न हो जायगी । महान्‌ घटनाओ के समय महान्‌ कार्य ही होते हैं । 
उस समय अहस्मन्य स्वार्थी व्यक्ति भी पीछे रहने से लज्ञित होगे, ओर 
यदि वे अनुकरण नही करेंगे तो कम-से-कम उदार और वीर व्यक्तियों 
की अशंसा तो अवश्य करने ल्गेगे । 

सन्‌ १७६३ की महान्‌ क्रान्ति मे इस प्रकार के उदाहरण भरे पडे 
है। उच्च भावनाओ के युग व्यक्तियो की भांति समाजो मे भी अपने आप 
उपस्थित होते है। उत्साह के जिस वसन्‍्तकाल से मानव-जाति आगे 
बढ़ती है, वह ऐसे ही युगो मे उमडा करता है । 

इन उच्च भावनाओं को अधिक बढ़ा कर वर्णन करने की हमारी इच्छा 
नही है। और इनके आधार पर ही हम समाज का आदर्श स्थापित करेंगे। 
परन्तु यदि हम आशा करें कि इन भावनाओं की सहायता से प्रारम्भिक 


कपडे 8३ 


कठिनाई के दिन निकल जायेंगे, तो इसमे हर्ज ही क्या है ? हम यह तो 
आशा नहीं कर सकते कि हमारा देनिक जीवन निरन्तर ऐसे पवित्र 
उत्साह से अस्फुरित रहेगा, परन्तु प्रारम्भ मे हम उसकी सहायता की 
आशा! अवश्य कर सकते है । ओर इतना ही काफी है । 

ज़मीन साफ करने और शताब्दियो की दःखता और अत्याचार से 
इकट्टी हुई ठिकरियों और कूढे-करकट को क्लाड-बुहार कर हा देने के 
लिए ही नये अराजक समाज को इस आतृप्रेम की लहर की आवश्यकता 
होगी। बाद में, आत्म-त्याग की भावना के बिना भी समाज का 
अस्तित्व रह सकेगा, क्योकि तब अत्याचार मिट जायगा, और एकता की 
एक नवीन व्यापक चेतना उत्पन्न हो जायगी। 

यदि क्रान्ति का रबरूप वैसा ही हुआ जैसा कि हमने वर्णन किया 
है तब तो रवार्थिथो के प्रयत्न निष्फल हो जायेंगे, ओर व्यक्ति अपनी बुद्धि 
और प्रयत्न से इस दिशा में खूब क्राम कर सकेगे । कपडे के अबन्ध का 
भार लेने के लिए हर गली श्रोर मुहल्ले में स्वयंसेवक दुल बन जायेंगे । 
वे ऐसी फहरिस्तें बना लेंगे जिनमे नगर के सारे मालक । इन्दराज होगा, 
और वे यह भी अन्दाज से जान लेंगे कि उनके पास कितना माल है । 
बहुत सम्भव है कि कपडे के बंटवारे के विषय से भी नगरवासी उसी 
सिद्धान्त को ग्रहण करें जो भोजन के विपय में किया। जो चीज 
सावेजनिक भण्डार मे वहुतायत से होगी उसे वे चाहे जितना दे देगे, 
ओर जो चीज़ थोडी होगी उसको हिस्सेवार बॉट ढेंगे । 

अत्येक आदमी को बढिया ऊनी कोट और अत्येक स्री को मख़्मली 
कपडे तो न दिये जा सकेंगे । इसलिए, संभवत. समाज फ़ालतू ओर 
जरूरी चीज़ों में भेद करेगा | शायद थोडे समय के लिए तो बढ़िया 
ऊनी कपडा और मख़मल फालतू चीजो मे ही गिने जायें । जो चीजें आज 
विलास-वस्तुए' कहलाती है, शायद आगे वे ही सबकी मामूली चीज़े बन 
जायें । परन्तु इसके लिए समय की अतीक्षा करनी पडेगी । 

अराजक नगर के सब निवासियों के लिए कपडो का अबन्ध तो 
किया ही जायगा, पर जो चौज़े उस समय विल्ञास-बस्तुयें समभी जायेंगी 


डे रोटी का सवाल 


वे बीसारो ओर कमज़ोरों के वास्ते रहेगी । साधारण | नागरिकों के रोज 
काम में न आनेवाली चीज़ें भी दुबेलों के लिए रहेगी । 

परन्तु कुछ लोग यह कहेंगे कि “इससे तो सबके कपडे एक-से हो 
जायेंगे ओर जीवन और कल्ला की सारी सुन्दरता ही नष्ट हो जायगी |” 

पर हमारा उत्तर है कि “ऐसा नहीं होगा।” वर्तमान शक्ति और 
साधनों से भी अराजक समाज मे, कला की ऊंची-से-ऊंची रुचियाँ पूर्ण 
हो सकती है, और इसके लिए बडे-बडे करोडपतियों की सम्पत्ति की 
जुरूरत भी नही है। यह बात हम श्रागे दिखाने वाले हैं । 


उपाय 
१ 


यदि कोई समाज, नगर या ग्रदेश अपने निवासियों के जीवन की 
समस्त आवश्यकताओ का प्रबन्ध करना चाहे तो उसको उन चीजों पर 
अधिकार करना पडेगा जो उत्पत्ति के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक 
है, अथांत्‌ जमीन, यन्त्र, कारख़ाने, माल लाने-ले-जाने के साधन आदि ॥ 
व्यक्तियों के हाथ से छीन कर पूजी समाज को दे दी जायगी । 

हम पहले कह चुके है कि सध्यस-वर्गीय समाज से केवल यही बडी 
हानि नहीं हुई है कि उद्योग-धन्घों और व्यापार का अधिकॉश मुनाफ़ा 
पूजीपति खा जाते है और बिना श्रम किये ही जीवित रह सकते हैं, परन्तु 
यह भी एक बडी हानि हुईं है कि सारी उत्पत्ति ग़लत रास्ते पर चल 
रही है । आजकल उत्पत्ति का ध्येय यह नही है कि सब खुशी रहे, बल्कि 
कुछ दूसरा ही है | इसी कारण वह निंदनीय है । 

व्यापारिक उत्पत्ति सब के हित की दृष्टि से हो भी कैसे सकती है ” 
पृ'जीपति तो अपने लिए पैसा पैदा करने वाला एक कारख़ानेदार है। उस 
से यह ग्राशा करना कि वह सबके हित के लिए उत्पत्ति करे--उससे ऐसा 


उपाय--- ९ ह्द्‌ 


काम लेना है जो वह कर नहीं सकता, और करे भी तो वह जो कुंछ है वह 
रह नहीं सकता | हॉ, उसने एुक बात की है। उसने श्रमजीवियो के 
उत्पादक-वल को बढा ठिया है । व्यक्तितत लाभ के लिए बने हुए पू जी- 
वादी सगठन से इतना मिल गया, यही क्या कम है ? पूंजीपति ने 
वाप्प-शक्ति, रसायन शास्त्र, यन्त्र-फला और इस शताब्दी के अन्य 
आविप्कारो की उन्नति से लाम उठाया, अपने फ़ायदे के लिए 
'मज़दूरोी की उत्पादक-शक्ति को बढाया, और अर्ी तक इसमे बहुत-कुछ 
सफल भी हुआ । परन्तु उससे दूसरे कर्तव्यों की आशा करना अनुचित 
होगा । उठारणार्थ, उससे यह आशा करना कि वह अपने मसनदूरों को 
दस बढ़ी हुईं उत्पादक-शक्ति को सारे समाज के हितार्थ लगा दे, उससे 
मानव-जातिग्रेम्त ओर त्याग की मॉग करना हे। पूजीवादी व्यवसाय भी 
कही त्याग के आधार पर खडा रह सकता है ? 
यह बढ़ी हुईं उत्पादक-शक्ति केचत् खास-खास उद्योग-घन्धों से ही 
सीमित है । इसको विस्तृत्त करने ओर सावैज्निक हित में लगाने का काम 
समाज के लिये रह जाता है। परन्तु यह स्पष्ट है कि सजदूरों की इस 
सहान्‌ उत्पाठक-शक्ति को सबके सुख-सम्पाठन मे लगाने के लिये समाज 
को उत्पत्ति के सारे साथनी पर ही क़रठज़ा करना पढेगा। 
अपने स्वभाव के अनुसार अर्थ-शास्त्रज्ञ लोग कहेगे कि देखिए, 
बतंमान प्रणाली ने ख़ास-खास उद्योग-घन्धो के विशेषज्ञ ये कितने जवान- 
जवान ओर तगडे-तगडे श्रसिक पेढा किये है और इस प्रणाली की वदोलत 
ही ये बे सुख से जीवन-निर्वाह करते हैं । जब कभी ज़िक्र आता है तो 
इन्ही थोडे से आदमियों की ओर गयव॑ के साथ इशारा किया जाता है। 
परन्तु यह सुखी जीवन भरी, जो केचल थोड़े ही लोगो के हिस्से में आता 
है, कितने दिन टिक पाता है ? सम्मच है, कल ही लापरवाही, अविचार 
या कारख़ानेदार के लोभ के कारण इन विशेषाधिकार रखनेवाले लोगो का 
काम छुट जाय और जो थोडे-से दिन इन्होने आरास के साथ बितासरे, 
उसके बदले में इन्हें कई महीने ओर वर्ष दु.ख ओर दरिद्वता में मुज़ारने 
पडें | थोडी उम्र वाले व्यवसायों की बात जाने दीजिए, कपडे, लोहे, शक्कर 


&६ रोटी का सवाल 


आदि के प्रधान उद्योग-धन्धों को ही लीजिए । कमी सट्दे के कारण, कभी 
अपने-आप कास के बदल जाने के कारण और कभी पृ'जी वालो की ही 
आपस की अतिस्पर्धों के कारण कितने ही ऐसे कारखाने कमज़ोर या बन्द 
होते देखे गये है । 

माना कि थोडे-से विशेष श्रेणी के कारीगरो का जीवन कुछ अंशो मे 
सुखी हो जाता है, परन्तु उसके लिए कीमत कितनी भारी देनी पडती है? 
इन थोडा-सा सुख भोगने वाले इने-गिने कारीगरो के म्ुुकाबिले मे कितने' 
लाख ऐसे मनुष्य है जो रोज़ का कमाया रोज़ खाते है, जिन्हे स्थायी काम 
नहीं मिलता, और जहाँ उनकी आवश्यकता होती है वही जाने को तेयार 
हो जाते है । नाममात्र की आमदनी के लिये कितने किसान दिन मे 
चोद॒ह-चौदह घटे काम करते है ? पूजीवाद देहात की जनसंख्या घटाता है, 
जिन उपनिवेशों और देशों मे उद्योग-धन्धे उन्नत नहीं है उनका रक्तरोपण 
करता है, अधिकोश श्रप्मजीवियों को कल्.-कौशल की शिक्षा से वंचित 
रखतः है, और उन्हे अपने हुनर की जानकारी भी बढाने नही देता । 

यह अवस्था संयोग मे ही पेदा नही हो गई है । यह तो पूजीवादी 
प्रणाली के लिए आवश्यक है। विशेष श्रेणी के कारीगरों को अच्छा 
चेतन देने के लिये लाजिमी है कि किसान-समाज का भार-बाहक पशु 
बने । शहरों की आबादी बढाने के लिए लाज़िमी है कि देहात का रहना 
त्याग दिया जाय । बड़े-बडे कारखानो का माल छोटी-छोटी आमदनी वाले 
ख़रीददागे को आसानी से मिल सके, इसलिए लाजिमी है कि बडे शहरों 
के बाहरी गंदे भागो में छोटे-छोटे व्यवसाय वाले लोग इकट्ठे हो, ओर 
नाममात्र की मज़दूरी लेकर हज़ारों छोटी-मोटी चौज़े बनाते रहे। बुरा 
कपडा कम तनख्वाह वाले श्रमिकों को बेचा जा सके, इसीलिए ती बहुत 
थोडी मज़दूरी से संतुष्ट हो जाने वाले दर्जी उनके कपडे सिया करते है | 
पिछुडे हुए पूर्वीय देश पश्चिसव/सियों के हाथ इसलिए लुट्ते हैँ कि. 
पू/जीवाद के कारण कुछ बडे कारख़ानो के थोडे-से कारीगरो का जीवन 
थोडा अधिक सुखी हो सके । 

अतः वर्तमान अ्रणाली की बुराई केवल यही नहीं है कि मुनाफा 


उपाय---१ 


पूँजीवाले की जेब मे जाता है ( जैसा कि रोडबूसस कक 2222 मावसे' (नें कहा 
है )। इससे तो साम्यवादी विचार-दृष्टि ओर पजोबाद-टदाली पर 


हमारी साधारण द्ष्टि ही संकुचित हो जाती है । झुनाफ़ा होना 
तो और भी गहरे कारणो का नतीजा है। मुनाफे की गुन्जाइश रहना 
ही बुराई है, भत्ते ही एक पीढी जिस माल को स्वयं ख़्चे नहीं कर 
पाती, वह दूसरी पीढी के लिये बच रहे । मुनाफा बचा रखने के लिये 
ही तो पुरुषों, खियों ओर बालकों को उनकी कमाई ( उत्पत्ति) का थोडा- 
सा ही भाग मज़दूरी मे दिया जाता है, और भूख के कारण उन्हे उसी 
मज़दूरी पर काम करना पडता है । परन्तु यह बुराई तबतक रहेगी जब- 
तक उत्पत्ति के साधन थोडे से लोगो के अधिकार मे रहेगे | थ्राज किसान 
या मज़दूर को जमीम जोतने या मशीन चलाने का हक तब मिलता है, 
जब वह ज़मीदार या कारख़ानेदार को उत्पत्ति का बडा हिस्सा चुका 
देता है । उधर ज़मीदार और कारख़ानेदार को ऐसी पेदावार या माल 
तैयार करने की स्वतंत्रता है कि जिससे उनको अधिक-से-अधिक लाभ 
हो | थे उपयोगी वस्तुएं अधिक क्यो बनायेंगे ? जबतक यह अवस्था 
रहेगी तबतक तो सुखी जीवन केवल बहुत थोडे व्यक्तियों के भाग्य में ही 
हो सकेगा । इसका फल यह होगा कि समाज का अधिक भाग दरिद्व 
ही रहेगा । किसी व्यवसाय के मुनाफे को बराबर हिस्सो मे बॉट देना 
ही काफी नही है, जबकि दूसरी तरफ उसी समय दूसरे हज़ारों मजदूरों 
का खून चूसा जा रहा हो । ठीक तो यही है कि सब का ही जीवन 
सुखी बनाने के लिए जिस साल की आवश्यकता है वही अधिक- 
से-अधिक उत्पन्न किया जाय, और मनुष्यशक्ति का अपव्यय भी 
कम से कम होने पावे । 

सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामी का उद्देश्य इतना व्यापक केसे हो 
सकता है ? इसी कारण यदि समाज को उत्पत्ति का यही आदर्श रखना है, 
तो उन सारे साधनो पर उसे कठज़ा करना पडेगा जिनसे सम्पत्ति और 
सुख दोनो की वृद्धि होती है । समाज को ज़मीन, कारखानो, खाना, रेल 
था] 


सूप रोटी का सवाल 


जहाज़, तार, डाक आदि पर अधिकार करना पडेगा। उसे इस बात का 
भी अध्ययन करना पडेंगा कि किन-किन वस्तुओं से सर्वसाधारण का सुख 
बढ सकेगा और किन-किन उपायों से काफी माल्न तैयार हो सकेगा। 


्‌ 


एक आदसी को अपने परिवार के लायक अच्छा भोजन, आरामदार 
मकान ओर जरूरी कपडे प्राप्त करने के लिए कितने घण्टे रोज काम करना 
पडेगा ? इस अ्श्न पर साम्यवादी लोगो ने काफी दिसाग खर्च किया है, 
और वे इस साधारण परिणाम पर पहुंचे है कि केवल चार-पॉच घंटे रोज़ 
का काम पर्याप्त होगा । परन्तु यह खूब समझ लेना चाहिए कि इसमे 
शर्त यही है कि सब आदमी काम करें। पिछली शताव्दी के अन्त में 
बेंजमिन फ्रोम्कलिन ने पॉच घण्टे का समय निश्चित किया था। रही बात 
इस समय की, सो जैसे सुख-सुविधा की ज़रूरत बढ़ गई है वैसे ही 
उत्पादन की शक्ति ओर तेज़ी भी ज्यादा हो गई है । 

आगे कृषि के वर्णन मे हम बतावेगे कि आदमी आजकल जिस प्रकार 
प्रायः आडे-टेढे बुरे ढंग से जुती हुईं जमीन मे बीज डाल देता है, वेसा न 
करके यदि वह उचित ढंग से कृषि करे तो ज़मीन से बहुत ज्यादा पेदा 
किया जा राकता है । पश्चिमी अमेरिका के फार्मों मे से कोई-कोई तो 
३०-३० वर्गमील के है, पर इनकी जमीन सभ्य देशों की खाद से तैयार की 
हुईं ज़मीन की अपेक्षा हलकी है । उन बडे फार्सो से एक एकड़ जमीन में 
८ से लेकर १९ मन तक ही पैदा होता है, अर्थात्‌ उनमे यूरोप और पूर्वीय 
अमेरिका के फार्मो से आधी ही पैदा होती है। भौर फिर भी ऐसी 
मशीनों की कृपा से जिनसे कि २ आदमी ही ४ एकड भूमि जोत सकते 
है, एक वर्ष मे १०० आदसी इतना अन्न उत्पन्न कर सकते है जितना साल 
भर में १०,००० आदसियों को चाहिए । 

तो उत्पत्ति के इसी हिसाब को असाण मानते हुए, साल भर का 
अन्न आप्त करने के लिए एक मनुप्य का ३० घण्टे, अथवा ९-६ घंटों के ६ 


उपाय--२ ह्र् 


अर्धदिन मेहनत करना काफी होगा | ओर < व्यक्तियों के परिवार को 
अन्न ग्राप्त करने के वास्ते ३० अर्धदिन की मेहनत काफी होगी । 

आजकल चैज्ञानिक ढंग से खेती करने के जो परिणाम ग्रप्त हुए हैं, 
उनसे हम यह भी सिद्ध करेंगे कि यद्धि हम उत्कृष्ट ढग की खेती करे, तो 
एक पूरे परिवार को रोटी, मॉस , शाक और बढ़िया फ्ल आप्त करने के 
लिये ६ अधदिनो से भी कम्त काम करना काफ़ी होगा । 

दूसरे, आजकल बडे शहरों मे श्रसिकों के लिए जिस अकार के घर 
बने होते हैं उस प्रकार के घर वनाने के लिये १४०० या १८०० ८ पॉच- 
पॉँच घंटो के) अर्थदिनों का काम काफी होगा । इड्जलेएड के बडे-बडे शहरों 
में मज़दूरों के लिए जैसे मिले-जुले छोटे छोटे धर होते है, वेसा एक घर 
२३० पौंड मे वन जाता है । और, चूँकि इस अकार के घरो की उम्र कम- 
से-कम < साल होती है, इसलिए परिणाम यह निकलता है कि हरसाल 
श्म से ३६ अध॑दिनों की मेहनत से ऐसा मकान तेयार हो सकता है, जो 
सामान, तन्दुरुस्ती और आराम सब बातों के लिहाज़ से एक परिवार के 
रहने लायक़ हो । परन्तु उसी घर के किराये मे मजदूर अपने मालिक को 
७४ या १०० दिन की कमाई दे ठेते है । 

ओर, यह तो इड्लेण्ड की दशा उस हालत में है जबकि वर्तमान 
समाज का संगठन दोपपूर्ण है | बेल्जियम मे सज़दूरों के घर इससे बहुत 
कम लागत से बने है । इसलिए अत्येक वात पर विचार करते हुए, हम यह 
मान सकते है कि एक सुसंगठित समाज मे एक पूर्ण सुविधायुक्त घर 
प्राप्त करने के लिए वर्ष मे ३० या ४० अर्धदिनों की मेहनत काफी होगी। 

अब रह जाता है कपडा । कपडे का ठीक-ठीक मूल्य निर्धारित करना 
आय. असस्मव ही है, कारण कि बहु-संख्यक वीचचाले लोगों के मुनाफे 
का अन्दाज़ा नहीं लग सकता । किसी कपडे को लीजिए । यदि हम उस 
सारे कर का हिसाब लगाएं जो भूस्वामी, भेडों के मालिक, ऊन के 
व्यापारी ओर उनके भी बीचवाले एजेण्ट, फिर रेलवे कंपनियाँ, मिल- 
सालिक, चुनने चाले, तेयार कपडे के व्यापारी, विक्रेता और दलाल आदि 
लोगों ने कपडे के अत्येक गज़ पर लगा रक्‍्खा है, तो हमे मालूम पड़ेगा 


१०० रोटी का सवाल 


कि हमे एक-एक वस्त्र पर पूँजी वालों के दल को कितना देना पडता है । 
इसीलिए तो यह बताना पूर्णतया असम्भव है कि जो ओवरकोट आप 
लंदन की एक बडी दूकान से ३ या ४ पौण्ड मे ख़रीदते है, वह वास्तव 
मे कितने दिन के श्रम का फल है । 

इतना तो निश्चय है कि आजकल के यन्त्रों से बहुत ही अधिक 
माल सस्ता ओर शीघ्रता से तैयार किया जा सकता है । 

इस विषय मे थोडे से उदाहरण काफी होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स 
(अमेरिका) में सूती कपडे की ७४१ मिलो भे १,७९,००० पुरुष और ख्त्रियाँ 
२,०३,३०,००,००० गज सूती माल तैयार करते है, ओर इसके अतिरिक्त 
बहुत-सा धागा भी बनाते हैं। औसतन्‌ &॥ घंटे के ३०० दिनो की 
मेहनत से १२००० गज अथवा १० घंटो की मेहनत से ४० गज सूती 
कपडा तैयार होता है। यदि यह मानले कि एक परिवार के लिए २०० 
गज कपडा एक वर्ष मे चाहिए, तो यह ९० घंटो का, अथवा 2-९ घंटे के 
१० अर्ध॑दिनो का काम हुआ | सूत-मिश्रित ऊनी वस्त्र बुनने के लिए सूत 
ओर सीने के लिए धागा इसके अलावा होगा । 

यूनाइटेड स्टेट्स के, केवल बुनाई के, सरकारी आंकडे बतलाते है कि 
१८७० में, श्रमिक १३-१७ घंटे दनिक काम करके वर्ष मे १०,००० गज 
सफेद सूती कपडा बना लेते थे । सोलह बर्ष बाद (१८८९) मे वे हफ़्ते 
मे €&& घंटे काम करके ही ३०,००० गज बुन लेते थे । 

छुपाई का सूती वस्र भी, जिसमे बुनाई और छपाई शामिल है व 
मे २६७० घंटो के काम से ३२,००० गज बनाया जाता था, अर्थात्‌ १ 
घंटे मे १२ गज । इस अकार सफेद और छपे हुए २०० गज सूती कपडे के 
लिए वर्ष मे १७ घण्टे का परिश्रम काफी होगा। यह भी जान लेना 
आवश्यक है कि इन कारखानो में कच्चा माल आयः उसी अवस्था में 
पहुँचता है जिस अवस्था मे वह खेतो से आता है, ओर माल तैयार होने 
तक के सारे परिवतंन इन्ही १७ घंदों मे हो जाते है। परन्तु इस २०० 
गज कपडे के दूकानदार से ख़रीदने मे, एक अच्छा वेतन पाने वाले श्रमिक 
को कम-से-कम १० घंटे के १४ दिनो का, अर्थात्‌ १०० या १<*० घंटो 


उपाय--२ १०४१ 


का श्रम ख़र्च करनाः पडता है । रही बात इंगले््ड के किसान की । सो, 
उसके लिए तो यह एक शौक की चीज है, ओर उसे खरीदने के लिए 
उसे महीने सवा-महीने घोर परिश्रम करना पडे । 

इस उदाहरण से प्रकट है कि सुसड्अठित समाज मे हम वर्ष से ९० 
अर्धदिन काम करके आजकल के निम्न मध्यवर्ग के लोगो से अच्छा कपछा 
पहन सकते है । 

इस हिसाब से हमको <-४ घटे के ६० अधदिन भूमि की उत्पत्ति 
आपघ्त करने में, ४७० अधेदिन घर तेयार करने मे और £० अर्धदिन वस्त्र 
ग्राप्त करने मे लगे, जो कि मिलकर आधे ही वर्ष का काम हुआ, क्योकि 
छुट्टी के दिनों को घटा देने पर वर्ष ३०० श्रम दिवसो का ही होता है । 

इसके बाद भी १४ अर्धदिनों का श्रम शेप रह जाता है, जोकि 
जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओ---चीनी, मसाले, फ़रनीचर, सवारी या 
चजन ढोने की गाडियों आदि--के वास्ते काम मे आ सकता हे ! 

यह तो स्पष्ट ही है, कि ये गणनाएं केवल अन्दाजन सही है। 

परन्तु ये दूसरे श्रकार से भी अमाणित की जा सकती है। जब हम 
यह हिसाव लगाते है कि सभ्य कहलाने वाले राष्ट्री मे कितने लोग तो 
कुछ भी मेहनत नहीं करते, कितने लोग हानिकर और अनावश्यक 
व्यवसायों में लगे हुए है, और मध्यमवर्ग के कितने ही लोग अनुपयोगी 
है, तब हमे मालूम होता है कि अत्येक राष्ट्र मे सच्चे उत्पादक लोगो की 
संख्या दुगनी हो सकती है । यदि १० आदुसी की जगह २० आदमी 
उपयोगी वस्तुओं के उत्पन्न करने मे लग जायें ओर समाज मेहनत मे 
किफायत करने लगे, तो उन २० आदमियो को केवल < घण्टे प्रतिदिन 
काम करना पडेगा ओर उत्पत्ति कम न होगी । घनाढ्य घरानों मे 
वीसियो नौकर रक्खे जाते हु ओर शासन-सगठन मे आठ-द्स अजाजनों 
पर एक राज्य-कर्मंचारी रक्खा जाता है और इससे मनुष्य-शक्ति का 
अपव्यय होता है। यह शक्ति राष्ट्र की उत्पत्ति बढाने से उपयुक्त हो 
सकती है । वास्तव से जितना साल आज तैयार हो रहा है उतना तो, 
यदि तब आदमी रोज़ तीन या चार घंटे काम करें, तो भी तैयार हो 


१०२ रोटी का सवाल 


सकता है । । 

इन सारी बातो का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम निम्नलिखित 
परिणाम पर पहुँचते है । कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समाज है जिससे 
कई लाख निवासी है जो कृषि और उद्योग-घन्धों मे लगे हुए है। 
मान लो कि इस समाज में सारे बच्चे अपने हाथो ओर अपने मस्तिप्क 
से काम करना सीखते है, ओर सिवाय उन स्त्रियों के जी कि अपने 
बच्चो के शिक्षण से लगी रहती है, शेष सब स्त्री-पुरुष बीस-बाईस वर्ष 
से लेकर पेतालीस-पचास वर्ष की आयु तक, & घण्टे प्रतिदिन काम करते 
हैं। वे इस नगर मे आवश्यक समझे जाने वाले व्यवसायों में से किसी 
एक को स्वयं पसन्द कर लेते है। ऐसा समाज अपने सारे सदस्यो 
को खुशहाल रखने -का वादा कर सकता है, ओर वह खुशहाली आजकल 
के मध्यमवर्गो को खुशहाली से अधिक वास्तविक होगी। इसके अलावा 
इस समाज के प्रत्येक श्रमिक के पास कम-से-कम < घण्टे बच रहेगे। 
अपने इस समय को वह विज्ञान, कला ओर व्यक्तिगत आवश्यक कार्यो 
पर व्यय कर सकेगा---जोकि आजकल आवश्यकता की कोटि में 
नहीं आते, परन्तु जब मनुप्य की उत्पादक-शक्ति बढ जायगी और जब वे 
दुष्प्राष्प या विलास-वस्तु न समझे जायेंगे तब सम्भवतः आवश्यकता की 
कोटि मे आ जायें। 


विलास-सामग्री की जरूरत 
१ 


मनुष्य ऐसा आणी नही है जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य खाना, 
पीना और घर बनाकर रहना ही हो । ज्योही उसकी भौतिक आवश्यकताएँ 
पूर्ण हो जायेंगी, त्योही दूसरी आवश्यकताएँ जो साधारणत. कल्लामय 
कही जा सकती है, उसके आगे आ खडी होगी । ये आवश्यकताएँ अनेको 
प्रकार की होगी, और व्यक्ति-व्यक्ति के लिए भिन्न-भिन्न होगी । समाज 


हक 


विलास-सामग्री की जरूरत---१ १०३ 


कु 


जितना ही अधिक सभ्य होगा, व्यक्तिव भी उत्तना ही अधिक उद्यत 
होगा, ओर आकॉक्षाएँ भी उतनी ही अधिक सिन्न-भिन्न होगी। 

वर्तमान अवस्था में भी हम देखते है कि ख्ियोँ ओर पुरुष छोटी-छोटी 
चीजों के लिए, अपनी कोई अभिल्ापा पूर्ण करने के लिए या कोई 
मानसिक या भौतिक आननदु ग्राप्ति के लिये, आवश्यकताओ का भी त्याग 
कर देते है ) एक धर्मात्मा या त्यागी व्यक्ति विलास-बस्तुओ की आकांक्षा 
को बुरा बता सकता है, परन्तु इन छोटी-मोटी चीजों या बातों के कारण 
ही तो जीवन की एकरसता भग होती है ओर वह आननन्‍्दपूर्ण बनता है । 
जिस जीवन मे इतनी असह्ता ओर इतने क्लेश है, उसमे यदि रोज़ाना 
फास के अलावा सलुष्य को अपनी व्यक्तिगत रुचियो के अनुसार कुछ भी 
आनन्द न हो सके, तो क्या वह जीवन भी कोई जीवन होगा ? 

हम साम्यवादी क्रान्ति इसलिए चाहते है कि उसका उद्देश्य स्व- 
प्रथम तो सबको रोटी देना है । उसका उद्देश्य उस घृणित समाज को 
परिवर्तित कर देना है जिसमें हर समय अच्छे-अच्छे कारीगर किसी लुटेरे 
कारखानेदार के यहाँ कास पाने के लिए मारे-मारे फिरते है, जिसमे 
परिवार-के-परिवार रूखी रोटी पर गुज़र करते है, जिससे स्त्रियां और बालक 
रात मे इधर-उधर अनाश्रित फिरते है, ओर जिसमे पुरुषो, स्त्रियों और 
बालको की न तो कोई देख-रेख करने वाला हे ओर न उनको भोजन ही 
मिल पाता है । इन अम्यायों का अन्त करने के लिए ही हम विद्रोह करते है। 

परन्तु हमे ऋान्ति से केवल इतनी ही आशाएँ नही है । हम देखते है 
कि एक मज़दूर है जो बडी मुश्किल से किसी तरह अपना गुजारा कर 
पाता है । उसे मजुष्य की शक्ति मे जो उच्चतम आनन्द की चीजे---विज्ञान 
ओर वैज्ञानिक आविष्कार तथा कला और कला की सुष्टि--है ये झुल्ला ही 
देनी पडती है । ये चीज़ें उस बेचारे को मिल ही कहाँ सकती है ?जों 
आनन्द ग्राज थोडे-से लोगो के लिए ही है, वह दम सब को मिल सके, 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी मानसिक योग्यता बढा सके, और उसके लिए 
उसको सोका मित्तल सके, इसीलिए तो साम्यवादी क्रान्ति को सबके सोजन 
की व्यचस्था करनी पडेगी । पेट भर छुकने के बाद आराम का वक्त पाना 


२०४ रोटी का सवाल 


ही मुख्य साध्य है । 
52 ८ मम लाखो मलुष्य रोटी, ईंधन, कपडे और घर के लिए मुहृताज 
हैं । ऐसी अवस्था मे भोग-विलास नि.सम्देह अपराध है। उसको प्राप्त करने 
के लिए मज़दूरों के बच्चो को भूखा रखना पडता है। परन्तु जिस समाज 
में सबको भरपेट खाना और रहने को घर मिलता हो, उसमे तो जिन 
चीज़ो को आज हम विलास-वस्तुएँ समझते है उनकी और भी अधिक 
ज़रूरत मालूम होगी । और, सब आदमी एक से नही है, और न हो सकते 
है। विविध रुचियाँ और आवश्यकताएँ होना तो मानवीय अगति का 
मुख्य प्रमाण है । इसलिए ऐसे ख्री-पुरुष तो सदा रहेगे और उनका रहना 
अच्छा भी है, जिनकी इच्छाएँ किसी न किसी दिशा मे साधारण लोगों 
से बढ़ कर होगी। 

दूरबीन की हर एक आदमी को ज़रूरत नहीं हुआ करती। चाहे 
शिक्षा सर्वताधारण में कितनी ही क्यो न फैल जाय, तो भी ऐसे लोग 
तो रहते ही है, जो आकाश के नक्षत्रों को दूरबीन से देखना उतना पसंद 
नही करते जितना सूक्ष्मद््शक यन्त्र से सूच्म वस्तुओं का निरीक्षण करना। 
किसी को मूर्तियों अच्छी लगती है, किसी को चित्र | एक व्यक्ति अच्छे 
हारमोनियम की ही चाह रखता है, ओर एक सितार से असन्न रहता है । 
रुचियाँ भिन्न-भिन्न है, परन्तु कला की चाह सब मे सौजूद है। आजकल 
के अभागे पूँजीवादी समाज से आदमी कल्ला की अपनी आवश्यकताओं 
को तबतक संतुष्ट नही कर सकता जबतक कि वह किसी बडी सम्पत्ति 
का उत्तराधिकारी न हो जाय, या कडी मेहनत करके डाक्टरी, वकालत 
आदि अच्छा धन्घा करने लायक काफी दिमागी पूँजी इकट्ठटी न करले। 
फिर भी वह यह आशा बॉथे रहता है कि में किसी-न-किसी दिन थोडा 
या बहुत अपनी रुचियो को सन्तुष्ट कर लूँगा। इसी कारण, जब उसे 
यह मालूम होता है कि आदर्शवादी समाजवाद ने भोतिक जीवन को ही 
अपना एकमात्र लक्ष्य वना रक्खा है, तब वह उसे बहुत बुरा वतलाता 
है । वह हमसे कहता है---“शायद्‌ अपने साम्यवादी भण्डार मे तुम सब- 
के लिए रोटियाँ रक्खोगे । परन्तु तुम्हारे पास सुन्दर चित्र, इष्टि-सहायक: 


विलास-सामग्नी की जरूरत--१ १०९ 


अन्त्र, बढिया फरनीचर और कलापूर्ण आभूषण आदि मलुष्यो की भिन्न- 
भिन्न श्रनन्‍्त रुचियो को सन्तुष्ट करने वाली विविध वस्तुएँ न होंगी। 
पंचायती समाज से तो रोटी ओर शाक सब को मिलेगा, ओर नगर की 
अच्छी खियों तक के पहलने को सिफे मोटी सहदी-सी खहर मिल सकेगी | 
सुम इसके अलावा ओर सब चीज़ो का मिलना बन्द कर दोगे ।?? 

सब प्रकार के समाजवादियों को ऐसी-ऐसी शक्बाओ का समाधान 
करना ही पडेगा । इन्ही शट्वाओ को अमेरिकन मरुभूमियों में स्थापित 
होने वाले नये समाजो के संस्थापकों ने नही समझ पाया था। उनका 
खयाल था कि सस्रुदाय के सब व्यक्तियों को पहनने लायक काफी कपडा 
आप्त हो जाय, और एक ऐसा संगीत-गृह तेयार हो जाय जिसमे सब 
“भाई” गाना गा-यजा सके या नाटक खेल सके । बस इतना ही काझी 
है। और ज्यादा क्या चाहिए ? पर वे इस बात को भूल गए कि कला की 
अवृत्ति तो किसान मे भी उतनी ही पाई जाती है जितनी शहर वाले 
मे । उस समुदाय ने तो सवके जीवन की सासान्य आवश्यकताओं का 
प्रतरन्ध किया, व्यक्तिवाद्‌ बढाने वाली शिक्षा-प्रणाल्ली का दमन किया, 
और बाइबल के सिवाय और सब विपयो का पढ़ना बन्द कराया | परन्तु 
सब व्यथे हुआ । व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न रुचियाँ उत्पन्न हो गईं, और 
उन्होंने बडा असन्तोपष पेदा किया। जब किसी व्यक्ति ने एक-आधघ 
पियानो या वैज्ञानिक यन्त्र ख़रीदना चाहा तभी ऋूगडे खडे हो गये; 
ओर अगति के मूल-तत्व शिथिल् पड गए। उस ससाज का अस्तित्व 
'केवत्त तभी रह सकता था जब वह सारी व्यक्तिगत अबृत्ति, सारी कला- 
रुचि ओर सारे विकास को कुचल देता । 

क्या अराजक समाज उसी दिशा की ओर बढ़ेगा ? इसका स्पष्ट 
उत्तर है, “नहीं, वह यह समझता है कि आधिभौतिक जीवन के लिए 
आवश्यक साम्रम्नी उत्पन्न करने के साथ-ही-साथ उसे मनजुप्य की सारी 
मानसिक चृत्तियों को सन्तुष्ट करने का प्रय्ल सी करना पडेगा' | शरीर 
की आवश्यकताएँ पूरी करने के साथ-ही-लाथ दिल्त और दिमाग की 
भूख भी छुककानी पडेगी। 


१०६ रोटी का सवाल 
र 


“जिस समाज से सबके भोजन की उचित व्यवस्था हो चुकी हो, यदि 
उस समाज का कोई आदमी चाइना सिल्क का कपड़ा या सखमल की 
पोशाक पाने की व्यक्तिगत इच्छा करे, तो इसका क्या उपाय किया जायगा ?? 
यह एक अश्न है । परन्तु जब हमें सब तरफ फैली हुई द्रिद्वता और पीडा 
की अथाह खाई का खयाल होता है, और जब हम भज़दरी हँढते 
फिरनेवाले श्रमिकों के हृदय-विदारक चीत्कार को सुनते हैं, तब तो इस 
प्रश्न पर विचार करने तक की हमारी इच्छा नहीं होती। 

हम तो यह उत्तर देना चाहते है कि पहले तो हमे रोटी का हीं 
निश्चित उपाय कर लेना चाहिए, चाइना सिल्क या मख़मल की बात 
पीछे सोच ली जायगी । 

परन्तु हम यह मानते है कि भोजन के अत्तिरिक्त मनुष्य की अन्य 
आकांक्षाएँ भी होती है । अराजकवाद की आधार-शिला इसी बात पर 
स्थित है कि वह मनुष्य की समस्त शक्तियों और समस्त श्रभिन्नाघाओ 
और सनोबृत्तियों को ध्यान मे रखता है और एक को भी भुलाता 
नही है | इसलिए, संक्षेप में हम यह बतायेंगे कि किस उपाय से मनुष्य 
अपनी बुद्धि-विषयक और कला-विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति कर 
सकता हे । 

यह वर्णन हम पहले कर ही चुके है कि ४६-४० वर्ष की आयु तक 
रोज़ ७ या € घण्टे काम करने से मनुष्य आसानी से उन सब वस्तुओं 
को पा सकता है जिनसे समाज सुख-सुविधा से गह सके । 

परन्तु जो मनुष्य परिश्रमी होता है उसका दैनिक कार्य € ही घण्टे 
का नही होता । उम्चका दैनिक कार्य, वर्ष के ३० दिनो से १० घंटे का 
होता है, और यह जीवन भर रहता है। इसमे तो शक नहीं कि यदि 
कोई आदमी मशीन मे जुता रहे, तो उसका स्वास्थ्य शीघ्र गिर जायगा, 
और उसकी बुद्धि मन्‍्द्‌ पड जायगी । परन्तु जब उसे विविध काम करने 
की स्वतन्त्रता हो, और विरेषतः जब वह शारीरिक काम के स्थान पर 


विलास-सामग्री की जुरूरत---२ १०७ 


मानसिक कास बदल कर ग्रहण कर सके, तब तो वह बिना थके, वल्कि 
आनन्द के साथ रोज़ १० या १२५ घण्टे काम कर सफ्रेगा। फलतः वह 
मनुष्य जो जीवित रहने के लिए आवश्यक ४-६ घंटे मेहनत कर चुका 
होगा, उसके पास & या ६ घटे का समय और बच रहेगा । वह इसका 
उपयोग अपनी रुचियों के अनुसार करेगा | आवश्यकता की जो चीजें 
समाज की ओर से सबको मिलती है वे तो उसे मिलेगी ही। उनके 
अलावा यदि वह दूसरों के साथ मित्र कर कास करेगा तो इन दैनिक £ 
या ६ घण्टो के काम से वह जो-कुछ चाहेगा पूर्णतः प्राप्त कर सकेगा । 

सार्वजनिक उत्पत्ति के काम मे भाग लेना मनुप्य का सामाजिक 
कर्तव्य है । पहले तो वह खेत, कारख़ाने आदि से अपने हिस्से का काम 
करके इसे पूरा करेगा । इसके बाद वह अपना आधा दिन, आधा सप्ताह 
या आधा वर्ष अपनी कला या विज्ञान की आ्रावश्यकताओं या अपने शोक. 
को पूरा करने मे लगायगा । 

उस समय हजारों सस्थाएं ग्त्येक रुचि और अवृत्ति की पूर्ति के 
लिए पैदा हो जायंगी । 

उदाहरण के लिए कुछ लोग अवकाश के समय को साहित्य मे 
लगायंगे । वे ऐसे सघ बना लेगे जिनमे लेखक, कम्पोजीटर, ग्रिन्टर, 
उलाक खोदने वाले, नकशे बनानेवाले आदि लोग होगे, और जिनका 
सामान्य उद्देश्य होगा अपने प्रिय विचारों का अचार करना | 

आजकल लेखक इस बात को जानने की शायद ही कोशिश करता 
है कि छापाख़ाना किस अकार का होता है। वह जानता है कि उसकी 
किताबे छापने के वासते एक श्रमिक है जिससे वह कुछ आने रोज मज़दूरी 
देकर पशु के समान काम ले सकता है। यदि कम्पोज़ीटर टाइप के 
सीसे के विष से बीमार हो जाय या सशीन पर निगाह रखनेवाला 
लडका पाण्ड-रोग से मर जाथ, तो उसका क्या बिगडता है ? उसका 
काम करने के लिए दूसरे अभागे कंगरल बहुतेरे मिल जाय॑ंगे | 

परन्तु जब एक भी भूखो-मरता आदसी नाममात्र की सजदूरी पर 
अपना श्रम विक्रय करने को तैयार न मिलेगा, जब आज का लुग हुआ 


श्ण्ण रोटी का सवाल 


श्रमिक शिक्षित हो जायगा, और जब उसे भी अपने निज के विचार लिख 
कर दूसरो के पास पहुँचाने होगे, तो सजबूरन लेखको और वैज्ञानिकों को 
मिल कर छापेखाने वालो का सहयोग आप्त करना होगा। तब कहीं 
उनका गद्य ओर पद्य अकाशित हो सकेगा । 

जबतक लोग मोटे कपडे ओर शारीरिक श्रस को नीचे दर्जे की चीज़ 
समभते रहेगे तबतक तो उन्हे अवश्य इस बात पर आश्चर्य होगा कि 
एक लेखक स्वयं ही अपनी किताब के अक्षर कम्पोज्ञ करे। वे सोचेगे 
कि क्या उसके मनोरंजन के लिए उसकी व्यायामशाला या दूसरे 
खेल नही है ? परन्तु जब शारीरिक श्रम के सम्बन्ध मे अनादर-दृष्टि नृष्ट 
हो जायगी, जब सब को अपने हाथो काम करना पडेगा--क्योकि उनका 
काम करने वाला दूसरा कोई न होगा--तब लेखक और उनके भक्त 
लोग शीघ्र ही कम्पोज़िंग स्टिक ओर टाइप पकडना सीख जयेंगे। तब 
जो-जो लोग छुपनेवाली किताब के प्रशंसक होगे वे संगठित होकर टाइप 
जमाने, पेज बॉधने और सुन्दर छपाई करने के कार्य मे आनन्द मानेगे। 
आजकल की सुन्द्र-सुन्दर मशीनें तो सुबह से रात तक उन पर बैठने 
चाले ल्डकों के लिए यातना देने वाले यन्त्र मात्र है, परन्तु उस समय 
जो लोग अपने प्रिय लेखक के विचारों को प्रकाशित करने के लिए उन- 
से काम लेंगे, उनके लिए वे आनन्दू-साधन हो जायेंगे । 

क्या इससे साहित्य को हानि पहुँचेगी ? क्या अपनी किताब 
के लिए बाहर जाकर काम करने या अपने हाथो से उसमे सहायता दे 
देने से कवि कवि न रहेगा ? जंगल में या कारख़ाने मे, सडक बनाने या 
रेलवे लाइन डालने के कास से, एक उपन्यासकार दूसरे आदमियों के 
साथ कन्धे-से-कन्धा मिला कर काम करे तो क्‍या वह मानव-प्रकृति के 
अपने ज्ञान को भूल जायगा ? इन पश्नो के दो उत्तर नही हो सकते । 

संभव है कि कुछ पुस्तके बहुत बडी न छुप पाय॑, परन्तु फल यह 
होगा कि थोडे ही छुष्ठो मे अधिक सामग्री रहेगी। सम्भव हे कि 
अनावश्यक कारगज़ कम छुप पाये, परन्तु जो कुछ छुपा करेगा वह अधिक 
ध्यान देकर पढ़ा जायगा और अधिक आदर आप्त करेगा । उस समय के 


विल्लास-सासओ॥ी की जुरूरत---रे १०६ 


पाठक आज की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से शिक्षा पाये हुए होगे | वह 
पुस्तक उस अधिक विस्तृत चषेत्र मे अभाव डालेगी, और वे लोग बात 
को अधिक अच्छी भांति समझने के योग्य होगे । 

इसके अतिरिक्त, छुपाई की कला तो अभी वाल्यावस्था में ही है । 
उसमे यूटेनबर्ग के काल के पश्चात्‌ बहुत ही थोडी उन्नति हुई है । 
जितना दस मिन्टि मे लिख लिया जाता है उसके कम्पोज करने में दो 
घण्टे लग जाते है, परन्तु विचारों को शीघ्रतर प्रकाशित करने के उपाय 
ढूँढे जा रहे है और ढूँढ लिए जायेंगे |” 

यह कितनी लज्जा की बात है कि लेखक अपनी पुस्तको की छुपाई 
के कास में स्वयं भाग न ले ! ऐसा होता तो अभी तक छुपाई की कला ने 
न जाने कितनी उन्नति कर ली होती ! सन्नहवी शताब्दी की तरह आज 
हमे हाथ से उठाये जाने वाले टाइपो का प्रयोग न करना पडता | 

रे 

सभी लोग आवश्यक वस्तुओं के उत्पादक हो, सभी विज्ञान और 
कला को वृद्धि करने योग्य शिक्षा पाये हुए हो, सब के पास इसके लिए 
अवकाश भी हो--ओर फिर वे शारीरिक श्रम मे अपना-अपना हिस्सा 
बढाते हुए अपनी पसन्द की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संगठन बनावें--- 
क्या ऐसे समाज की कल्पना एक स्वम्मात्र ही है ? इस समय भी विद्वानों 
की, साहित्यिको की, तथा अन्य ग्रकार के व्यक्तियों की सेकडो समितियाँ या 
सभाएँ है ओर ये समितियाँ या सभाये क्‍या है ? वे ज्ञान की भिन्न-भिन्न 
शाखाओं मे दिलचस्पी रखने वाले तथा अपने-अपने ग्रन्थ प्रकाशित करने 
के लिए सम्मिलित होनेवाले लोगो के स्वेच्छा से बनाये हुए अलग-अलग 
समूह है। इन संस्थाओं के सामयिक पन्नों मे लेख लिखने वालों को 

पुरस्कार नही मिलता, ओर इन सामयिक पत्री की केवल थोडी-सी ही 


+ अधिक शीघ्रता से छापने के उपाय, उपर्युक्त पक्तियोँ लिखे 
जाने के बाद, निकल चुके है । 


२१० रोटी का सवाल 


अतियों विक्रयार्थ होती है। उनकी पतियों संसार मे सब स्थानों पर उन 
दूसरी संस्थाओं को बिना मूल्य सेजी जाती है, जो उन्ही ज्ञान-शाखाओ 
की वृद्धि मे लगी हुई हैं । उस पन्न में संस्था का एक सदस्य समालोचना- 
स्तम्भ से अपने निष्कषों के सम्बन्ध में एक पृष्ठ का नोट दें सकता है । 
दूसरा सदस्य, जिसने वर्षों तक किसी विषय का अध्ययन किया है, उस 
पर एक विस्तृत अन्थ प्रकाशित करा सकता है| अन्य सदस्य ओर भी 
आगे अन्वेषण करते है ओर उसकी सम्मतियों से अपना अध्ययन पररम्भ 
करते है, ओर उन पर विचार करते रहते है । परन्तु इससे कोई भेद्‌ नही 
पडता । ये लेखक और पाठक अपनी सामान्य रुचि के अन्थों के प्रकाशन 
के लिये सज्ञठित हुए है । 
आजकल तो छुपाई के लिए जिस प्रकार लेखक को उसी गकार 
समिति को भी ऐसे छापेख़ाने की शरण लेनी पडती है, जहाँ छुपाई के 
लिए मज़दूर लगे रहते है। वर्तमान समय में जो लोग साहित्यिक-सभाओं 
से सम्बन्ध रखते है, वे शारीरिक श्रम से घृणा करते हैं, क्योकि उस श्रम 
की अवस्था आज बहुत ही बुरी हो रही है। परन्तु जो समाज अपने सारे 
सदस्यों को उदार, दार्शनिक ओर वैज्ञानिक शिक्षण देगा, वह तो शारीरिक 
श्रम को इस ढब़् से व्यवस्थित करेगा, जिससे वह मानव-जाति के 
अभिमान की वस्तु बन जायगी । उस ससाज की साहित्यिक ओर विद्या- 
सभाये अन्‍्वेषको, विज्ञान-प्रेमियो और मज़दूरो के संघ होगे। वे सब 
लोग शारीरिक-अ्रम का कोई धंधा भी जानते होगे ओर विज्ञान मे 
दिलचस्पी भी रखते होगे । 
मान लीजिए कि एक संस्था भूगर्भ-विद्या का अध्ययन करती है। तो 
उस संस्था के सभी लोग पृथ्वी की परतों ( 509५७ ) का अन्वेषण 
करने से योग देंगे । अन्वेबण-कार्य मे आजकल जहा सो निरीक्षक भाग 
लेते है, उस समय वहां दूस हज़ार निरीक्षक भाग लेंगे और जितना काम 
हम बीस वर्ष मे करते है उससे अधिक कार्य वे एक वर्ष मे कर दिखाएंगे। 
ओर जब उनके ग्रन्थ छुपने लगेंगे, तो विविध काम जानने वाले दस 
हज़ार खी-पुरुष नकशे बनाने, डिज़ाइन खोदने, कंपोज़ करने ओर छपाई 


विज्नास-सामग्मी की जरूरत--३ १११ 


करने के लिए तेयार रहेगे । अपने अवकाश के समय को वे बडी प्सन्नता 
के साथ ऋतु-ऋतु के अनुसार बाहर जाकर अन्वेषण करने मे या घर से 
बैठ कर काम करने मे लगायगे | और, ज्ञब उनके ग्रन्थ निकलेगे तो 
उनको केवल सो पाठक ही नही, किन्तु अपने सामान्य कार्य से रुचि रखने 
चाले दुस हजार पाठक मिल जायगे | 
आज भी इसी दिशा मे प्रगति हो रही है| जब इंगलेएड को अंग्रेजी 
भाषा के एक पूर्ण कोप की आवश्यकता हुईं, तो इस कार्य के लिए एक 
साहित्य-महारथी के जन्म की अतीक्षा नहीं की गई। स्वयं-सेवकोी के लिए 
अपील निकाली गई ओर आदसियों ने अपनी सेवाए' अर्पण कर दी | वे 
अपने आप बिना कुछ लिए पुस्तकालयों से से एक-एक बात देँढ़ निकालने, 
टिप्पणियां लिख लेने ओर जो काम एक आदमी एक जीवन-काल मे पूर्ण 
नही कर सकता था उसे थोडे ही वर्षो मे पूर्ण कर डालने के लिए जुट 
पढे | मानव-ज्ञान की पत्येक शाखा मे यही गवृत्ति काम कर रही है। यदि 
हम यह न समर पाये कि वैयक्तिक कार्य की ज़गह पर अब सहयोगवाद 
आरहा है, ओर सहयोगवाद के इन प्रयोगों मे ही आगामी भविष्य अपना 
स्वरूप भलका रहा है, तो समझना चाहिए कि सनुपष्य-जाति के विषय से 
हमारा ज्ञान बहुत परिमित है । हि 
इस कोष को सी यदि वास्तव में सम्मिलित कार्य बनाना होता तो 
यह आवश्यक था कि अवैतनिक लेखक, छापनेवाले ओर संशोधक लोग 
मिल कर काम करते | साम्यवादी अकाशन-गृहों मे इस दिशा से अब भी 
कुछ काम हुआ है। उससे हमसे शारीरिक और मानसिक कास के 
सम्मिलित होने के उदाहरण मिलते हैं । हमारे समाचार-पत्रों में ऐसा 
होता है कि साम्यवादी लेखक स्वयं ही अपना लेख कम्पोज्ञ करता है! 
ऐसे उदाहरण है तो कम, परन्तु उससे इतना तो प्रकट होता है कि विकास 
किस दिशा की ओर हो रहा है ? 
ये प्रयत्न स्वाधीनता का मार्ग दिखाते है। भविष्य मे जब किसी 
आदमी को कोई उपयोगी बात कहनी होगा---कोई ऐसा सन्देश देना 
होगा जो उसकी शतावदी के विचारों से भी आगे जाने वाला होगा--- 


११२ रोटी का सवाल 


तो उसे आवश्यक पूँजी देने वाले किसी सम्पादक की तलाश न कर्नी 
होगी । वह छुपाई जानने वाले साथियों को ढूँढ लेगा जो उसके नये 
ग्रन्थ के विचारों का समर्थन करते होगे, वे सम्मिलित होकर नई पुस्तक 
या पत्रिका अ्रकाशित कर डालेगे। 

फिर साहित्य-सेवा ओर श्रख़वार-नवीस घनोपाजन करने का या 
दूसरों पर बोक डालकर जीवित रहने वाला धन्धा न रहेगा | वर्तमान 
समय मे तो साहित्य उन लोगो का गुलाम है जो पहले उसके रक्षक थे, 
पर अब उसके भक्षक है। साहित्य उस जनता की भी दासता मे है जो 
साहित्य का दाम उतना ही ज्यादा चुकाती है जितना ही वह रही होता 
है, या जितना ही अधिकांश वह जनता की कुरुचि के अनुसार अपना 
रूप बना लेता है। परन्तु साहित्य और अख़बार-नवीसी की अन्दरूनी 
हालत को जानने वाला क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो उसको इस 
बन्धन से सुक्त न देखना चाहता हो ? 

साहित्य और विज्ञान जब पैसे की गुलामी से छूट जायंगे ओर जब 
केवल उनके ग्रेमी ही उनके ग्रेम के कारण उनकी उन्नति करेंगे तभी वे 
मनुपष्यजाति की उन्नति में सच्चे सहायक होगे । 


न 


७ 


साहित्य, विज्ञान और कला की वृद्धि उन लोगो द्वारा होनी चाहिए 
जो स्वतन्त्र हो । तभी राज्य ओर पूंजी के जुए से ओर मध्यवर्ग के 
गला घोटने वाले प्रभाव से वे अपना छुटकारा करा पायंगे । 

आजकल के वैज्ञानिक के पास ऐसे कौन से साधन है जिनसे वह 
अपनी पसन्द के किसी विषय से अनुसन्धान कर सके ? क्या वह राज्य 
की सहायता मांगेंगा' ? राज्य की सहायता तो सो उच्मीदवारों में से एक 
को मिलती है, और वह भी उसे ही मिलती है जिससे पुरानी लकीर को 
पीटते रहने की आशा की जाती हो । हमसे स्मरण रखना चाहिए कि फ्रॉस 
की 'एकेडेमी ऑआब साइन्सेज! ने डाबिन का खण्डन किया था; 


विज्नास-सामग्नी की जुरूरत---४ थर्ड 


“एकेडेमी आवसेन्ट पीट्संबर्ग” ने मेन्डेलीफ़ के प्रति घृणा प्रकदकी थी, और 
लद॒न की 'रायल सोसायदी” ने जूल के पत्र को प्रकाशित करने से इन्कार कर 
दिया था, जिसमें उसने ताप का रासायनिक परिमाण निकाला था और 
जिसे 'रायल सोसायटी” ने अवेैज्ञानिक कह दिया था । यह बात प्लेफेयर 
से ज्ञात हुई है। उसने जूल के मरने पर इसका वर्णन किया था । 

इसी कारण तो विज्ञान मे क्रान्ति कर देने वाले सारे आविष्कार, सारे 
बडे अन्वेषण इन विज्ञान-परिषदों और विश्व-विद्यालयो से बाहर ही हुए 
है। इन आविप्कारों और अन्वेषणो के करने वाले लोग या तो डार्विन 
और लायल की तरह स्वतन्त्र रहने लायक घनी थे, अथवा ऐसे लोग थे 
जिन्‍्होने दरिद्रता मे और प्राय. बडे कष्टो मे रहते हुए अपने स्वास्थ्य को 
नष्ट कर डाला, जिनका बहुत-सा समय अयोगशाला के अभाव में नष्ट 
हो गया, जो अनुसन्धान को चलाने के लिए आवश्यक यन्त्र-साथनों या 
पुस्तको को न पाने पर निराशा के होते हुए भी, धैर्य धारण किये 
रहे, और प्रायः अपना लक्ष्य प्राप्त करने के पहले ही झत्यु को प्राप्त हो 
गये । इनके नाम कहां तक गिनाये ? 

राज्य से सहायता दिये जाने की अणाली इतनी घुरी है कि विज्ञान 
ने सदा अपने को उससे मुक्त करने का ही प्रयत्न किया है। इसी कारण 
यूरोप और अमेरिका मे स्वेच्छा-सहायकों द्वारा संगठित और संरक्षित 
हजारो विद्या-विज्ञान की समितियां है । इनमे से कुछ समितियां तो इतनी 
बढ़ी हुईं है कि राज्य की सहायता पाने वालीं सारी समितियों और 
लखपतियो के सारे घन से भी उनके कोप खरीदे नहीं जा सकते ) 
कोई भी सरकारी संस्था इतनी घनाव्य नहीं है जितनी लन्दुन की 
'ज़ूलाजीकल सोसायटी? । यह दानियों की दी हुईं सहायताओ से 
चलती है | 

लन्दुन की 'ज़्लाजिकल सोसायदी” के बाग मे पशु तो हजारो की 

संख्या मे है, पर वह उन पशुओं को ख़रीदुती नहीं है । दूसरी समितियां 
और दुनिया भरके संग्रह करने वाले सब लोग उनको भेज देते है । कभी 
प्र 


११४ रोटी का सवाल 


बंबई की 'ज़्लाजीकल सोसायटी” उपहार-स्वरूप एक हाथी भेज देती है; 
कभी सिश्र के अकृृति-विज्ञान के अध्ययन करनेवाले लोग एक 
हिपोपोटेमस पशु या गेडा भेज देते है। ये महान्‌ उपहार-पक्ती रेगनेवाले 
जीव (]२९०००४)४७५) कीडे आदि--संसार के सब स्थानों से अ्रतिदिन बडी 
संख्या मे आते रहते है। ससार का सारा ख़ज़ाना भी ऐसे माल को 
ख़रोद नहीं सकता | इसी प्रकार, एक अमण करने वाला व्यक्ति अपनी 
जान को जोखम में डाल कर किसी जानवर को पकडता है, ओर उस पर 
एक बालक की भांति स्नेह करने लगता है। वह उस जानवर को उस 
सोसायटी को भेंट करता है, क्योकि उसे ज्ञात है कि वहाँ उसकी संभाल 
की जायगी | उस महान्‌ संस्था से आनेवाले असंख्य दर्शकों के प्रवेश- 
शुल्क से ही उस महान्‌ संस्था का व्यय चल जाता है। 

लन्‍्दन की 'जुलाजीकल सोसायटी” तथा उसी भांति की अन्‍य 
संस्थाओं में यदि कमी है तो यह है कि सदस्य-शुदक श्रम के रूप नहीं 
लिया जा सकता । इस बडी संस्था के रखने वाले ओर बहुसंख्यक नौकर 
इसके सद॒स्य नहीं माने जाते | और अनेक सदस्य तो ऐसे भी है जो 
केवल अपने कार्डो पर को 2 5, (#€]6फए ० 06 2८00080०/ 
5०००४५) अक्षर लिखने के लिए ही इस संस्था के सदस्य बने है। 
संक्षेप में कह सकते है कि सहयोग अधिक पूर्ण होना चाहिए । 

जो बात हमने वेशानिकों के बारे में कही है वही आविष्कार करने 
वालो के विषय में भी कह सकते है । बडे-बडे आविष्कारों के लिए ग्रायः 
कितने-कितने कष्ट उठाये गये है---यह कौन नहीं जानता ? रातों-को-राते 
बिना सोये बीत गई, परिवार भूखे ही रह गये, प्रयोगो के लिए ओोज़ार 
और सासान भी न मिल्ल पाया; यह है उन सब लोगों का इतिहास 
जिन्होने हमारी सम्यता का गौरव बढ़ानेवाले आविप्कार किये और उनसे 
उद्योग-धन्धों को समृद्ध किया । 

परन्‍्त जिस परिस्थिति को सभी लोग विश्वासपूर्वक घुरा वताते है 
उसको बदलने के लिए हसको करना क्या चाहिए ? पेटेन्ट कराने का 
तरीका भी आजमा लिया गया और जो परिणाम हुआ वह हमे मालूम 


विज्नास-सामग्री की जरूरत---४ ११९ 


है। आविष्कार करनेवाला व्यक्ति कुछ मूल्य लेकर अपने पेटेन्ट को बेच 
देता है, फिर पूँजी लगानेवाल्ा व्यक्ति ही उसके भारी-भारी सुनाफ़ो को 
हडप करता रहता है । पेटेन्ट कराने चाला अन्य सब आविष्कारको से 
पृथक भी हो जाता है| उसे अपने श्विप्कार को गुप्त रखना पडता है 
ओर इससे आविष्कार अधूरा रह जाता है । परन्तु कभी-कभी तो तात्विक 
विचार से न लगे हुए. मस्तिप्क की किसी छोटी-सी खूक से ही वह 
आविप्कार समृद्ध हो सकता है और व्यवहरोपयोगी बन सकता है। 
'उद्योग-धन्धी की उन्नति से जिस तरह राज्य के सब गपकार के नियन्त्रण 
रुकाचट डालते है उसी तरह पेटेन्ट अणाली से भी रुकावट होती है । 
विचार पेटेन्ट किये जाने की चीज नही है। इसलिए सिद्धान्त की दृष्टि से 
पेटेन्ट कराने की प्रणात्ली एक घोर अन्याय है, ओर व्यवहार में उसका 
परिणाम यह होता है कि आविप्कार के जरदी-जरदी विकास होने मे बडी 
बाधा खडी हो जाती है। 

आपविप्कार की बृत्ति को बढाने के लिए. जिस बात की आवश्यकता 
है वह तो है, सबसे पहले, विचार की जाम्नति, बडी-बडी कल्पनाओं के 
करने की शक्ति। परन्तु उसी को आजकल की हमारी सारी शिक्षा निर्जीब 
कर देती है । आवश्यकता है कि वेज्ञानिक शिक्षा का विस्तार किया जाय, 
जिससे अन्वेषकों की संख्या सोगुनी बह जाय | आवश्यकता है हृदय में 
इस विश्वास की कि सनुप्यजाति एक क़दम आगे बढ़ रही हे; क्योकि 
सभी बडे-वडे आविप्कारकोी को लगन-अर्थात्‌ मनुप्य-ससाज के कल्याण 
की आशा से ही स्फूर्ति मिल्ली है। साम्यवादी क्रान्ति ही विचार को 
इस उत्तेजना, कल्पना की इस महत्ता, इस ज्ञान, ओर सबके कल्याण के 
इस विश्वास को अदान कर सकती है। 

डस समय हमारे पास विशाल-विशाल्त संस्थाएँ होगी; उनमे मोटर- 
( सब्बालक ) शक्ति और सब अकार के औज़ार होगे । उस समय हमारे 
पास वडी-बडी औद्योगिक अयोग-शालाएँ होगी, जो सब परीक्षको के 
लिए खुली रहेगी । समाज के अति अपने आवश्यक कर्तव्य को पूर्ण करने 
के पश्चात्‌ लोग वहा अपनी-अपनी करुूपनाओ को कार्यरूप मे ला सकेगे। 


९5 रोटी का सवाल 


उस ससय हमारे पास बडे-बडे यन्त्रालय होगे | वहाँ लोग अपनी फुरसत 
के पाँच या छुः घण्टे बिता सकेंगे । वहाँ उन्हे दूसरे साथी भी मिलेंगे, 
जो किसी गहन अश्न का अध्ययन करने के लिए आये हुए होगे, और जो 
अन्य उद्योग-धन्धों के विशेषज्ञ होंगे । वे एक-दूसरे की सहायता करेगे, 
ओर एक-दूसरे के ज्ञान की बृद्धि कर स्केंगे--उनके विचार और अनुभव 
के संघर्ष ओर परामर्श से सबकी अपनी-अपनी समस्याएं हल हो जायेगी । 
ओर, यह तो कोई स्वप्न की-सी बात 'नहीं है | पीटर्सबर्ग मे सोलेनाय 
गोरोडोक संस्था ने यन्त्रों ओर कल्ा-कौशल सम्बन्धी विषय में अंशतः 
इस बात को कर दिखाया है। इस कारख़ाने मे सब तरह के ओज़ार हैं 
ओर वह सबके लिए निःशुल्क है। ओऔजार और मोटर-शक्ति मुफ्त दी 
जाती है। सिफे धातुओं और लकडी के दाम लागतमात्र लिए जाते है। 
दुर्भाग्य से कारीगर ज्ोग वहाँ केवल रात्रि को ही जाते हैं। उस समय वे 
बेचारे वर्कशॉप के दस घंटे के काम से थके हुए होते है । इसके अतिरिक्त 
वे बडी सावधानी के साथ एक-दूसरे से अपने आविप्कारों को छिपाते 
रहते है। पेटेन्ट-प्रणाली और पूँजीवाद, जो वर्तमान समाज का अमिशाप 
है और बोड्िक और नेतिक उन्नति के रास्ते का रोडा है, उनके दिमाश 
मे पूरी तरह घुसा हुआ है । 


रे 


ओर कला का क्या हाल है ? सब तरफ से हमे कला के हास का 
रोना सुनाई देता है | पुनरुत्थान ( [२९॥३४॥8597708 ) के कलायुग से 
वास्तव मे हम बहुत पिछुड गये हैं। कला के नियमों ने तो हाल मे 
बडी उन्नति की है; हज़ारों आदी प्रत्येक शाखा को बढ़ाने का काम कर 
रहे है और उनमे कुशल-बुद्धि लोग भी काफ़ी है । परन्तु हमारी संस्कृति 
से कला दूर भागती हुईं दिखाई देती है । नियम तो बढ़ रहे हैं, परन्तु 
कलाकारों के कला-भवनों में स्फूर्ति और अतिभा बहुत कम आया 
करती है । - 


विलास-सामग्नी की जरूरत---£ ११७ 


वह आधे भी कहाँ से ” महान्‌ विचार ही तो मनुप्य को कला की 
स्फूर्ति दे सकता है। हमारे आदर्श के अनुसार कला सृष्टि ((-72४070) 
का पर्यायवाची शब्द है। उसकी दृष्टि बहुत आगे पहुँचनी चाहिए। 
परन्तु बहुत ही थोंडे अपवादी को छोडकर शेष व्यवसायी कलाकार तो 
व्यावहारिक-से हो गये हैं । वे नई कल्पनाओं को नहीं खोज सकते । 

इसके अतिरिक्त यह स्फूर्ति पुस्तकों से नही आसकती, वह जीवन 
से से आनी चाहिए । परन्तु वर्तमान समाज उसको जाम्रत नहीं कर 
सकता । 

रेफेल और स्थूरिलो उस युग में चित्रकारी करते थे जब कि पुरानी 
धार्मिक परस्प्राओ को रखते हुए नये आदर्श की तलाश भी चल सकती 
थी। थे दोनो गिरजाघरो को सुशोभित करने के हेतु से चित्र बनाया 
करते थे। ये गिरजाघर भी नगर की कई पीढ़ियों के पवितन्न श्रम से बने 
हुए थे। अपने अद्भुत दृश्य और ऐश्वर्य के सहित, गिरजा का बेसीलिक 
भवन स्वयं नगर के जीवन से सम्बद् था, और चित्रकार के हृदय मे 
स्फूर्ति जाग्रत कर सकता था । बह चित्रकार सार्वजनिक इसारतो के लिए 
काम करता था। वह अपने साथी नगरवासियों से बात-चीत किया करता 
था ओर इससे उसे स्फूर्ति मिलती थी | लोगो को वह उसी प्रकार भाता 
था जिस अकार गिरजाघर का सध्य-भाग, उसके खम्भे, रँंगी हुईं 
खिडकियां, मूर्तियां और खुदे हुए किवाड ।आजकल सबसे बडा सम्मान, 
जिसकी इच्छा एक चित्रकार कर सकता है, यह है कि उसका 
केनवास-चित्र चमकदार फेस मे जडकर किसी अजायबधघर मे टांग दिया 
जाय । ओर, अजायबघर क्या है ? वह एक तरह की आतचीन अद्भुत 
चस्तुओं की दूकान है । यहाँ असिद्ध-प्रसिद्ध कल्लाकारों की सुन्दर कृतियाँ, 
मिखारियो ओर राजाओ के कुत्तो के चित्रों के पास रक्‍्खी जाती है। 
कहां तो स्थापत्यकला की वे मूर्तिया, जो नगरों के सर्वोच्च स्थान पर खडी 
रहती थी और लोगो के जीवन को. स्फूर्ति प्रदान करती थी, और कहाँ 
चही अब लाल कपडो के ढक्कनों के नीचे ढकी हुईं पडी है ! 

जब यूनानी सूर्तिकार अपने संगसरसर पर छेनी से काम करता था, 


श्श्प ' रोटी का सबाल 


तब वह अपने नगर की भावना और हृदय को प्रकाशित करने का प्रयत्न 
करता था। नगर के सारे मनोभाव, उसके गौरव की सारी परम्पराए 
उसकी कृति से आकश फिर सजीव होना चाहती थी। परन्तु आज 
रुस्मिलित नगर को भावना ही नहीं रही। अब विचारों का सम्बन्ध 
नहीं होता । अब तो नगर ऐसे लोगो का आकस्मिक समूह-मात्र है, जो" 
न तो एक-दूसरे को जानते है, और न एक-दूसरे को लूट कर धनी बन 
जाने के सिंचाय जिनका दूसरा कोई सामान्य स्वार्थ है | मातृभूमि का अस्तित्व 
भी कहाँ है ? एक अन्तर्राष्ट्रीय पूजीपति, और सडक पर चिथडो के हुकडे 
बीननेवाला एक व्यक्ति, दोनो की कौनसी समान मातृभूमि हो सकती है ? 
जब नगर, कस्बे, अदेश, राष्ट्र या राष्ट्री के समुदाय अपने प्रेमपूर्ण जीवन 
को फिर से नवीन बना लेंगे, तभी सामान्य आदर्श बनेंगे और उनसे 
कला को स्फूर्ति मिल सकेगी । उस समय कारीगरी जानने वाला व्यक्ति. 
नगर के स्मारक-सवन की कल्पना सोचेगा | यह भवन मंन्द्रि, कारागार 
या किला न होगा । उस समय चित्रकार, मूर्तिकार, नक्काशी का काम 
करने वाला और आभूषणकार, अपने केनवास-चित्रो, मूर्तियों ओर, अलंकार- 
साथनो को किस स्थान पर लगाना चाहिए, यह जान जायगा । जीवन के. 
उसी उद्गम से वे सब कार्य-ज्षमता अस्त करेगे ओर गौरव के साथ 
भविष्य की ओर बढ़ते जायेंगे । 

परन्तु उस स्वर्ण-युग के आने तक तो कला केवल अस्तित्व बनाए 
रकक्‍्खेगी । वर्तमान कलाकारों के सब से सुन्दर चित्र प्रकृति, आामी, तराइयों, 
तूफ़ानी समुद्रो, वैसवपू्ण पवेतों के होते है। परन्तु जिस चित्रकार 
ने खेतो मे काम करके स्वयं कभी उसका आनन्द नहीं उठाया, जिसने 
केवल उसका अनुमान या उसकी कढपना ही की है, वह खेतो के परिश्रम 
के काव्य को कैसे चित्रित कर सकता है ? यदि उसको उस ग्रदेश का ज्ञान 
उतना ही है, जितना कि उडकर जाते हुए पछी को होता है, तो वह उस 
काव्य को चित्रित कैसे कर सकेगा ? यदि नये-नये यौवन मे उसने बडे 
सवेरे कभी हल नहीं चलाया है, यदि उसने अपने संगीत से सब दिशाओं 
को आप्लाबित करने वाली सुन्दर-सुन्दर युवतियों से काम में प्रतिस्पर्धा 


विलास-सामग्ी की जरूरत---२ ११६ 


करते हुए और परिश्रमी घास-कदैयो के साथ खूब हसिया भर कर घास 
काटने का आनन्द नहीं उठाया है, तो वह उसे कैसे चित्रित कर सकता 
है ? भूमि और भूमि पर जो कुछ उगा हुआ है उसका ग्रेम तो तूलिका 
से नक्शा बना देने सात्र से प्राप्त होता नहीं, चह तो उसकी सेवा करने से 
भ्राता है। जिससे प्रेम ही नही, उसका चित्र ही केसे खिचेगा ? इसी 
कारण तो अच्छे-से-अच्छे चित्रकारो ने इस दिशा मे जो कुछ बनाया है 
वह विलकुल अपूर्ण है, वास्तविक जीवन से बहुत दूर है ओर आय 
भावुकतापूर्ण ही है। उसमे चमत्कार नहीं है। 

काम करके घर लौटते हुए यदि आपने अस्त होते हुए सूर्य को देखा 
ही, यदि आप किसानो के बीच किसान रहे हो, तो उसका ऐश्चय आपकी 
ओंखो में रहेगा । नाविकों के साथ सारे दिन ओर सारी रात यदि आप 
समुद्र में गए हो, आपने स्वयं किश्ती चलाने का श्रम किया हो, आप 
लहरो से लडे हो, तूफान के सामने डे रहे हों, और बडे परिश्रम के बाद 
यदि आपने कभी किसी की जान बचाने की प्रसज्ञता या असफल होने की 
निराशा का अनुभव किया हो, तो आप नाविक-जीवन के काव्य को 
समझा सकते है । मलुष्य की शक्ति को समझने और उसे कला के रूप 
से प्रकट करने के लिए आवश्यक है कि आपने कसी कारखाने मे समय 
बिताया हो, उत्पाठक-कार्य के सुख-दु,.ख को जाना हो, बडी-बडी 
भट्टियों के प्रकाश से चातु को ढाला हो, मशीन के जीवन का अनुभव 
किया हो । जनता की भावनाओं का वर्णन करने के लिए आवश्यक है 
कि वास्तव मे ये भावनाएं आप में ओत-प्रोत हो जायें । 

जिस प्रकार प्राचीनकाल के कलाकारों की कृतियाँ बेचने के लिए 
नहीं बनती थी, उसी प्रकार जनता का-सा ही जीवन बिताने वाले भविष्य 
के कलाकारो की कृतियाँ भी विक्रय के लिए तैयार न होगी।चे तो 
सम्पूर्ण जीवन का एक भाग होगी । वह उनके बिना पूर्ण न होगा, ओर 
न वे उसके बिना पूर्ण होगी । कल्लाकार की कृति देखने के लिये लोग 
उसके नगर से जायेंगे, ओर इस श्रकार की सृष्टियो की उत्साहपूर्ण और 
शान्त सुन्द्रता हृदय ओर मस्तिष्क पर अपना हितकर प्रभाव डालेगी। 


१२० रोटी का सवाल 


यदि कला की उन्नति करनी है, तो उसको बीच की सेकडो श्रेणियों 
द्वारा उद्योग-धन्धों से सम्बद्ध कर देना पडेगा, या याँ कहे कि जैसे 
रस्किन ओर महान्‌ साम्यवादी कवि सेंएरिस ने कई बार और कई अकार 
से प्रमाणित कर दिया है, उस प्रकार घुला-सिला देना होगा । गलियों 
या बाज़ारों से, सार्वजनिक स्मारकी के भीदर और बाहर, मजुष्य के 
आस-पास की प्रत्येक वस्तु शुद्ध कल्ामय स्वरूप की होनी चाहिए । 

परन्तु ये' बातें उसी समय हो सकती हैं जब सब लोगी को सुख- 
सुविधा ओर अवकाश हो । तभी ऐसी कला समितियों बन सकेगी जिन 
में अत्येक सदस्य को अपनी-अपनी योग्यत्ता के लिए स्थान मिलेगा, क्यों- 
कि कला के साथ-साथ हज़ारों तरह के ऐसे काम भी रहते है जो केवल 
हाथ से होते है या जिनमे यान्त्रिक विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। 
जिस अकार दयालुता से ऐडिनबर्ग के युवक चिन्नकारों ने, स्वयंसेवक वन- 
कर, अपने नगर मे ग़रीबो के लिए बने हुए बडे अस्पताल की दीकररों 
ओर छुतों को सुसजित कर दिया था, उसी अकार ये कला-समितियाँ 
अपने सदस्यों के घरों को सुशोभित करने का काम करेगो । 

एक चित्रकार या मसूर्तिकार जो अपनी आन्तरिक भावना से कोई कृति 
तैयार करेगा, वह उसे उस खत्री को देगा जिससे वह ग्रेम करता है या 
किसी मित्र को देगा । कल्लाकार की वह कृति, जो केचल ग्रेम के लिए 
और प्रेम से ही प्रेरित होकर तैयार हुईं होगी, क्या वह आजकल के 
कारीगरी के अभिसानी व्यावहारिक कल्लाकार की कृति से घटिया होगी, 
सिर्फ इस कारण कि इसकी कृति पर व्यय बहुत हुआ है ? 

जी आनन्द की वस्तुएँ जीवन की आवश्यकताओं में नही आती, उन 
सब के चिकय से यही करना पडेगा । जिसे एक बडा हार्मोनियस चाहिए 

वह संगीत-वाद्य बनाने चालों के संघ से अवेश करेगा | उस संघ को अपने 

अर्धदिनों के अवकाश का कुछू भाग देकर वह अपना इच्छित हारमोनियम 
पा सकेगा | यदि किसी को खगोल-विद्या के अध्ययन का शोक हैं तो 
वह ज्योतिर्विज्ञान-वेत्ताओं के संघ में सम्मिलित हो जञायगा । उस संघ में 
उस विषय के विचारक, निरीक्षक, गणक, खगोल-संवन्धी यन्‍्त्रों के 


विज्ास-सामग्नी की जरूरत---£ १२१ 
कलाकार, वैज्ञानिक, उस विपय के व्यसन रखनेवाले--सभी होगे । वह 
व्यक्ति सम्मिलित काम मे से अपने हिस्से का काम करके अपनी इच्छित 
वूरबीन ग्राप्त कर सकेगा; क्योंकि ज्यों ति.शाला मे तो विशेषकर मोटा काम-- 
बुनाई, लकडी का काम, ढलाई, और मशीनो सम्बन्धी काम--आवश्यक 
होता ही है। कल्ला का विशेषज्ञ तो उनमे अपना अन्तिम सुधारमात्र 
कर देता है । 

तात्पय यही हे कि आवश्यक वस्तुओं की उत्पत्ति मे कई घण्टे लगा 
देने के बाद, प्रत्येक व्यक्ति के पास जो पॉच-छुः घंटे बचते हैं, वे सब 
प्रकार के शौक पूरे करने के लिए काफी है। शोक और आराम की इच्छाओं 
को पूर्ण करने के लिए हज्जारों संस्थाएँ खडी हो जायगी। जो विशेषाधिकार 
आज केवल थोडे-से लोगो को है, वह सब को सुलभ हो जायगा । 
विलास और ऐश्वर्य मध्यमवर्ग की बेहूदा दिखाचट की चीज़ न रहेगी । 
बह एक कलायुक्त आनन्द का साधन बन जायगा | 

इससे अत्येक व्यक्ति और सी सुखी हो जायगा | अपनी इच्छा की 
कोई पुस्तक, कोई कला-कृति, या कोई शोक की चीज आप्त करने के लिए 
जो सम्मिलित कार्य प्रसन्न हृदय से किया जायगा, उसमे प्रत्येक व्यक्ति 
को स्वयं उत्साह होगा, ओर वह जीवन को आननन्‍्द्सय बनाने वाला 
आवश्यक मनोरंजन बन जायगा । 

मालिक और दास के सेद को मिटाने का प्रयत्न करना दोनों के ही 
सुख का प्रयत्न करना है। इसी मे मनुष्यजाति का सुख है। 


४: १०; 
मनचाहा काम 
१ 


सास्यवादी लोग यह कहते है कि जिस समय समाज पूंजीपतियो 

के शासन से मुक्त हो जायगा, उस समय श्रम करना सवको पसन्द होगा, 
| [कप हक 

आर इच्छा विरुद्ध, अस्वास्थ्ययर कडी मेहनत मिट जायगी। परन्तु 


१२२ रांटा का सवाल 


लोग उन पर हँसते है। किन्तु आज भी हम देखते है कि इस दिशा में 
बढुत अग॒ति हो रही है । जहॉ-जहाँ यह प्रगति हुईं है वहॉ-वहाँ' उसके 
फलस्वरूप शक्ति की बचत हुई है ओर मालिकों ने अपने को धन्य 
समझा है। 

यह स्पष्ट है कि एक कारखाना भी उतना ही स्वास््यकर और सुख- 
कर बनाया जा सकता है, जितनी एक प्रयोगशाला । ओर यह भी स्पष्ट 
ही है कि ऐसा करना लाभदायक होगा | जहाँ जगह चोडी ओर हवा 
खूब होती 'है उन कारख़ानो मे काम अच्छा होता है। उनमे कई छोटे- 
छोटे सुधार सरलता से किये ज। सकते है, ओर प्रत्येक सुधार से समय 
या श्रम की बचत होती है | हमें आज जो अधिकांश कारख़ाने बुरे या 
अस्वास्थ्यकर दिखाई देते है, इसका कारण यही है कि कारख़ानों के 
सम्बन्ध में श्रमिकों की पूछ नहीं हे, ओर मनुष्य की शक्ति का बहुत बुरे 
प्रकार से अपव्यय होना वर्तमान औद्योगिक प्बन्ध की एक विशेषता है। 

फिर भी समय-समय पर हमे ऐसे सुब्यवस्थित कारख़ाने मिलते ह 
जिनसे काम करना एक सच्चा आनन्द हो सकता है, यदि काम अतिदिन 
चार या पॉच घस्टे से अधिक का न हो ओर अपनी-अपनी रुचि के. 
अनुसार बदला जा सके । ' 

सुमे मालूम है, इज्ञजैण्ड मे एक बहुत बडा कारखाना है। दुर्भाग्य 
से वह युद्ध-स/मग्नी बनाने के लिए ही नियत है । स्वास्थ्य ओर बुद्धियुक्त. 
प्रबन्ध की दृष्टि से वह पूर्ण है । वह पचास एकड भूमि के घेरे में हे भर 
पन्‍्द्रह एकड पर तो कॉच की छुत है। फर्श आग से न बिगड़ सकते 
वाली इंटो से जडा हुआ है, ओर खान खोदने वालो की कुटिया की तरह 
साफ रक्खा जाता है । कॉच की छुत को बहुत से श्रमिक सदा साफ करते 
रहते है और वे दूसरा क/म नहीं करते । इस कारखाने से पॉच-पॉच सो 
मन के लोहे के गोंटे तपाये और बनाये जाते है । बडी-बडी भष्टियों की 
ज्वालाओ में हज़ार-हज़ार डिग्री से भी अधिक ताप होता है, परन्तु यदि 
आप उनसे १० गज दूर भी खडे रहे तो आपको उनके अस्तित्व का पता 


भी न चलेगा । हाँ, पता तब चलता है जब उनका मुद्द लोहे के 


मनचाहा काम---१ श्शर्रे 


७.१ 


भीसकाय टुकडो को वाहर निकालने के चिए खुलता है । उस गर्म लोहे के. 
राजस को केवल तीन-चार श्रमिक सम्हाल लेते है। वे कभी यहाँ, कभी 
वहाँ नल खोल देते है, ओर पानी के दबाव से ही बडे-बडे क्रेन इधर- 
उधर गति करते रहते है । 

इस कारखाने मे प्रवेश करते समय आप समभते होगे कि शायद 
लोह। पीटनेवाले यन्यों की कान फोड देने वाली आवाज़ सुनाई देगी, 
परन्तु ऐसी वात नही है । तीन-तीन हजार मन की बडी-बडी तोपे, ओर 
अटलाटिक महासागर के पार जाने वाले जहाजों के लिए पहियो के भारी- 
भारी डण्डे, सब पानी के दबाव से ढाले जाते है। गर्म लोह-राशि की 
मोटाई कितनी ही क्यो न हो, धातु के उस बडे परिमाण को किसी भी 
शकल का बनाने के लिये कारीगर को सिफ़े पानी के नल को मोड देना 
पडता है, ओर उससे धातु की एक-समान चीज़ तैयार हो जाती है, कही 
तडकती भी नहीं । 

में आशा करता था कि लोहे के काटते समय जो घिसाई होती है 
उसका अति कर्कश स्वर मुझे सुनाई देगा। परन्तु मेने दस-द्स गज 
लम्बे इस्पात के भारी हुकडों को काटने वाली मशीनें देखी, और उनसे 
उतना ही शब्द होता था जितना आलू काटने मे होता है। जब मेने 
इसकी प्रशंसा उस इजीनियर, से की जो हमें सब दिखा रहा था तो 
उसने उत्तर दिया--- 

“यह तो केवल मितव्ययिता का प्रश्न है । यह सशीन जो इस्पात 
को रेत कर सम करती है, बयालीस वर्ष से चल रही है । यदि इसके 
भाग ठीक जुडे न होते, परस्पर भिडते रहते, और सम करनेवाले ओज़ार 
के आने-जाने पर शब्द करते तो यह मशीन द्स साल भी न चलती । 

“इसी प्रकार लोहा गलाने की भट्टयों मे गरमी को फिजूल 
निकलने देना बडा भारी अपव्यय हे। जो गरमी भटद्दी मे से मिर कर बाहर 
निकल जाती है वह तो सेकडो सन कोयले से पेदा होती है। फिर 
ढालने वाले आदमी को गर्मी मे क्यो भूना जाय ? 

“जिन लोहा पीटनेवाले यन्त्रों की धमक से पॉच-पॉच कोस की 


२२४ रोटो का सवाल 


'इसारते हिल पडें वे भी अपव्यय स्वरूप थे। लोहा कूट कर बनाने की 
अपेक्षा दबा कर बनाना उत्तम है, उससे खर्चा भी कम होता है और 
हानि भी कम होती है । 

“इस कारखाने मे प्रत्येक बेच के लिए जितनी रोशनी, सफाई 
ओर खुली जगह रक्‍्खी गई है उसमे भी मितव्ययिता का ही लिहाज़ 
रक्‍खा गया है। जो काम आप करते है उसको यदि आप अ्रच्छी तरह 
देख सकेंगे, आपके पास हाथ-पैर हिलाने को काफी जगह होगी तो 
काम अधिक अ्रच्छा होगा |” ] 

उसने कहा, “यह सत्य है कि यहाँ आने से पहले हमे बडी तकलीफ़ 
हुईं थी । शहरो के समीप जमीन बहुत महंगी होती है, ज्ञमीदार बड़े 
लालची होते है ।” 

खानो मे भी यही हाल है । ज़ोला के वर्णन और समाचार-पत्रो 
की रिपोर्टों से हमे विदित है कि खाने आजकल कैसी होती हैं। परन्तु 
भविष्य की खानो में हवा का खूब इन्तजाम होगा, ओर उनका तप उतनी 
ही सरलता से संचालित होगा जितनी सरलता से पुस्तकालय का होता 
है । जमीन के नीचे दब कर मरने के लिए घोडे न होगे। जमीन के नीचे 
वजन खीचने का काम स्वयं चलानेवाले रस्सी (3 760॥79 7९ ००0१85) 
से होगा जो खान के मुँह पर से चलाये जाप्रेंगे । वेण्टी लेटर (हवा देनेवाले 
यन्त्र) सदा काम करते रहेगे और धडाके कभी न हुआ करेंगे। यह कोई 
स्वप्तमात्र नही है । इंगलैरड मे ऐसी ब्ान भौजूद है और मैं उसमे गया 
हैँ । यहाँ भी इसके सुन्दर प्रबन्ध के कारण मितव्ययिता है। जिस खान 
का से वर्णन करता हूँ, वह ४६६ गज गहरी है । परन्तु उसमे भी मतिदिन 
अटद्ठाईस हजार मन कोयला निकलता है। केवल २०० खनिक हैं---प्रत्येक 
काम करने वाला रोजाना १४ मन निकालत। है। इसके विरुद्ध, जिस 
समय में इस खान को देखने गया था उस समय इंगलेण्ड की दो हजार 
'खानों का सालाना औसत सुश्किल से फी आदुमी ८5४०० मन था। 

यदि आवश्यकता हो तो इस बात के ओर भी उदाहरण दिये जा 
सकते हैं कि फोरियर के भौतिक संगठन का स्वप्न सिथ्या नहीं था। 


मनचाहा कास---२ १२० 


परन्तु साम्यवादी समाचार-पत्नो में इस अश्न पर इतनी बार चर्चा 
हो चुकी है कि इस विषय में लोकमत अवश्य शिक्षित हो चुका होगा ॥ 
कारख़/ने, लोहे ढ/लने के यन्त्रालय और खाने इतनी स्वास्थ्यकर और 
शानदार बन सकती है जितनी कि वर्तमान विश्वविद्यालयों की बढ़िया- 
से-बढिया प्रयोगशालाएँ । ओर प्रबन्ध जितना अच्छा होगा, मनुष्य-श्रम 
भी उतना ही अधिक उत्पन्न करेगा । 

यदि यह सत्य है, तो स'मान्य व्यक्तियों के जिस समाज में मजदूर 
अपने श्रम को बेचने पर बाध्य न होगे, ओर प्रत्येक अवस्था का कास 
उन्हे सजूर करना पडेगा, उसमे श्रम करना क्या एक आनन्द और 
मनोरंजन न हो जायगा ? इच्छा-विरुद्ध काम न रहेगा, क्योकि यह तोः 
स्पष्ट है कि इन अस्वास्थ्यकर अवस्थाओ से सारे समाज को ही हानि 
पहुँचती है | गुलाम चाहे इन अवस्थाओ मे रह सके, परन्तु स्वाधीन लोग 
तो नई अवस्थाओं को पैदा करेगे और उनका श्रम आनन्दू-दायक ओर 
अत्यधिक उत्पादक होगा | आज अच्छी-अच्छी बाते जो कही-कही है, कल 
वही बाते---वही अवस्थ।ऐएँ--साधारणत', व्यापक हो जायेंगी | 

जिस घरेलू काम को समाज ने आज कठोर परिश्रम करके थक जने 
वाली क्री पर डाल रखा है, उसके विषय में भी यही सुधार होगा । 


२ 


जो समाज क्रान्ति के द्वारा नवीन जीवन प्राप्त कर लेगा, वह घरेलू 
दासता को भी मिटा देगा । घरेलू दासत्ता दासता का अन्तिम स्वरूप है 
ओर लोग इसे रखना इसलिए पसंद करते है कि यह उससे प्राचीन 
भी है। परन्तु यह काम फोरियर के आश्रमवादी दल के सोचे हुए मार्ग 
से न हो सकेगा, ओर न सत्तावादी साम्यवादियो की सोची हुईं रीति 
से ही। 

ऐसे आश्रम लाखो आदमियो को' पसन्द नहीं आते । इसमे तो संदेह 
नहीं कि अधिक-से-अधिक एकान्त-सेवी व्यक्ति भी सामान्य काम पूरा 


भर 


०७. | 


१२६ रोटी का सवाल 


करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलने की आवश्यकता अनुभव 
करता है, ओर जितना-जितना वह अपने को महान्‌ सम्ष्टि का एक भाग 
समभने लगता है उत्तना-उतना ही आकर्षक यह सामान्य श्रम हो जाता 
है । परन्तु अवकाश का समय तो आरास करने और घनिष्ट व्यक्तियों के 
साथ रहने के लिए होता है; उसमे सब इकट्ठ ही रहना नही चाहते । 
आश्रम या कुटुम्ब या तो इस बात पर विचार ही नहीं करते, या वे 
अपना एक क्ृनञ्निम समुदाय बना कर इस आवश्यकता को पूरा करने का 
अयल करते है । 

आश्रम वास्तव मे एक बडे भारी होटल के अतिरिक्त और कुछ नही 
है । वह कुछ लोगो को हर समय या शायद सभी लोगो को कुछ समय 
के लिए पसन्द आा सके । परन्तु अधिक लोग तो परिवार का जीवन ही 
पसन्द करते है । ध्यान रहे कि इससे मतलब भविष्य के पारिवारिक जीवन 
से है। वे प्रथक्‌-ए्थक्‌ घर अधिक चाहते हैं । ऐग्लो-सेक्सव लोग तो यहाँ 
तक बढ़े हुए है कि वे छसात कमरो के घर पसन्द करते है, जिनमे एक 
परिवार या मित्र-समूह प्रथक्‌ रह सके । किसी-किसी अवस्था में आश्रम 
आवश्यक हुआ करते है, परन्तु यदि वे सबके लिए और हर समय के लिए 
बना दिये जायें, तो अग्निय हो जायेंगे। मनुष्य की यह साधारण इच्छा 
होती है कि कभी तो समाज के बीच सम्मिलित रह कर समय विताये, 
और कभी प्थक्‌ भी रहे । इसी कारण कारागार से एकान्त का न मिलना 
एक घोरतम कष्ट होता है, और यदि सामाजिक जीवन न मिल पाये ओर 
तनहाईं कोठरी में बन्द कर दिया जाय तो वह भी ऐसा ही दु.खदायी 
हो जाता है । , 

आश्रम के जीवन के पक्ष मे जो सितव्ययिता की दलील दी जाती 
है, वह तो बनियेपन की-सी बात है। सबसे अधिक महत्व की ओर 
बुद्धिमता-युक्त जो मितव्ययिता है वह है सबके जीवन को आनन्दपूर्ण 
बनाना, क्योंकि जिस व्यक्ति की जीवन-विधि उसको असन्न करने वाली 
है यह उस व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक उत्पन्न कर सकता है, जिसने 
अपनी परिस्थिति बुरी बना ली है । 


सनचाहा काम---२ १२७ 


ज्ञात होता है कि यंग आइकेरिया के साम्यवादियों ने काम के अलावा 
अपनी-अपनी पसंद के अनुसार अपने-अपने देनिक सस्बन्ध बना लेने के 
महत्व को समझ लिया था। धार्मिक साम्यवादियों का आदर्श एक साथ 
भोजन करने का रहा है । आरम्सिक ईसाई साथ भोजन करके ईसाई धर्म 
के प्रति भक्ति श्रकट किया करते थे। कम्यूनियन (भोज) ईसाई लोगों 
में उसी अथा का अवशेष रह गया है| यंग आइकेरियन लोगो ने धार्मिक 
'परम्परा को छोड दिया था। वे एक ही भोजन-शाला मे भोजन करते थे, 
परन्तु अलग-अलग छोटे-छोटे टेबली पर बैठते थे, और उस समय जहॉ-- 
जहाँ जिसको पसन्द आता था, वहॉ-वहॉ वह बेठ जाता था। अनामा के 
कम्यूनिस्: खोगो के पास अलग-अलग घर है । वे अपने घर पर ही भोजन 
करते है और पचायती भण्डार से अपनी-अपनी इच्छानुसार भोजन का 
सामान ले सकते है। 

दूसरे साम्यवादियो को आश्रम पसन्द नहीं। परन्तु जब आप उनसे 
पूछते हैं कि सृह-कार्य का प्रवन्ध किस प्रकार हो सकता है तो वे उत्तर 
देते है कि---सब लोग “अपना-अपना कास' करेगे'। सेरी पढ्ली घर का 
अबवन्ध करती है । सध्यमवर्ग की पत्चियाँ भी इतना काम कर सकती है 
ओर यदि कहने वाला व्यक्ति कोई सध्यमवर्ग का आदमी ही हो, जो 
साम्यवाद का मजाक उड़ाता हो, तो वह हंस कर अपनी पत्नी से कह 
सकता हे, “ग्रिये, क्या साम्यवादी समाज में तुम बिना नोकर के कास 
न चलना सकोगी ? हमारे दोस्त अहमद की पत्नी या रासा बढई की पत्नी 
की तरह क्या तुम्हें काम करना अच्छा लगेगा ??! 

नोकर बना कर चाहे पत्नी बना कर, पुरुष समझता है कि घर के 
काम के लिए तो स्त्री ही है। 

परन्तु मनुष्य-जाति की मुक्ति मे स्ली-जाति का भी तो हिस्सा है। 
वह अब घर से भिश्ती, बावची, ख़र बन कर रहना नहीं चाहती । अपने 
बच्चो के पालन-पोषण मे जीवन के कई वर्ष लगा देना ही वह अपना 
काफी काम समझती है | वह अब फरे-टूटे कपडे या दूसरी वस्तुएं सुधारने 
वाली या भाडू देने वाली बत्ती रहना नहीं चाहती । अमेरिका की स्त्रियों ने 


श्र्फ्त रोटी का सवाल 


अपना अधिकार आप्त फरने में नेतृत्व लिया है, इसलिए यूनाइटेड स्टेद्स 
मे अब यही शिकायत है कि वहाँ घरेलू काम क.-ने वाली स्त्रियों की कमी 
है। लोग कहते है कि हमारी रानी साहिबा तो कला, राजनीति, साहित्य 
या खेल अधिक पसन्द करती है, घर के काम-काज के लिए नौकरानियां 
कम मिलती है ओर नोकर तो बडी कठिनत/ से ही मिलते है। फल्षतः इस 
का सरल उपाय अपने-आप निकल आया है। ग्ृह-कार्य का तीन-चोथाई 
भाग अब मशीन कर देती है। 

आप अपने बूटो पर पालिश करते है, ओर आप जानते हैं कि यह 
कैसा भद्दा काम है। ब्रश से बीस या तीस बार बूट को रगडते बेठने से 
अधिक मूर्ख॑ता-पूर्ण कारये क्या होगा ? रहने का एक बहुत बुरा स्थान और 
अपर्याप्त भोजन आप्त करने के लिए यूरोप की जन-संख्या के एक-दशमांश 
भाग को अपना शरीर बेचना पडता है, ओर सत्री अपने को दास समभने 
को बाधित होती है, सिर्फ इसलिए कि यह क्रिया रोज सवेरे उसी की 
जाति की लाखों ख्लरियाँ करती है.। 

सिर के बालों को त्रश से चमकदार या ऊन के सामान नरम बनाने 
के लिए बाल बनाने वाले नाइयो ने मशीने ईजाद कर ली हैं | फिर, सिर 
के बजाय जूते पर हम इस सिद्धान्त को क्यो न लगायें ? ऐसा हुआ भी 
है, और आज-कल बूट पालिश करने की मशीनें अमेरिका ओर यूरोप के 
बडे-बडे होटलो में सत्र जगह उपयोग मे आ रही है । होटली से बाहर 
भी इनका उपयोग बढ रहा है । इंगलेण्ड के बडे-बडे स्कूलों में जहाँ 
अध्यापको के घर पर विद्यार्थी रहते है, एक मशीन रख लेना काफी होता 
है, जो प्रात काल सैकडो जोडी जूतों के ब्रश कर देती है। 

बतेनो को मॉजने और धोने के विषय में क्या होता है ? यह कास 
हाथ से किया जाता है, केवल इसीलिए कि घर की दासी का कोई मूल्य 
नहीं समझा जाता । परन्तु ऐसी कौन-सी गृह-पत्नी है जो इस लम्बे ओर 
मैले कास से घबराती न ही ? 

अमेरिका में अच्छा उपाय निकला है | वहाँ अब ऐसे बहुत से शहर 
हैं जहाँ घरो मे गरम पानी उसी भाँति पहुँचाया जाता है जैसे यूरोप में 


सनचाहा कास---रे १२६ 


ठण्डा पानी । इस दशा में तो समस्या सरल ही थी, ओर एक स्त्री श्रीमती 
काकरेन ने इसकों हल कर लिया । उसकी मशीन तीन मिनट से भी 
कम समय मे बारह दर्जन तशतरियों को धो देती और सुखा डालती है । 
इलीनॉइस का एक कारखाना इन मर्शीनो को बनाकर इतनी सस्ती 
बेचता है कि मध्यमवर्ग के लोग सरलता से खरीद सकते है। छोटे-छोटे 
परिवागे को तो यह उचित है कि वे बूटो की भाँति अपने बतंनो को 
भी किसी ऐसे कारखाने मे भेज दे । यह भी सम्भव है कि जूतो पर ब्रश 
करना ओर बतेन मॉजना-घोना दोनों काम एक ही कार्यांलय करने लगे । 

सफाई करना और कपडे घोना, जिसमे कपडे रगडने ओर निचोडने 
में हाथ की खाल भी छिल जाती है, घर राडना और दरी आदि पर ब्रश 
करना, जिससे धूल बहुत उडती है ओर उडकर जहॉ-जहाँ जम जाती है 
वहॉ-वहाँ से साफ करने मे काफ़ी तकलीफ होती है, यह सारा काम इस 
लिए हो रहा है कि ख्री अब भी दासता मे है । परन्तु यह काम मिटता 
भी जा रहा हैं , क्योकि यह मशीन से बहुत अच्छा हो सकता है। घरो 
से सब अकार की सशीने आजायेंगी, और घर-घर मे मोटर-शक्ति पहुँचाये 
जाने पर लोग शारीरिक श्रम के बिना उनसे काम ले सकेंगे | 

इन मशीनों के बनाने से वहुत थोडा ख़र्चा होता है । आज-कल इन 
के मेंहगे होने का कारण यह है कि इनका अयोग बढा नहीं है। और मुख्य 
कारण यह है कि जो बडे-बडे आदमी शान से रहना चाहते है और 
जिन्होंने जमीन, कच्चो माल, मशीन के तेयार करने, बेचने, पेटेन्ट करने 
और विविध करों के विषय में सद्य किया है, उन्होने प्रत्येक मशीन पर 
अपना भारी कर लाद दिया है। 

परन्तु घरेलू काम से छुटकारा केचल छोटी-छोटी मशीनों से नही 
होगा। परिवार अब अपने प्रथक्‌-एथक्‌ जीवन की अवस्था से निकल रहे 
है; और जो-जो काम वे अलग-अलग अकेले करते थे वह काम अब वे 
दूसरे परिवारों के साथ संघ-बद्ध होकर करने लगे है । 

वास्तव में, सविष्य में, बूटो पर छश करने की एक मशीन, वतन 


१३० रोटी का सवाल 


8. 


साफ करने की दूसरी मशीन, और कपडे धोने की तीसरी मशीन, और 
इसी प्रकार कई मशीने प्रत्येक घर मे न रखनी पडेगी। भविष्य मे तो, 
इसके विरुद्ध यह होगा कि शहर के सुहन्ले भर के सारे मकानों से गरमी 
भेजनेवाला एक ही तापक-यन्त्र लगा दिया जायगा, जिससे हर कमरे में 
आग जलाकर गरम रखने का काम बच जायगा। अमेरिका के कुछ शहरों 
मे ऐसा हो भी गया है। उस नगर-भाग के सारे घरो और कमरों मे गरम 
पानी के नत्न लग जायेंगे। उनसे पानी चक्र लगाता रहेगा, और इसके 
लिए एक बडी केन्द्रीय भट्टी बन जायगी। तापमान बदलने के लिए 
आपको केवल नल घुसाना पडेगा । ओर यदि आपको किसी विशेष 
कमरे में खूब तेज्ञ आग को ज़रूरत होगी, तो गरम करने के लिए जो 
गेस एक केन्द्रीय संग्रह-स्थान से आता रहेगा, उसको आप जला सकते 
हैं । आग जलाने ओर चिमनियों को साफ़ रखने के कास में कितना 
समय लग जाता है, यह स्त्रियाँ ही जानती हैं। वह अरब कम होता जा 
रहा है। 

दीपको, लेम्पो ओर गेस-बत्तियों के दिन अब बीत गए। अब तो 
सारे शहर में प्रकाश करने के लिए एक बटन को दबाना ही काफी होता 
है । वास्तव में यह केवल मितच्ययिता का प्रश्न है। केचल इतना ही 
ज्ञान होना चाहिए कि बिजली की रोशनी कोई बडे ऐश्वर्य की वस्तु नही, 
वह तो सबको प्राप्त हो सकती है । अन्तिम बात यह है कि अमेरिका 
में तो लोग ऐसे संघ बनाना चाहते हैं जिनसे घरेलू कास ही सब बन्द 
हो जायें । गृहो के प्रत्येक समूह के लिए. एक-एक विभाग बना देना 
आवश्यक होगा । एक गाडी होगी, वह अत्येक सकान पर जाथगी, और 
वहाँ से पॉलिश करने के जूते, साफ़ होनेवाले बतेन, 'ुलाई के कपडे, 
सुधरनेवाली छोटी-छोटी चीज़े, और ब्रश किये जाने के लिए दरियों ले 
जायगी । दूसरे दिन सबेरे, सारी चीजें साफ़ होकर आ जायेंगी । कुछ 
घण्टे बाद ही गरम चाय और दृध्ध आपके टेबल पर आजायेंगे । अमेरिका 
ओर इड्जलेणड मे दिन के बारह बजे से दो बजे तक लगभग चार करोड 
सनुष्य दोपहर का खाना खाते है । उसमे सब मिलाकर दस-बारह तरह 


मनचाहा काम---२ १३१ 


की चोजे होती है । इन्हे पकाने के लिए. कम-से-कम ८० लाख खि्यों 
को अलग-अलग चुूल्हे जलाने पडते है और अपना समय लगाना 
पडता है । 

एक असेरिकन स्त्री ने हाल मे हीं लिखा था कि “जहाँ केवल एक 
चूल्हा काफी हो सकता है वहाँ पचास चूल्हे जलते हैं ।” यदि आपकी 
इच्छा हो तो आप अपने ही घर, अपनी ही चौकी पर, अपने बाल-बच्चो 
के साथ, भोजन कर सकते है, परन्तु केवल इतना विचार कीजिए कि 
सिर्फ कुछ प्याले चाय और मामूली खाने की चीज बनाने के लिए क्यों 
पचास ख््रियां सुबह का अपना सारा ससय नष्ट कर डाले । जब यह चीज 
एक ही चूल्हे पर दो आदमी बना सकते है, तब क्यो पचास चुल्हे 
जलाये जाय॑ ? आप अपने-अपने पसन्द की अलग-अलग चीजें खाइये 
ओर जितना चाहिएु मसाला डाल लीजिए । परन्तु रसोईदर एक और 
चूल्हा भी एक ही रखिए । उसका प्रबन्ध जितना अच्छा आप कर सकते 
है, कीजिए । 

स्री के काम का मूल्य भी कुछ भी क्यो नहीं समझा जाता ? प्रत्येक 
परिवार के रसोई सम्बन्धी काम में माता, बहुएँ और नोकरानियां अपना 
इतना समय व्यय करने के लिए क्यो वाधित रहती है ? इसका कारण 
यह है कि जो लोग मलुप्य-जाति को मुक्त करने के स्वप्न देखते है उन्होने 
अपने स्वप्न मे स्त्री को शामिल नही किया है। उन्होंने उस भोजन- 
प्रबन्ध! को क्री के ऊपर रख छोडा है । उसपर विचार करना वे अपनी 
सर्दानगी के ऊँचे गौरव के चिरुद्ध समझते हैं । 

सत्री-जाति को बन्धन से मुक्त करना, उसको स्वतन्त्रता देना केवल 
इतने मे नहीं है कि उसके लिए विद्यालयो, अदालतो और शासन- 
सभाओं के दरवाजे खोल दिये जायें, क्योकि 'स्व॒तन्त्रता पानेवाली” स्त्री 
गृह-सस्वन्धी परिश्रम को प्राय, दूसरी रक्नो पर डालेगी । स्ली को स्वतन्त्र 
करने का अथे है, उसको रसोईघर और धोबीघर के पाशविक श्रम से 
स्वतन्त्र करना । उसका अर्थ है, ग्ह-कार्य का ऐसा संगठन करना, जिससे 
चाहे तो वह अपने बच्चो के पालन-पोषण का समय पा सके, और 


१३२ रोदी का सवाल 


सामाजिक जीवन में भाग छेने के योग्य अवकाश भी उसके पास 
बच रहे । 

ऐसा होगा भी । हम कह छुके है कि उन्नति तो हो ही रही है । 
केवल इस बात को हम पूरी तरह समझ ले कि स्वतन्त्रता, समानता, 
एकता आदि सुन्दर शब्दों के मद से भरी हुईं क्रांति कभी क्रांति नहीं 
हो सकती, यद्दि वह घर में दासता को क़ायस रक्खेगी। चुल्हे की 
गुलामी में फेंसी हुईं आधी मलुप्य-जाति को फिर भी आधी मलुप्य-जाति 
के विरुद्ध विद्रोह करना पडेगा। ४ 


है १ १ के 
आपसी समभोता 
२ 


हमने परम्परा से कुछ ऐसे ख़यालात बना लिए है, ओर सब जगह 
सरकार, व्यवस्थापक सभा, ओर अदालतो के उपकारो के विषय मे ऐसी 
दोषपूर्ण आमक शिक्षा पाई है कि हम यह विश्वास करने लगे है कि 
जिस दिन पुलिस रक्षा करना छोड देगी उस दिन एक मलुष्य दूसरे 
मनुष्य को वन्‍्य-पशु की भॉति चीर-फाड डालेगा, ओर यदि क्रान्ति के 
समय मे सत्ता हट गई तो नितान्त अच्यवस्था हो जायगी, परन्तु हमने 
मनुष्यों के हजारो और लाखो ऐसे समुदाय देखे है जो स्वेच्छा से संगठित 
हुए है। इनमे क़ानून का कोई दखल नही हुआ है, ओर इनके परिणाम 
सरकारी संरक्षण के परिणामों से हज्ञारो गरुने अच्छे निकलते ह। यह 
सब देखते-भालते हुए भी हमने आँखे बन्द कर रक्खी है । 

यदि आप किसी देनिक समाचार-पत्र को उठा कर खोले, तो आप 
देखेंगे उसके सारे पल्ने सरकारी काम-काज या राजनैतिक स्वार्थयाधन 
की बातों से भरे पडे है । उसे पढ़कर दूसरी दुनिया का कोई आदमी तो 
यही समम्ेगा कि शेयर-बाज़ार के कास-काज के सिवाय यूरोप का कोई 
भी व्यवहार एक मालिक-सत्ता के हुक्म के विना नी चलता। पत्र में 


आपसी समम्ोता---१ १३३ 


आपको उन सस्थाओं के विपय मे कुछ भी नही सिलेगा जो राज्य-मन्तन्रियों की 
निगरानी के बिना भी उत्पन्न होती, बढ़ती, और उन्नति करती है। सचमुच 
आय. एक अच्षर तक नही मिलेगा ! जहॉ-कही विविध समाचार” शीर्षक 
होता है, वद भी इसलिए रहता है कि उसमे पुलिस से सम्बन्ध रखनेवाली 
वाते रहती है । किसी पारिचारिक नाटक या विद्रोह की घटना भी यदि 
हुईं तो इसीलिए होगी कि उसके किसी ध्श्य से पुलिस का वर्णन है । 
पेतीस करोड यूरोप-बासी एक दूसरे से प्रेम करते या द्वेष करते है, 
सब कोई न कोई काम करते है और अपनी-अपनी आजीविका पर लीवन- 
निर्वाह करते हैं, परन्तु साहित्य, नाटक या खेल के अतिरिक्त समाचार-पत्र 
उनको बिलकुल भुला देते है । हो, यदि उसमे किसी न किसी प्रकार 
सरकार का कोई हस्तक्षेप हुआ हो तो उनका जिक्र आ सकता है। 
इतिहास का भी यही हाल है । किसी राजा या शासन-सभा के जीवन 
की छोटी-से-छीटी तफलील हस जानते है । राजनीतिज्ञों ने जो अच्छी 
ओर घुरी वक्तृताएँ दी हैं, वे सब सुरक्षितहैं। इनके विषय में एकपुराने शासन- 
सभा-चादी ने कहा था कि “वे ऐसी वक्तुत्ताए है जिनका प्रभाव कसी एक 
सद॒स्य के भी मत पर कभी कुछ नहीं हुआ ।” राजाओं के आगमन, 
राजनीतिज्ञों की अच्छी या बुरी भक्ति, उनके हास-परिहास और पडयन्त्र 
सबकुछ भावी पीढियों के वास्ते लिखित मौजूद है। परन्तु यदि हम 
किसी नगर को मसध्य-युग के ढंगपर बनाना चाहे, हंसा नगरों के व्यापारिक 
लव में चलनेवाले बड़े भारी व्यापार की रचना को समझना चाहे, या यह 
जानता चाहें कि रूएन नगर ने अपने वढे गिरजावर को किस प्रकार वना 
पाया, तो हमे अत्यन्त कठिनता होगी | यदि कोई विद्वान इन प॒श्नो के 
अध्ययन पर अपना जीवन लगाये, तो उसके ग्रन्थ अग्रसिद्ध ही रह जाते 
हैं, और पार्लमेण्ट-सभाओं के इतिहास, जो कि समाज के जीवन के एक 
ही पक्ष के विषय से होने से एकाज्ञी ही है, बढते जाते है। उनका प्रचार 
किया जाता है। वे स्कूलो में पढाये जाते हैं । 

इस भकार हम उस महःन्‌ कार्य को देख भी नहीं पाते जो मलुष्यों 
के स्वेच्छा-संघा द्वारा रोज़ हो रहा है और जो हमारी शताब्दी का मुख्य 


१३४ रोटी का सवाल 


कार्य है हु 

हम इनमे से कुछ मुख्य-मुख्य उदाहरण यहाँ बतायेंगे, और 
बतायेंगे कि जब सजुप्यो के स्वार्थ बिलकुल परस्पर-विरोधी नहीं होते, 
तब वे बडे ग्रेम से हिल-मिल कर काम करते है और बढे-बडे पेचीदा 
ढंग के सम्मिलित कार्य करते है । 

वर्तमान समाज का आधार व्यक्तिगत सम्पत्ति, या यो कहिए, कि 
लूट और संकुचित एवम्‌ मूर्खतापूर्ण व्यक्तिवाद है। इसलिए ऐसे समाज 
में इस प्रकार के उदाहरण अवश्य ही बहुत थोडे है । परस्पर के समभोते 
सदा पूर्ण स्वेच्छा से ही नहीं होते ओर उनका उद्देश्य यदि अत्यन्त 
घुणित नही तो ग्रायः हीन तो होता ही है । 

ऐसे उदाहरण देना हमारा काम नहीं है जिन पर हम आंख मीच 
कर चल सके | वे तो वास्तव में वर्तमान समाज में उपलब्ध हो नही हो 
सकते । हमे तो यह दिखाना है कि यद्यपि सत्तावादी व्यक्तिवादी हमारा 
गला घोट रहा है फिर भी समष्िरूप से हमारे जीवन में एक बहुत बडा 
भाग ऐसा बाकी है जिसमे हम आपसी समझोते से ही व्यवहार करते है, 
ओर इस कारण राज्य-व्यवस्था बिना काम चलाना जितना कठिन समझा 
जाता है वह उतना कठिन नहीं है, बल्कि बहुत सरल है । 

हम अपनी सम्मति के समर्थन मे पहले रेलवे का उल्लेख कर खुके- 
है ओर उसी विषय पर अब हम फिर लोटते है। 

यूरोप में रेलवे लाइनो का संगठन १,७९,००० मील से भी अधिक 
लम्बा है रेलवे के इस जाल पर कोई भी व्यक्ति उत्तर से दक्तिण, पूर्व 
से पश्चिम, मेड्ड से पीटर्सबर्ग तक ओर केले से कान्सटेन्टीनोपल तक, 
बिना विल्लम्ब किये ओर (यदि एक्सग्रेस गाडी से जाय तो) बिना डिब्बा 
बदले यात्रा कर सकता है। इससे भी अधिक विस्मय की बात यह है 
कि किसी स्टेशन पर दाखिल की हुई पार्सल, केवल उस पर पानेवाले 
का पत। लिख देने से, टर्कों मे या मध्य-एशिया मे किसी भी स्थान पर 
उसके पानेवाले को मिल जायगी । 

यही काम दो तरह से हो सकता था। एक नेपोलियन या विसमार्क 


आपसी समम्धेता---१ १३९ 


या और कोई सत्ताधारी यूरोप को विजय करके, पेरिस से, बर्लिन से, 
था रोस से, रेलवे लाइन का एक नकशा बनाता ओर रेलगाडियो के 
आने-जाने के समयो का नियन्त्रण करता । रूस के जार निकोलस प्रथम 
ने अपनी शक्ति से ऐसा ही काम करने का स्वप्न देखा था। जब उसको 
मास्को और पीटसंबर्ग के बीच वननेवाली रेल के कच्चे नकशे बताए गए 
तो उसने एक रूलर उठाया और रूस के नकशे पर एक सीधी लकीर 
खींच दी और कहा पक्का नकशा यह है।” तदनुसार रेलवे-लाइन 
बिलकुल सीधी बनाई गईं, जिससे गहरी-गहरी खाइयों भरनी पडी, ऊँचे- 
ऊँचे पुल बॉचने पडे, ओर अन्त मे फी मील १,२०,००० से लेकर 
१,९०,००० पौण्ड तक ख़र्चा हो कर वह काम छोड देना पडा । 

यह तो एक मार्ग था। परन्तु असन्नता की बात है कि यह सारा 
काम दूसरी ही भांति किया गया। रेलवे-लाइने छोटी-छोटी बनी, वे 
सब एक-दूसरे से जोड दी गईं, ओर इन रेलवे लाइनों की मालिक प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ सेकडो कम्पनियों ने धीरे-धीरे आपस मे गाडियो के आने-जाने 
के ससय के विषय मे और एक-दूसरे की लाइन पर से सब देशो की 
गाडियो के शुज़रने देने के बारे मे समझौते कर लिए । 

यह काम आपसी समझोते से हुआ, आपस मे पत्र ओर अस्ताव 
भेजने से हुआ, और ऐसे सम्मेलनों के द्वारा हुआ जिसमे अ्रतिनिधिगण 
पूर्ण स्पष्ट ओर विशेष-विशेष बातों पर ही बहस करने ओर उन पर 
सममोता करने के लिए गए थे। वे कानून बनाने नहीं गए थे। सम्मेलन 
समाप्त होने पर प्रतिनिधि अपनी-अपनी कम्पनी मे लोट कर गए और 
कोई क़ानून बना कर नहीं ले गए, किन्तु आपसी सुआहिदे का एक 
मसौदा लेकर गए, जिसको मंजूर या नामंजूर करना उनकी इच्छा पर था। 

मार्ग मे कठिनाइयोँ तो अवश्य आईं । बहुत से ऐसे हठी आदमी भी 
थे जिन्हे समझाना मुश्किल था । परन्तु सामूहिक स्वार्थ ने अन्त मे उनके 
बीच समझमोता करा दिया | न साननेवाले सदस्यों के विरुद्ध सेनाओ की 
सहायता झुलाने की आवश्यकता न पडी | 

परस्पर सम्बद्ध रेलो का यह जाल, उस पर होने वाला बडा भारी 


3 रोटी का सवाल 


व्यापार ओर आवागमन, निःसन्देह उन्नीसवी शत्ताब्दी की सबसे बडी 
विशेषता है। ओर यह आपसी सममभोते का फल है । इसी बात को 
अरुसी वर्ष पहले यदि कोई भविष्यवक्ता कह देता तो हमारे पूर्वज उसे 
मूर्ख या पागल बताते । उन्होंने जवाब दिया होता--“सैकडो कम्पनियों 
के हिस्सेदारी को इस बात पर तुम कभी राज्ञी नही कर सकते। यह 
तो केवल स्वम्त है, या बुढिया की कहानी है। एक केन्द्रीय सरकार हो, 
उसका एक “फोलाद के समान दृढ़” संचालक हो । वही अपनी व्यवस्था 
द्वारा ऐसा काम करा सकती है ।” 

इस संगठन मे बडे मज़े की बात यह है कि यूरोप भर की रेलो की 
कोई केन्द्रीय सरकार नही है ! कुछ भी तो नही ! कोई रेलवे-सन्त्री नही, 
कोई डिक्टेटर नही, महाद्वीप भर की कोई पालसेण्ट नहीं है, एक 
संचालन कमेटी तक नहीं ! सब कुछ परस्पर के समभोते से ही हो 
रहा है । ' 

राज्य-शक्ति मे विश्वास रखनेवाले लोग कहते है, कि, “एक केन्द्रीय 
सरकार के बिना हमार। काम चल ही नहीं सकता, चाहे वह सडक पर 
आध्वागमन के संचालन के लिए ही क्यों न हो ।” परन्तु हम उनसे प्रश्न 
करते हैं, “यूरोप की रेले बिना सरकारो के कैसे काम चला लेती हैं * वे 
किस प्रकार लाखो सुसाफिरों और पहाड-के-पहाड माल-असबाब को 
सहाद्वीप के आर-पार ले जाती रहती है? रेलवे लाइनों की मालिक- 
कंपनियाँ जब आपस मे समझौता कर सकी हैं, तो इन्ही रेलो पर कब्ज़ा 
करने वाले रेलवे-अ्रमिक भी उसी तरह समभौता क्यों न कर सकेगे ? यदि 
पीरर्सबर्ग-चारसा कम्पनी और पेरिस-बेलफोर्ट कम्पनी परस्पर मिल कर 
काम कर सकती हैं ओर उन्हे! अपने सिर पर किसी कमार्डर का फालतू 
बोस लादने की ज़रूरत नहीं पडती, तो स्व॒तन्त्र श्रमिको के संघ के बने 
हुए समाज के बीच में हमे क्यो एक सरकार की आवश्यकता होगी /” 


है. 


आज भी, जब कि सम्पूर्ण समाज का संगठन अन्यायपूर्ण है, यदि 


आपसी सममझोता---२ १३६७ 


लोगों के स्वाथे ब्रिलकुल परस्पर-विरोधी होते है, तो वे सत्ता के दखल 
के बिना ही आपस में समझोता कर लेते है । इस बात को हम उदाहरणों 
से सिद्धू कर सकते है, परम्तु उन में सी शंकाए हो सकती है ओर उन्हें 
हम भुला नहीं देते । 

ऐसे सब उदाहरण मे दोप का भाग भी रहता ही है, क्योकि ऐसा 
तो एक भी सगठन बता सकना असम्भव है जिसमे सबत्त द्वारा निर्बल 
का, घनिक'द्वारा निर्धन का, अपहरण न होता हो। इसी कारण राज्यवादी 
अपनी तकशेली के अनुरूार यह कहेगे कि “अब आप समझ सकते है 
कि इस अपहरण को बन्द करने के लिए एक राज्य-सत्ता का बीच में 
पडना आवश्यक है ।” 


परन्तु, वे इतिहास की शिक्षा को भूल जाते हैं। वे यह नही 
बतलाते कि उरिद्रों की सृष्टि कके और उनको लुटेरो के हाथ में देकर 
राज्यसत्ता ने वर्तमान अवस्था उत्पन्न करने से स्वयं कितना भाग लिया 
है । व्यक्तिगत सम्पत्ति और निर्धनता का दो-तिहाई हिस्सा तो कृत्रिम- 
रूप से राज्य-सत्ता द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। वे इस बात को सिद्ध 
नहीं करते कि लूट के इन दोनों मूल कारणों के मोजूद रहते हुए भी 
लूट बन्द हो सकती है । 

जब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि रेलवे कम्पनियों में कितना 
मेल है, तो हमे आशा है कि मध्यमवर्ग की सरकार के वे पुजारी हमसे 
कहेगे---क्या तुम्हे सालूम नहीं हे कि रेलये-कम्पनियाँ अपने नोकरों और 
मुसाफिरों पर कितना जुल्म करती है, ओर उनके साथ कितना छुरा 
बर्ताव करती है ? इसलिए एकमात्र उपाय तो यही है कि श्रसिको और 
जनता की रक्षा के लिए राज्य-सत्ता होनी चाहिए ?? 


परन्तु हमने तो इस वात को बार-बार कहा और दुहराया है कि जब 
तक पंजीपति हैं तवतक शक्ति का दुरुपयोग होता ही रहेगा। जिस 

पे ४ ७ हल] हैगा । जिस 
राज्य-सत्ता के विषय में यह कहा जाता है कि यह भत्रिष्य से बड़ी 
उपकारिणी होगी, उसी ने तो उन कम्पनियों को हमारे ऊपर वे एकाधिकार 


श्श्८ रोटी का सवाल 


और विशेष(धिकार दिये थे जो आज ड्न्हे प्राप्त हल । क्‍या राज्य ने 
इन्हीं रेलो को रिआयते और आश्वासन ( (उप्रध्षाध्व7/०८५ ) नही 
दिए ? क्या उसने हडताल करने वाले रेल मजदूरों के विरुदु अपने 
सिपाही नहीं भेजे ? आ्ररम्मिक प्रयोगो मे तो उसने रेलवे के प्‌'जीपतियो के 
विशेषाधिकारों को इतना बढ़ा दिया था कि, अखबारों को भी रेलचे 
दुर्घटनाओं के समाचारों का वर्णन करने से बन्द कर दिया, ताकि जितने 
हिस्सों की गारण्टी राज्य ने दी थी वह कम न हो जाय। जिस एकाधिकार 
से आजकल के धनेश, रेलवे कम्पनियों के संचालक, मोटे बने हुए है वह 
एकाधिकार क्या राज्य के अनुग्रह से नही मिला है ? 

इसलिए यदि हम उद्हरणस्वरूप रेलवे कम्पनियों के अग्रत्यक्त 
समझभोते का ज़िक्र करते है, तो यह न समझ लेना चाहिए कि यह 
आशिक प्रबन्ध का एक आदर्श है । वास्तव मे यह तो ऑऔद्योगिक संगठन 
का भी आदर्श नहीं है। उदाहरण तो यह दिखाने के लिए है कि दूसरो से 
पैसा वसूल करके अपने हिस्सो के मुनाफे को बढाने के ही उद्देश्य से 
जब पूंजीपति लोग बडी सफलता के साथ और बिना अन्तर्राष्ट्रीय 
महकमा कायम किये हुए, रेलो को चला सकते है, तो श्रमिकों के संघ 
भी उतनी ही या उससे भी ज्याद। अच्छी तरह से चला सकेगे, ओर 
यूरोप भर की रेलो के किसी मन्त्रिमण्डल को मनोनीत करने की ज़रूरत 
न पडेगी । ह 

एक शंका और भी उपस्थित की जाती है, ओर ऊपर से देखने पर 
वह अधिक गस्भीर भी प्रतीत होती है। कहा जा सकता है कि जिस 
समभोौते का हम ज़िक्र करते है वह पूर्णतः स्वेच्छापूर्वंक किया हुआ नहीं 
है, ओर छोटी-छोटी कम्पनियों को बडी-बडी कम्पनियों का बनाया क़ानून 
सानना पडता है। उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि राज्य-सहायता 
पाने वाली एक घनाव्य जर्मन कम्पनी अपने मुसाफिरों को, जो वर्लिन 
से बाले को जाना चाहते है, लीपज़िग के रास्ते से न जाने देकर, कोलोन 
और फ्रेकफोर्ट के मार्ग से जाने को बाध्य करती है या यह कहा जा सकता 
है कि वह कम्पनी अपने प्रभावशाली हिस्सेदारों को लाभ पहुँचाने ओर 


4 च 
आपसी ससभोता---२ श्२६ 


छोटी कम्पनियों का सर्वनाश करने के लिए माल को एक सी तीस सील 
का व्यर्थ चक्कर दिलाती है। यूनाइटेड स्टेट्स (असेरिका) मे वहां के धन- 
कुबेरों की जेबे भरने के लिए बहुधा मुसाफिरों ओर माल को अत्यन्त 
लम्बे चक्कर दे कर जाना पडता है। 

हमारा उत्तर तो वही है। जबतक व्यक्तिगत पूँजी रहेगी, तवतक 
बडी पूँजी छोटी पूंजी पर जुल्म करेगी। परन्तु जुल्म केवल पूंजी से ही 
पैदा नहीं होता। जो सहायता राज्य द्वारा उनको मिलती है, जो 
एकाधिकार राज्य ने उनके पक्ष से निर्मित कर दिये है, उनके कारण भी 
बडी-बडी कम्पनियाँ छोटी-छोटी कम्पनियों पर जुल्म करती हैं । 

अब से बहुत समय पहले इस्लेण्ड ओर फ्रांस के साम्यवादी यह 
बता चुके हैं कि इंगलेण्ड की राज्य-व्यवस्था ने छोट-छोटे घन्घों का नाश 
करने, किसानो को दरिद्र बना डालने, श्रोर बहु-सख्यक मनुष्यों को, 
चाहे जितनी कम मज़दूरी पर, उद्योगपतियो के हाथों मे सौप देने के लिए 
अपनी शक्ति सर सबकुछ किया था। रेलवे के कानून ने भी यही काम 
किया । सैनिक उपयोग की लाइनें, सहायता पाने वाली लाइने, 
अन्तरांप्ट्रीय डाक का एकाधिकार रखने वाली कम्पनियाँ, इत्यादि सब 
बातें इसलिए की गईं कि बडे-बडे घनपतियों के स्वार्थों को ही अधिक 
लाभ हो । जब सारे राज्यो को का्ज़ा देनेवाला एक धनपति किसी रेलवे- 
कम्पनी में पुजी लगाता है, तो उन राज्यो के मन्‍्त्री लोग जो कि उसके 
विनीत अजाजन हैं, वही काम करेंगे जिससे उस धनपति की कमाई और 
सी बढ़े । 

जिस यूनाइटेड स्टेट्स को राज्यसत्ताचादी लोग आदर्श लोक-सत्तात्मक 
राज्य बताते हैं, उसी मे रेलो की हर बात मे अत्यन्त घणित धोखेबाजी 
घुसी हुईं है ।यदि किसी एक कम्पनी का किराया दूसरी कम्पनी से सस्ता 
है, जिससे दूसरी कम्पनी मुकाबिले मे टिक नही सकती तो आय. इसका 
कारण यही है कि उस कम्पनी को राज्य की ओर से ज़मीन मुफ्त में दे 
दी गई है। अमेरिका के व्यापार के सम्बन्ध में कुछ कागजात अभी 
प्रकाशित हुए थे। उनसे पूर्णतया प्रकट होता है कि सबल द्वारा निर्बल 


१५४० रोटी का सवाल 


के दबाये जाने मे रज्य का कितना हाथ था। यहाँ भी यही देखने में 
आता है कि राज्य को सहायता से एकत्रित पूजी की शक्ति दसगुनी और 
सौगुनी बढ गई । फलत. हम देखते है कि रेलवे कम्पनियों के संघ 
(5ए77009(28) बन गये है (जो आपसी समझौता के परिणाम हैं) और 
ये बडी कम्पनियों के मुकाबिले से अपनी छोटी कम्पनियों की रक्षा करने 
में सफल हुए है, तब हमे आपसी समझोौते की वास्तविक शक्ति का 
पता लगता है। इसके द्वारा तो शज्य का अलुग्नह पाने वाली सर्वशक्तिमती 
यूंजी का भी सुकाबिला किया जा सकता है। 

यह एक वास्तविकता है कि राज्य के पक्षपात के होते हुए भी छोटी 
कम्पनियों मौजूद है । फ्रांस यद्यपि केन्द्रीकरण की भूमि है फिर भी वहाँ 
हमे पांच या छु बडी कम्पनियों दिखाई देती है, परन्तु ग्रेटब्िटेम मे एक- 
सौ दस से भी अधिक है। इनका परस्पर मेल काफी अच्छा है, ओर 
मुसाफिर और साल जददी ले जाने का प्रबन्ध भी फ्रेंच और जर्मन 
कम्पनियों से निश्चयपूर्चक अच्छा है । 

परन्तु सवःल यह नही है | बडी पू'जी तो रन्‍ज्य करा अनुग्नह पाकर 
सदा छोटी प्‌'जी को दबा सकती है, यदि ऐसा करना राज्य के लिए 
लाभदायक हा । पर हमारे लिए तो महत्व की ब(त यह है किजो 
संधि ( समझौता ) यूरोप की सैकडो पूँजीपति रेलवे कम्पनियों के 
बीच हुईं थी, वह विविध संस्थ॥ओं के लिए कानून बनाने वाली केन्द्रीय 
सरकार के हाथ के बिना ही स्थापित हुई थी। वह संधि उन 
सम्मेलनो द्वारा कायम रही है, जिनमे विविध रेलवे कम्पनियों के प्रतिनिधि 
अपनी-अपनी कम्पनियों के लिए कानून नही; किन्तु तजवीज बनाने 
के लिए आते है, और इन तजवीज्ञों पर बहस करके अपनी-अपनी कम्पनी 
मे पेश करते है ! यह तो सिद्धान्त ही नया है, और सब प्रकार के राज्य 
विषयक सिद्धान्तो से बिलकुल भिन्न है--चाहे वे एक-तन्त्र शासन या 
अजातन्त्र-शासन, चाहे निरंकुश-शासन या व्यवस्था-सभा ( पालंमेन्ट ) 
शासन के ठंग के ही क्यों न हो | यह एुक नया ही आदुर्श है, जो यूरोप 
की परम्परा में चुपर्के-चुपके घुस गया है, परन्तु स्थायी हो गया है 


आपसी ममरोता---३ १४२ 


राज्य-सत्ता के प्रेमी साम्यवादियां ने भी बहुधा लेखों में लिखा है--- 
“क्यों जी, आपके भावी समाज में नहर पर होने वाले ग्रामद्रफ्त का 
नियन्त्रण फिर कौन करेगा ? यदि आपके किसी अराजक साम्यवादी 
कामरेद' के मन में यह बात आई कि बह नहर के बीच में अपना बजरा 
(बडी किश्ती) खडा कर दे और हज़ारों नावो का आना-जाना बन्द्र करदे, 
तो उसे ठीक रास्ते पर कोन लायगा ?” 
हमे यह कल्पना तो अनहोनी-सी मालूम होती है। फिर भी एक 
शंका यह हो सकतो है कि “यदि कोई एक झाम-पंचायत या पचायत- 
संघ अपने वजरो को दूसरों से पहले ले जाना जाहे, तो वे पत्थर से भरें 
हुए अपने वजरो से ही नहर को रोक रक्संगे, और दूसरी पचायत की 
आवश्यकता के गेहूँ को रुक कर खडा रहना पडेगा | उस अवस्था में यदि 
कोई सरकार न होगी तो गमनागमन का नियन्त्रण कौन करेगा ?? 
परन्तु चास्तविक जीवन ने यह दिखा दिया है कि इस सामले में भी 
सरकार की आवश्यकता नहीं है । स्वेच्छा से किया हुआ सममोता और 
स्वेच्छा से किया हुआ सरठन उस राज्य नासधारी अनीतिमथ और 
ख़र्चाली अणाली के बजाय काम करेगा और उससे अच्छा काम करेगा | 
हालेण्ड के लिए नहरें वडे ही महत्व की है । वे उसकी सडकें है । 
जो कुछ माल-असवाब हमारी सडको और रेलो पर से जाता है, वह 
हालेरड में नहरो पर नावों से जाता है । वहा यथापको अपनी नावें 
दूसरों से पहले निकालने के लिए लडने का कारण मिल सता है। 
वहाँ गसनागसन को व्यवस्थित रसने के लिए सरकार वास्तव में बीच 
में पढ़े सकती है । 
परन्तु ऐसा होता नहीं | बहुत जमाने पहले हालेण्डवासियां ने इस 
बात का फेसला अधिक व्यायहारिक मार्ग से कर लिया । उन्हाने नाववालो 
के संध बना लिये | ये स्वेच्चा से वने हुए सघ थे और नाव चलाने की 
“आाचरकयता से ही बने थे। नावचाल के रजिस्टर में जिस क्रम से नाम 


+ 


श्धर रोटी का सचाल 


लिखे गए उसी क्रम से नावों के गुज़रने का हक होता था। वे अपनी- 
अपनी बारी से एुक-के-बाद-एक जाते थे। उस संध से निकाल दिए 
जाने के दण्ड से डर कर कोई दूसरो से पहले निकालता न था। निश्चित 
संख्या से अधिक दिन तक घाट पर कोई ठहर न सकता था। नाव- 
माल्तिको को उतने समय मे यदि ले जाने के लिए कोई माल न मिलता 
तो उसे नये आनेवालो के लिए स्थान ख़ाली करके चल देना पडता था 
इस प्रकार रास्ता रुक जाने की कठिनाई मिट गईं, यद्यपि नाव-मालिको 
की व्यक्तिगत ग्रति-स्पर्धा मौजूद थी | यदि यह पग्रति-स्पर्धा भी मोजूद 
न होती तो उनका समझभोता और भी अधिक ग्रेमपूर्ण होता । 

यह कहना आवश्यक है कि जहाज-मालिकों का उस संघ में शामिल 
होना या न होना उनकी इच्छा पर था। यह उनके ही देखने का काम 
था, परन्तु उनमे से अधिकांश ने उसमे सम्सिल्षित होना पसन्द किया । 
इसके अतिरिक्त इन संघो से इतने अधिक लाभ थे कि ये राइन, वेसर, 
ओडर नदियों पर और बर्लिन तक फैल गए थे ! ये नाववाले इस इंतजार 
- मे बैंठे न रहे कि एक महान्‌ बिसमाके आवे, हालेर्ड को जीतकर जमेनी 
में मिला ले, और वह अपनी व्यवस्था से 'सुप्रीम हेड काउन्सिलर ऑँव 
दि जेनेरल स्टेट्स केनाल नेवीगेशन! (राजकीय नहरो का प्रधान अधिकारी) 
नासक किसी पदाधिकारी को नियुक्त करे, जिसकी बॉह पर उतनी ही 
सुनहरी घारियाँ हो जितना लम्बा उसका पद है। उन संधो ने एक 
अस्तर्राष््रीय समझौता कर लेना पसन्द किय/ । इसके अलावा, जिन 
जहाज्ञ-मालिको के जहाज़ जर्मनी और स्केन्डिनेविया तथा रशिया के 
बीच चलते थे; वे भी बाल्टिक सागर के गमनागमन को सुसंचालित करने 
ओर जहाज़ो के पारस्परिक व्यवहार में अधिक सामजंस्य पैदा करने की 
दृष्टि से इन्ही नाववालो के संघो मे सम्मिलित हो गये । ये संघ स्वेच्छा- 
पूर्वक उत्पन्न हुए है । इनमे सम्मिलित होनेवाले अपनी ही इच्छा से 
सम्मिलित हुए हैं । इन संघो मे सरकारो से कुछ भी समता नही हे। 

फिर भी, यह अधिक सम्भव है कि यहाँ भी बडी पूँजी छोटी पूंजी 
पर जुल्म करती हो | शायद्‌ इस संघ मे भी एकाधिकारी बनने की७ 


आपसी सममोता--- 

अब्ृत्ति मौजूद हो, विशेषकर उस अवस्था में-झंढ! डे: सव्शु आकर [ 
खासा संरक्षण मिलता हो । राज्य ने तो यहाँ भीम अडाई 
परन्तु हमे यह न भूलना चाहिए कि ये संघ उन सदस्यों के हैं जो अपने- 
अपने प्रथक व्यक्तिगत स्वार्थ रखते है | यदि उत्पत्ति, खपत और विनिमय 
के समाजीकरण होने से यह जहाज-मालिक किसी साम्यवादी पचायतो 
के समुदाय से या विशेष आवश्यकता को पूर्ति के लिए बनी हुईं किसी' 
विशेष संस्था-समिति से सम्बन्धित होते, तो अवस्था दूसरी ही होती । 
जहाज-मालिको का संघ समुद्र पर शक्तिशाली होते हुए भी स्थल पर 
कमजोर होता, ओर रेलो, कारखानों और दूसरे संधो के साथ योग देने 
के लिए उन्हें अपने अधिकार कम करने पडतले। 

परन्तु भविष्य से क्‍या होगा इस पर हम बहस नहीं करते । हम एक 
ओर ऐसी ही स्वयं-संगठित संस्था बताते हैं जो सरकार के बिना चलती है। 

जब जहाजो ओर नावों की चर्चा चल रही है, तो हम एक ऐसी 
संस्था का भी वर्णन क्यों न कर दें, जो उन्नीसबी सदी की सुन्दरतम 
संस्थाओं में से है, ओर जिसका हम वास्तव में अभिमान कर सकते 
चह संस्था है---इंगलिश ल्ाइफ-बोट एसोसिएशन । 

यह तो सर्वबिदित है कि हर साल एक हजार से भी अधिक 
जहाज इंग्लेण्ड के समुद्र-तट पर नष्ट हो जाते है । समुद्र पर तो जहाज 
को तूफान का भय आय" नहीं होता । किनारों के पास ही ख़तरे अधिक 
होते है । कही समुद्र चुब्ध (/00०॥) होने के कारण जहाज के पीछे का 
घड टूट जाता है। कभी-कभी अ्रचानक हवा के तेज भोके आ जाते है 
जो जहाज के मस्तूलो ओर बादबानों को उडा ले जाते है। कही-कही 
ऐसी जल-घाराएँ होती है जिनमे जहाज बडी , मुश्किल से काबू में रह 
पाता है। कही पानी में चद्यनों या रेत का सिलसिला होता है, जिस 
पर जहाज चढ जाता है। 

प्राचीन काल से ससुद्र-तटो के रहनेवाले किनारो पर आग इसलिए 
जलाया करतें थे कि उससे आकर्षित होकर जहाजु वहाँ जाय और 
पानी में की चद्टानो पर चह जाय और चे उसे लूट ले। परन्तु उस 


१५४ रोटी का सवाल 


समय भी वे जहाजवालो को जान बचाने का सदा प्रयत्न करते थे । यदि 
वे किसी जहाज को आपत्ति में पडा देखते थे, तो अपनी नावे डाल देते 
ओर भग्न-पोत नाविको की सहायता के लिए जाते थे। कभी-कभी 
स्वयं भी समुद्र में मर जाते थे। ससुद्ब-तट की गत्येक कुटिया की 
वीरता की अनेकी कहानियां है। ये कहानियाँ उन स्त्रियों और पुरुषों 
की है, जिन्होने विपद्भ्रस्त मज्ञाहो की जान बचाने में सप्तानरुप से 
बहादुरी दिखलाई थी। 

निःसन्देह राज्य ने ओर विज्ञानवेत्ताओं ने ऐसी घटनाओं की संख्या 
कम करने में थोडी-बहुत सहायता पहुँचाई है। समुद्रों के दीप-स्तम्भो 
ओर विशेष-विशेष चिन्हों, नक्शो और वायुमण्डल विज्ञान सम्बन्धी 
सूचनाओं ने इन दुर्घटनाओं को बहुत कम कर दिया हे। फिर भी 
सेकडो जहाजो और हजारो मनुष्यों का जीवन बचाना बाक़ी रहता है ! 

इस कार्य के लिए कुछ सत्पुरुष मेदान में आये। वें स्वयं अच्छे-श्रच्छे 
नाविक या समुद्र में जानेवाले मन्नाह थे । इसलिए उन्होने एक ऐसी 
रक्षा-नोका का आविप्कार किया जो तूफान में भी न दूटे, न उलटे। 
वे अपने इस साहसी कार्य मे जनता की दिलचस्पी बढाने, और रक्षा- 
नोकाओं को बनाने व उन्हें तट पर यथावश्यक स्थानों पर रखने के लिये 
धन-संग्रह करने के काम में लग गये | 

वे लोग वसकशूर राजनीतिज्ञ तो थे नही, जो सरकार का मुंह 
ताकते । इन्होने समझा कि इस साहस की सफलता के लिए स्थानीय 
नाविकों का सहयोग, उत्साह और स्थानिक ज्ञान आ्राप्त करना आवश्यक: 
है। जो व्यक्ति इशारा पाते ही बडी-बडी लहरो मे भी रात में अपनी? नाव 
डाल देंगे, अन्धकार या लहरों के कारण रुकेंगे नहीं, जबतक आर्पात्तिअस्त 
जहाज़ पर प हँच न जायगे तबतक पॉच, छू. या दस घंटे बराबर 
प्रयत्न करते जाय॑ंगे---जो व्यक्ति दूसरो की जान बचाने के लिये अपनी 
जान तक दे डालने को तैयार होगे--ऐसे लोगो को ग्राप्त करने के लिए 
एकता और बलिदान की भावना चाहिए। यह भावना दिखावटी वाता 
से खरीदी नहीं जा सकती । इसलिए रच्चा-नोकाओ का यह आन्दलिन 


आपसी समझकोता---३ १४५ 


पूर्णत. स्वयं ही उत्पन्न हुआ था, और व्यक्तिगत प्रेरणा और समझते के, 
ही कारण उत्पन्न हुआ था। ससुद्ध के किनारे सेकडो स्थानीय संघ बन 
गये । संघो को बना कर खडे करनेवालों मे इतनी समझते थी कि वे 
मालिक बनकर नहीं रहे । उन्हें विश्वास था क्रि मछुओ की कुटियों से 
भी विचार-बुद्धि है । जब्र कभी कोई घनिक किसी गॉव के कितारे पर 
रक्षा-नीका का स्टेशन बनाने के लिए १०० पो्ड धन मेजता था, ओर 
वह धन ले लिया जाता था, तो वह उचित स्थान पसंद करने का काम 
स्थानीय मछुओ और नाविको पर ही छोड देता था । 

नई नावो के नमूने समुठ्र-मन्त्री के विभाग से पेश नहीं किए गए। 
इद्नलिश लाइफ-बोट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट मे लिखा हे--चूँकि 
सक्ाानौका (लाइफ-बोट) चलाने वालो को अपनी नोका के विषय मे पूर्ण 
विश्वास होना चाहिए, इसलिए कमेटी अपना मुख्य ध्यान रक्खेगी कि 
नोकाएं उनके चलाने वालो की प्रकट इच्छाओं के अनुसार ही बने और 
उनके बताए हुए साधनों से उत्पन्न हों ।” परिणाम यह है कि हर साल 
जनसे नये-नये सुधार होते रहते है । कमेटियां और स्थानीय संघ बना 
कर स्वयंसेवक लोग ही सब काम चलाते हैं। सारा काम पारस्परिक 
सहयोग और आपसी समभोते से होता है | देखा, अराजक लोग ही यह 
सब कार्य कर लेते है ! इसके अतिरिक्त, करदाताओ से वे एक कौंडी 
नही मांगते ओर साल मे ४०,००० पोड तक उन्हे स्वेच्छापूर्वक चन्‍्दे 
से मिल जाता है । 

यदि यह पूछा जाय कि कास कितना हुआ, तो वह इस प्रकार है--- 
सन्‌ १८०६१ में एसोसिएशन के पास २६३ रक्षा-नोकाएँ थी । उस वर्ष 
उसने टूटे हुए जहाजो के ६०१ नाविको ओर ३३ जहाज्ञो और नावो 
को बचाया | जब से संस्था का जन्म हुआ तब से उसने ३२,६७१ 
मनुष्यों को बचाया 

१८८६ में तीन रक्षा-नौकाएँ और उनमे बैठने वाले समुद्र से डूब 
गए । तब सेकडो नवीन स्वयसेचकों ने अपने-अपने नास लिखाए और 
१० 


१४६ रोटी का सवाल 


अपने-अपने स्थानीय संघ बना लिए । उस समय के आन्दोलन का फल 
यह हुआ कि बीस रक्षा-तोकाएं बन गईं। इस बीच हमे यह भी 
जान लेना चाहिए कि यह एसोसिएशन हर साल मछुओ और नाविको को 
अच्छे-अच्छे बेरोमीटर (वायुभार-सूचक यन्त्र) बाज़ार से तिहाई मूल्य 
पर भेजठा है। यह वायुमण्डल-सम्बन्धी विज्ञान का प्रचार करता है 
और वैज्ञानिको द्वारा मालूम किये हुए मौसम के शीघ्र-परिवर्तनो की 
पूर्व-सूचना उन-उन व्यक्तियों को देता है जिन-जिन से उन सूचनाओं का 
सम्बन्ध है । 

हम यह फिर दोहरा देते है कि इन सैंकडो कमेटियो और स्थानीय 
संघो को बनाने कोई पवित्र सत्ताधीश नहीं आए। उनसे केवल 
स्वयं-सेवक, रक्षा-नाविक, और इस कार्य के रसिक लोग ही है। केन्द्रीय 
कमेटी भी केवल पतन्र-व्यवहार का केन्द्र है । वह किसी अकार दख़ल 
नहीं देती । 

यह सच है कि जब किसी जिले मे शिक्षा के या स्थानीय कर 
लगाने के किसी प्रश्न पर वोट लिये जाते हैं, तो वहां की इंग्लिश लाइफ़ 
बोट एसोसिएशन की कमेटियाँ, अपनी हेसियत से, उन विवादों मे 
कोई भाग नहीं लेतीं । दुर्भाग्य हैं कि इस नम्न व्यवहार का अजुकरण 
चुनी हुईं संस्थाओं के सदस्य नहीं करते ! परन्तु इसके विपरीत यह भी 
बात है कि ये वीर पुरुष समुद्र मे आदसियों की जान बचाने के बाबत कोई 
विधान उन लोगो को बनाने नहीं देते जिन्होंने कभी तूफ/न का मुक़ाबिला 
नही किया । आपत्ति का पहला इशारा पाते ही वे अपनी नावों पर दौड़ 
पडते है और आगे बढ़ जाते है। उनके पास चमकदार चर्दियाँ नहीं 
पर उन से सदभावना बहुत है । 

हम उसी प्रकार की एक दूसरी सस्था, 'रेड क्रॉस सोसायटी” का 
उदाहरण ले । नाम कैसा भी हो, हमे तो उसके गुण-दीव देखने चाहिएँ । 

कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति पचास वर्ष पहले कहता-- राज्य 
रोज बीस हजार आदमियों का वध करने ओर पचास , हजार आदमियों 
को घायल करने मे समर्थ है, परन्तु बढ अपने घायलों की सेत्रा-सुश्रुपा 


आपसी समझोता---३ १४७ 


करने मे असमर्थ है। इसलिए जबतक युद्ध का अस्तित्व रहे तबतक अपनी 
व्यक्तिगत प्रेरणा से ल्लोग इस कास में पडे ओर सद्भाव रखनेवाले लोग 
अन्तर्राष््रीय रूप से इस परोपकार-कार्य के लिये संगठन बना ले !” यदि 
ऐसी बात कहने का कोई साहस करता तो उसका कितना सज़ाक उडाया 
जाता ! पहले-पहले तो उसे पागल कहा जाता । यदि वह इससे चुप न 
होता तो उससे कहते-“'यह कितनी वाहियात बात है ! तुम्हारे स्वयं-सेवक 
ठीक वहां तो पहुँचेंगे नही जहाँ उनको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तुम्हारे 
स्वेच्छा-चिकित्सालय सुरिक्षत स्थाना पर ही केन्द्रीभूत हो जायेगे शोर लडाई 
के मैंदानो के चलते-फिरते चिकित्सालयो में कुछ भी न होगा। तुम्हारे 
जैसे स्वप्न देखने वाले लोग यह भूल जाते है कि उन काम करने वालो में 
भी राष्ट्रीय द्वेपसाव होगे | वे ग़रीब सिपाहियो को बिना सहायता किये 
ही पड़े रहने देंगे ।!” जितने मुह उतनी ही बाते कही जाती । लोगो को 
जनता में इस ढंग की बाते करते हुए किसने नही सुना है ? 

परन्तु वास्तव में कैसा हुआ, वह हमे मालूम है। रेड ऋरॉस 
सोसायटियां सब जगह, सब देशों में, हज़ारो स्थानों पर स्वेच्छा से स्वयं 
संगठित हुईं । जब १८७०-७१ का युद्ध चला तो स्वयंसेवक कार्य मे 
जुट पडे। स्री ओर पुरुष सेवा के लिए आगे आये | हजारो अस्पतालों 
और चलते-फिरते चिकित्सालयों का संगठन हुआ । चलते-फिरते 
चिकित्सालयो, भोजन-सामग्नी, कपडा और घायलों की औषधियों को 
ले जानेवाली रेल-गाडियों'छोडी गईं। इंगलेण्ड की कमेटी ने भोजन, 
चस््र और ओऔज़ारों की भरपूर सहायता भेजी, और युद्ध से उजडे हुए अदेशो 
की खेती के लिए बीज, हल खीचने वाले पशु, स्टीम-हल ओर उनके 
चलाने के लिए आदमी तक भेजे । गस्टेव मॉयनियर लिखित “.4 
(705 '२०पघ४४' नामक पुस्तक देख लीजिए | आपको आश्रर्य होगा 
कि कितना भारी काम किया गया। 

जो भविष्यवच्ता दूसरों के साहस, सदिच्छा और बुछ्धिमत्ता का सदा 
डी खण्डन करते है ओर जो डंडे के जोर से संसार पर शासन करने के 
योग्य अपने को ही समभते हैं, उनकी एक भी भविष्यवाणी सत्य न हुई। 


श्ध्८ रोटो का सवाल 


रेड क्रॉस स्ववसेवकों की लगन अत्यन्त प्रशंसनीय थी। बडे-से-बडे 
ख़तरे की जगहों पर ही काम करने के लिए वे उत्सुक रहते थे। जब 
अशियन सेना बढने लगी तो नेपोलियन के राज्य के वेतन-भोगी डाक्टर 
अपने मातहतों के साथ भाग खडे हुए । परन्तु रेड क्रॉस स्वय॑सेवको ने 
गोलो की वर्षा मे भी अपना कास जारी रक्खा | वे बिस्मार्क ओर नेपोलियन 
के अफसरी की पाशविकताओ को सहन करते रहे, ओर सब शष्ट्रो के- 
घायलों की समान सेवा करते रहे ) हॉलेश्ड, इटेली, स्वीडेन, बेल्जियम, 
जापान ओर चीन के भी छ्लोगो ने बडी खूबी से मिल-जुल कर काम 
क्रिया । जब जैसी आवश्यकता पडती, तब उसी के अजुसार वे अपनी, 
अस्पतालो को बॉट देते थे । वे एक दूसरे से अति-स्पर्धा करते थे, विशेषकर 
अस्पतालों की सफ़ाई में | अब भी ऐसे कई एक फऋन्सवासी है जो रेड 
कॉस एम्बुलेंस के डच या स्वयंसेवकों की श्रेमपूर्ण चिकित्सा का बड़ा 
उपकार मानते है। परन्तु राज्यसत्तावादी की दृष्टि मे यह है ही क्या ! उसका 
आदरश तो है, राज्य से वेतन पानेवाला फौजी डाक्टर। परिचारिकाएँ 
(नर्स) यदि सरकारी न'हुईं, तो वह रेड क्रॉस ओऔर उसके अच्छे-अच्छे 
अस्पतालों को समझता ही क्या है ? 

तो, यह एक ऐसा संगठन है जी केवल कल्ल का बच्चा है । इसके 
मेम्बरों की संख्या लाखो है। इसके पास चलते-फिरते चिकित्सालय हर, 
अस्पताल के सामान की रैलगाडियाँ है, यह धावो की चिकित्सा के नये- 
नये तरीकों निकालता है और इसी श्रकार की कई प्रशंसनीय बाते करता 
है । और इस संस्था के जन्म का कारण है लगनवाले कुछ व्यक्तियों का 
स्वेच्छापर्वक साहस । 

कहा जा सकता है कि इस संगठन से राज्य का भी वो सम्बन्ध 
है। हॉ, राज्यो ने इस संस्था को अपने कब्जे मे करने के लिए उसमे 
हाथ डाला है । इसकी अबन्धक-कमेटियों के प्रधान वे लोग हु जिन्हे 
ख़ुशासदी लोग जाति के सरदार कहते है । सम्राट और साम्राशियाँ 
अपने राप्ट्र की कमेटियो के संरत्तक और सहायक बनने का खूब ढोग 
करते हैं । परन्तु इस संरक्षण से इस संगठन को सफलता नहीं मिली 


आपसी सममोता---३ १४६ 


है । इसकी सफलता प्रत्येक राष्ट्र की उन हज़ारों स्थानीय कमेठियों के 
कारण है, उन व्यक्तियों के उत्साह के कारण है और उन लोगों को' 
लगन के कारण है जो युद्ध के घायलों की सेवा करते हैं। और यह 
लगन बहुत अधिक हो जाती, यदि राज्य अपना हस्तक्षेप न करता । 

फिर भी, १८७१ के युद्ध में घायलो की सेवा के लिए इंगलेण्डवालों 
ओर जापानवालों, स्वीडनवासियो ओर चीनवासियो, ने जो सहायता 
भेजी वह किसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थापक कमेटी के हुक्म से नहीं भेजी । 
आक्रास्त प्रदेश मे जो अस्पत्तल खडे हुए और युद्ध-क्षेत्र पर चलते-फिरते 
चिकित्सालय लेजाएं गए, यह काम किसी अन्‍्तरांष्ट्रीय मंत्रिमंडल की 
आज्ञा से नही हुआ । यह काम प्रत्येक देश के आये हुए स्वयंसेवंकों के 
विचारों और प्रयत्नो से हुआ । कार्य स्थान पर पहुँचने के बाद वे एक- 
दूसरे से लडे नहीं, जेसा कि सब राष्ट्री के वाक्शूर राजनीतिज्ञों ने सोचा 
था, परन्तु राष्ट्रीय भेदी को भूलरूर कास में लग गए । 

इसका तो हमे खेद है कि इतना बडा अयत्न इतने छुरे कार्य की 
खातिर करना पडा | एक बालक कवि की भॉदि हम सोचते हैं-..' बाद 
में चिकित्सा करनी पटे तो पहले घायल ही क्यो किया जाय १” पूँजी- 
पति की शक्ति और मध्यमवर्ग की सत्ता का नाश करके हम युद्धू नामक 
हत्याकाण्डों की सम्माप्ति करना चाहते हैं, ओर अधिक अच्छा तो यह हो 
कि रेड क्रॉस स्वयंसेवक (हमारे साथ) युद्ध की समाप्ति करने की ओर 
अपनी शक्ति लगायें। परन्तु इस बडे भारी सगठन का जिक्र तो हसने 
सिफे इसलिए किया है कि इससे स्वेच्छापूवंक किये हुए समझोते और 
सहयोग का परिणाम मालूम हो सके। 

मनुप्य के बध करने की कला में से यदि हम उदाहरण देने लगे तो 
वे कभी समाप्त न हो । इतना ही कह देना क/फी है कि जमंन सेना को 
बल पहुँचनेवाली अनेको समितियों है। प्रायः लोगो का खयाल है कि 
जर्मन-सेना की शक्ति अनुशासन पर ही निर्भर है, पर जैसा नहीं है। 
हमारा तात्पर्य उन संधों से है जो सेना-सम्बन्धी ज्ञान का अचार करते हैं। 

सैनिक मिन्न-मण्डल  कऋरगरबन्ड  ( श]०97ए &॥9708) 


रोटी का सवाल 


५7९४८ 070 की एक पिछली कॉग्रेस के अवसर पर २४४२ सम्बन्धित 
संघो से अतिनिधि आये थे जिनकी कुल सदस्य-संख्या १,९१,७१२ थी | 
लक्ष्यवेधन, सैनिक खेल, युद्धू की चालाकियो के खेल और भौगोलिक 
अध्ययन-सम्बन्धी बहु-संख्यक संघ इसके अलावा है । इनमे ही जम॑न-सेना 
का युद्धज्ञान विकसित होता है, न कि सैनिक छावनियों के स्कूलों में । 
सब प्रकार की सोसाइटियों का यह एक ज़बदेस्त जाल है। ये सोसाइटियों 
अपने-आप उत्पन्न होती है, संगठित और सम्बन्धित होती है, और देश 
का परिवर्तन कर डालती है । इनमे सेनिक और शहरी लोग, भूगोल- 
वेत्ता ओर व्यायाम जाननेवाले लोग, खिलाडी और औद्योगिक कल्लाश्ो 
के विशेषज्ञ सभी है । 

इन संधो का उद्देश्य वास्तव मे घृणित है, और वह है, सांम्राज्य 
का पोषण करना । परन्तु इससे हमारा सरोकार नहीं । हमारा प्रयोजन 
तो सिफे यह दिखलाना है कि यद्यपि सैनिक संगठन ही “राज्य का महान 
ध्येय” है फिर भी इस दिशा मे भी जितना ही अधिक वह समुदायों के 
स्वेच्छापूवंक समभझोते ओर व्यक्तियों के स्वतन्त्र विचार और पयत्त पर 
छोड दिया जाता है, उतनी ही श्रधिक उसमे सफलता मिलती हे । 

इस प्रकार युद्ध से सम्बन्ध रखनेवाली बातो मे भी आपसी समभोते 
की ज़रूरत होती है । हमारे सिद्धान्त की सिद्धि के लिए हम निम्न- 
लिखित उदाहरण और भी दे सकते हैः--सर्वीज़रलेण्ड का धरातल- 
शोधक दल (८ टोपोग्राफ़र्स कोर ) जिसके स्वयंसेवक पर्वत-सा्गों का 
ब्योरेवार अध्ययन करते है, फ्रांस का वायुयान दल ( ऐरोप्लेन कोर ), 
ब्रिटेन के तीन लाख वालण्टियरों का दल, ब्रिटिश नेशनल आर्टिलरी 
एसोसिएशन, इंगलेण्ड के समुद्र-तट की रक्षा के लिए हाल मे ही जो 
एक सोसाइटी बन रही है, बाइसिक्लिस्ट कोर, ओर व्यक्तिगत मोटरों व 
स्टीम नावो के नये संगठन । 

सब जगह राज्य अपना अधिकार-त्याग कर रहा है। वह अपने 
पवित्र कर्तव्यों को छोड रहा है और व्यक्तिगत मनुष्य उसको अहण कर 
रहे हैं । सब-जगह स्वेच्छापूर्वक बना हुआ संगठन उसकी सीमा में घुस 


दिये च्े 22 2 0०००० ८ ञञ् हक 
रहा हैं । परन्तु जो उदाहरण हमने दिये ह बी 3०224 ड्स 
अवस्था का केवल दिव्दर्शन सात्र कराते ह जो ४ ते से 


बनेगी और जब राज्य का अस्तित्व सिर जायगा | 


$ १२; 
शंकाएँ 
५ 


अब हम उन भुख्य-मुख्य शंकाओं की समीक्षा करेंगे जो समाजवाद 
के विरुद्ध उठाई जाती हैं। उनमे से अधिकांश शंकाएँ तो केवल 
ग़लतफ़हमी के कारण उत्पन्न हुई है, परन्तु अश्न महत्व के है, इसलिए 
हसको उनपर ध्यान देना चाहिए । 
राज्यसत्तावादी समाजवाद के विरुद्ध जो शंकाएँ है उनका उत्तर 
» देना हमारा काम नही है। हमे ख़ुद उसके विरुद्ध वे शंकाएँ है। चाहे 
राज्य समाज के केवल कल्याण के ही लिए व्यो न हो, पर उसकी सत्ता 
का नागरिक के छोटे-से-छोटे काम से भी अनुभव होता है| ऐसे राज्य , 
को अपने ऊपर से हटाने ओर व्यक्ति की स्वतंत्रता को पाने के वास्ते 
सभ्य जातियों ने लस्बी-लम्बी ओर कठिन लडाइयों लडी है और उनमें 
बहुत कंष्ट उठाये है। यदि राज्यसत्तात्मक साउयवादी समाज कसी 
स्थापित भी हो जाय, तो वह स्थायी न रह सकेगा ।,सार्वजनिक असंतोप 
था तो उसे शीघ्र ही तोड देगा, या उसका स्वाधीनता के सिद्धान्तो पर 
पुनः संरठन करायगा । 
हम तो उस अराजक साम्यवाद की बात कहते है, जो व्यक्ति की 
पूर्ण स्वाधीनता को समानता है, जिसमे किसी सत्ता को स्थान नहीं है, 
ओर जो मनुष्य से काम लेने के लिए बलात्कार से काम नहीं लेता । 
हस इस अश्न के आर्थिक पहलू पर ही विचार करेंगे ओर देखेंगे कि 
क्या ऐसा समाज उन्नतिशील विकास पा सकता है या नहीं। उसमें 


का रोटी का सवाल 
आदमी वैसे ही होगे जैसे आज है, न आजकल के मलुप्यो से अच्छे, 
न बुरे । न इनसे अधिक परिश्रमी, न कम परिश्रसी । 

यह श्ढा सर्वविदित है कि “यदि अत्येक व्यक्ति के जीवित रहने का 
प्रबन्ध हो जायगा, और यदि मज़दूरी कमाने की आवश्यकता मलुप्य को 
काम करने के लिए व/धित न करेगी तो कोई व्यक्ति काम नकरेगा। यदि 
प्रत्येक सनुष्य पर अपना कास करने की मसज़बूरी न होगी तो वह अपने 
काम का भार दूसरे पर ठाल देगा ।” पहली बात तो यह है कि यह शह्ढा 
बिना समझे की गई है, ओर इसमे यह भी नहीं सोचा गया कि इस 
अश्न से पहिले दो वास्तविक ग्रश्न उठते है । एक तो यह कि मज़दूरी- 
अथा से जो सुपरिणाम बताये जतते है, क्या वे वास्तविक रूप मे ग्राप्त 
होते ही है ? ओर दूसरा यह कि अब भी मजदूरी कमाने की प्रेरणा से 
जो उत्पत्ति होती है क्या उसकी अपेक्षा स्वेच्छापूर्वक किये हुए श्रम से 
अधिक उत्पत्ति नही होती ? ये ऐसे प्रश्न ह जिन पर ठीक-ठीक विचार 
करने के लिए गम्भीर अध्ययन की आवश्यकता है। यद्यपि वैसे तो 
वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयों के लोग, इससे पहुत ही कम महत्व के 
और कम पेचीदा सवालों पर भी, अपनी राय बडा अन्वेपण कर लेने 
और बडी सावधानी से सामग्री इकठ्ठी करने ओर खूब विश्लेषण 
करने के बाद देते है, परन्तु इस प्रश्न पर वे बिला जाने ही अन्तिम निर्णय 
दे डालते है । वे अमेरिका के किसी समाजवादी संघ की असफलता आदि 
एक-आध घटना का ही प्रमाण काफी समझ लेते है । वे उस वकील की 
तरह है को विरुछ पक्ष की तरफ से पेरवी करने की राय को अथवा अपनी 
राय से विरुद्ध-किसी भी राय को नही मानता । सिफे यह समझता है कि 
वह कोई बकवादी है । और उसे कोई म्र॒हृतोड जवाब मिल जाता है तो 
फिर अपना पक्ष-समर्थन भी नहीं करता । सानव-श्रम का न्यून-से-न्यून 
आपव्यय करके उपयोगी वस्तुओं का अधिक-से-अधिक परिमाण 
प्राप्त करने के लिए सबसे आधक अनुकूल परिस्थिति समाज के 
लिए कया हो सकती हँ--यह प्रश्न ही सारे राजनैतिक अर्थशाख्र का 
आवश्यक आधार है। और उपयुक्त कारण से इस प्रश्न का अध्ययन नही 


शंकाएँ- १ १९३ 


बढ पाता | या तो लोग साधारण आज्षेपों को दुहराते रहते है या हमारे 
कथनो के अज्ञान का वहाना कर लेते हैं । 

इस बेसमझी की शंका मे एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि 
पू जीवादी राजनीतिक अर्थशाख मे भी आजकल कुछ ऐसे लेखक है जो 
अपने शास्त्र के जन्म देने वालों के इस रिद्धान्त पर कि 'भूख का भय 
ही मनुष्य को काम करने के लिए ग्रेरित करता है! संदेह करने लगे है, 
और इसके लिए उनके पास कुछ वास्तविक प्रमाण का आधार है। थे 
अनुभव करने लगे हैं कि उत्पत्ति मे कुछ सामूहिक तत्त्व! अचश्य होता 
है, जिसको अभी तक बहुत भुलाया गया है, और वह व्यक्तिगत लाभ 
से अधिक महत्व का हो सकता है। उच्च अर्थशासत्रीय विचारको के सन 
में यह बात घूमने लगी है कि सजदूरी से जो काम कराया जाता है वह 
हलका होता है, आधुनिक कृपि ओर उद्योगों मे जो मजदूर काम करते 
है उन में मनुष्य की शक्ति का भयद्ञर अपव्यय होता है, आराम-तलवों 
की संख्या दिन-दूनी बढ रही है, लोग अपना काम दूसरो के ऊपर 
छीडते जा रहे है, ओर उत्पत्ति-कार्ये मे उत्साह का अ्रभाव अधिकाधिक 
स्पष्ट होता जा रहा है । उनमे से कई विचारक सोचते है कि क्या चे 
गलत रास्ते पर तो नही चले आये ? थे सोचते है कि जिस मलुप्य के 
विपय मे यह कल्पना की गई थी कि वह केवल लाभ कमाने या मजदूरी 
पाने की प्रेरणा से ही काम करता है, ऐसा पतित प्राणी वास्तव मे कही 
है भी या नही । यह सदेह विश्वविद्यालयों मे भी घुस गया है। चह 
कट्टर अर्थशास्त्र की पुस्तकों में भी पाया जाता है । 

परन्तु अब भी बहुत से साम्यवादी सुधारक हे जो प्यक्तितत वेतन 
के पक्षपाती हैं , वे सजदूरी-प्रथा के पुराने दुर्ग की रक्षा कर रहे हैं, 
यद्यपि उस दुर्ग के रक्षक उसका एक-एक पत्थर धीरे-धीरे आक्रमणकारियों 
के सिपुर्द करते जाते है । 

उन्हे भय है कि दबाव के बिना जनता श्रम न करेगी । 

हमारे जीवन-काल से ही यह भय दो बार प्रकट किया जा चुका है। 
'एक बार तो अमेरिका मे नीगो जाति को दासताः से मुक्त करने के पहले 


१८४ रोटी का सबाल , 


विरोधियों ने यही मय ग्रकट किया था । दूसरी बार रूस के रईसी और 
जमीदारो ने हलवाहो की मुक्ति ( फक्षालएशए0ा ० 569) 
से पहले प्रकट किया था। नीझो-मुक्ति का विरोधी कहता था कि “कोडो 
के बिना नीझमी कास न करेगा” | रूखी हलवाहों ( 52।8 ) का स्वामी 
कहता था कि “मालिक की देख-रेख बिना हलवाहे खेतो को जोतना छोड 
देंगे ।” ऋन्स के सरदारों की भी १७८६ मे यही रट थी | यह मध्ययुग 
की रट है और वास्तव में उतनी ही पुरानी चिन्नाहट है जितनी पुरानी 
यह दुनिया है। अत्येक बार जब किसी प्रचलित अन्याय को हटाया जायगा 
तभी यह सुनाई देगी और गत्येक बार वास्तविक परिणाम से यह सिद्ध 
हो जाता है कि यह चिन्नलाहट छूठी थी। १७६२ मे जो किसान स्वतन्त्रता 
पा गए उन्होने अपने पूर्वजों की अपेज्षा बहुत अधिक उत्साह से खेढी की, 
सुक्ति पाने वाला नीझ आजकल अपने पूवेजी से अधिक काम करता है, 
और रूस के कृषक को भी जब से स्वतन्त्रता मिली है तब से वह बडे जोश 
से काम कर रहा है। जहाँ जमीन उसकी है, वही वह ख़ूब जी-तोड मेहनत 
करता है । नीग्रो-दासी की सुक्ति के विरोधी की चिन्नाहट दास-स्वामियों 
को सुल्यवान्‌ हो सकती है; परन्तु दासों के लिए डसका कितना मूल्य है 
यह दास ही जानते है, क्योकि उन्हे उसका आन्तरिक उद्देश्य ज्ञात है। 
इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्रियों ने ही तो हमे यह बताया है कि 
मज़दूरी पानेवाले का काम मन लगाकर नहीं होता, और वही आदमी 
खूब मेहनत से काम करेगा जिसे यह सालूस है कि जितनी, वह मेहनत 
करेगा उतनी ही उसकी सम्पत्ति बढेगी। व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रशंसा के 
'खारे मनत्रों का मूल-सार यही निकाला जा सकता है । 
अर्थशासत्री लोग जब व्यक्तिगत सम्पत्ति के सत्परिणामों की प्रशंसा 
करते है, तो वे बताते है कि जो भूमि पहले अनुत्पादक दलदल और 
पथरीली थी, वह उस समय अच्छी फसलें देने लगती है, जब कृपक उस 
भूमि का स्वामी बनकर खेती करने लग जाता है. परन्तु इससे उनके 
प्रतिपाथ विषय--व्यक्तिगत सम्पत्ति--का समर्थन किसी अकार नहीं 
होता । यह बात सत्य है कि यदि अपनी परिश्रम की कमाई को लूट से 


शंकाए--१ , श्श्र 


बचाना हो तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि श्रम के साधनीं पर अपना 
क़ब्ज़ा हो । जब इस्त बात को अर्थशासत्री लोग स्वयं स्वीकार करते है, तो 
ये यही सिद्ध करते है कि जब मनुष्य स्वाधीनता से कास करता हो, जब 
उसने अपना धन्धा आप पसन्‍द किया हों, जब उसके काम में बाघा 
डालने वाला कोई निरीक्षक न हो; ओर जब वह यह प्रत्यक्ष जानता हो 
कि जो कोई मेहनत करता है उसी को उसका लाभ होता है, आलसियो 
को नहीं होता, तभी वह सब से अधिक उत्पत्ति कर सकता है । उनकी 
ढलीलवाज़ी से इसके अतिरिक्त और कोई नतीजा नहीं निकाला जा 
सकता, ओर यही बात तो हम स्वयं मानते हैं । 

अर्थशासत्री लोग श्रम के साधनों पर सीधा कब्ज़ा कर लेने की बात 
नही कहते; परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से उसका अदर्शन करते है कि किसान 
की फसल का लाभ या जो सुधार वह अपनी ज़मीन पर करेगा, वह सब 
उससे छीने नहीं जायेंगे । इसके अतिरिक्त, यदि अर्थशास्त्रियों को यह सिद्ध 
करना है कि व्यक्तिगत स्वामित्व ही श्रेयस्कर है, अन्य किसी प्रकार का 
कब्जा श्रेयस्फर नही है, तो उन्हें यह दिखाना चाहिए कि पचायती 
स्वामित्व की प्रणाली से भूमि उतनी अच्छी फसले कभी नही देती 
जितनी व्यक्तिगत कउज़े की प्रणाली में देती है। परन्तु इसका उन्होने 
प्रमाण नहीं दिया । वस्तुत अवस्था इसके विपरीत ठेखी गई है । 

चॉड अदेश के किसी पचायती गॉव का उदाहरण लीजिए। शीतकाल 
में गाँव के सब आदमी जंगल में लकडी काटने जाते है और जंगल 
पंचायती है श्रथांत्‌ सबका है । श्रम के इन्ही त्यौहारो से काम के लिए 
सबसे अधिक जोश दिखता है, ओर मनुप्य कितना अधिक काम कर 
सकता हैं इसका प्रदर्शन हो जाता है । मज़दूरी पानेवाले मज़दरों का 
काम या व्यक्तिगत स्वामी के सारे अ्रयत्न उसका मुकाबिला नही कर सकते । 

अथवा रूस के किसी गाँव का उदाहरण लीजिए | सारे गाँववाले 
पचायत के किसी खेत या पंचायती रूप से वोये हुए किसी खेत को 
काटने जाते है, उस वक्त आपको मालूम होता है कि यदि मनुष्य पचायती 
उत्पत्ति के लिए सबके साथ काम करे तो वह कितना उत्पन्न क्र सकता 


# 


१५९६ रोटी का सवाल 


है। आमवासी श्रधिक-से-अधिक हंसिया फैलाकर काटने मे एक-दूसरे से 
अतिस्पर्धा करते है, ओर ख्त्रियाँ उनके पीछे-पीछे बरावर काम करती आती 
है, ताकि वे काटने वालो से बहुत पीछे न रह जायें । वह श्रम का 
त्योहार होता है कुछु घंटों से ही सौ आदमी इतना काम कर डालते 
है कि यदि वे अलग-अलग करते तो कई दिनो मे न होता। मिल कर 
काम करने वाले इन लोगों के सामने अकेला अलग काम करने वाला 
खेत-स्वासी कितना तुच्छु प्रतीत होता है ! 
इस विषय में हम बीसियो उदाहरण अमेरिका के अग्नगामी श्रमिकों 
के या स्वीजरलेड, जर्मनी, रूस के या कुछ फ्रान्स के आमी के दे सकते 
है। रूस मे राज, बढई, नाववाले, मछुए आदि लोगो के दल मिल कर 
कोई काम ले लेते हैं ओर उपज या मज़दूरी आपस मे बॉट लेते है। उन्हे 
बीच वाले लोगो की जरूरत नही पड़ती, ओर उनका काम भी मिल कर 
बहुत शीघ्रता से होता है । ऐसा ही काम मैंने इंग्लेण्ड के जहाज बनने के 
कारखानों में होता हुआ देखा । वहाँ भी मज़दूरी इसी उसूल से (सबको 
इकट्ठी) दी जाती थी । घूमती-फिरती रहने वाली जातियों को बडी-बडी 
शिकारो का भी उल्लेख किया जा सकता है । अनेको व्यक्ति मिल कर 
सामुदायिक रूप से आजकल बहुत से साहस-कार्ये, करते है, वे भी 
उरलेखनीय है । अत्येक उदाहरण मे हम बता सकते है कि मजदूरी से 
काम करने वाले एक व्यक्ति या एक व्यक्तिगत स्वामी के कार्य की अपेक्षा 
मिल कर किया हुआ सामूहिक कार्य बहुत ही अच्छा होता है।, 
सनुप्य को काम करने के लिए सब से बडी ग्रेरक बात जो सदा रही 
है, वह है सुख-प्राप्ति, अर्थात्‌ शारीरिक, कला-सम्बन्धी और नेतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति । मजदूरी पर काम करने वाला व्यक्तिबडी कठिनता 
से भोजन-वस्त्र ही कदाचित्‌ पेदा करता है; परन्तु स्वाधीन काम करने वाला 
व्यक्ति कही अधिक शक्ति से काम करता है और उस की अपेक्षा बहुत, 
अधिक प्रचुरता मे सब सामझ्मी उत्पन्न करता है, क्योंकि वह जानता हे 
कि जितनी ही वह मेहनत करेगा! उतनी ही अधिक सुख-सुविधा उस की 
और दूसरी की बढेगी ? एक तो दरिदता और दुरवस्था में ही फेंसा-सा 


शंकाएँ---२ १६७ 


रहता है, और दूसरा भविष्य में सुख-सुविधा पाने और अपने शोको 
को पूरा करने की ग्राशा रखता है। इसी भेद में सारा रहस्य है ) इस 
लिए जो समाज यह चाहता है कि सब लोग सुख से रहे, सव लोग जीवन 
के सारे विकासो का आनन्द उठा सके, उसे चाहिएकि बह श्रसिको को 
उन की इच्छानुसार काम दे । गुलामी ओर मजदूरी की प्रथा से अभी जो 
कुछ उत्पत्ति हुईं है, उसकी अपेत्ता स्वेच्छापू्वंक किए हुए. काम से बहुत 
अधिक उद्पत्ति होगी और काम भी बहुत अच्छा होगा । 


र्‌ 


आजऊल जीवित रहने के लिए जो श्रम अनिवाय है, उसे गत्येक 
व्यक्ति दूसरे पर लादने का यथाशक्ति श्रयत्न करता है, और लोग समझते 
है कि सदा यही हाल रहेगा। 


मनुष्य-जीवन के लिएु जितना काम अनिवार्य रूप से आवश्यक है, वह 
सब शारीरिक है | हम चाहे कलाकार हो या वैज्ञानिक, परन्तु रोटी, कपडे, 
सडके, जहाज, प्रकाश, अग्नि आदि शारीरिक श्रम से पैदा होने वाली 
वस्तुओं के विना कोई नहीं रह सकता | इसक्रे अतिरिक्त, कितने ही उच्च 
कलामय या सूच्मतम आध्यात्मिक हमारे शोक क्यो न हो, उन सब का 
आधार तो शारीरिक श्रम ही है और जीवन के आधार-रूप इसी श्रम से 
हर एक बचता है । 

हाँ, यह हमारी समझ में थ्रा जाता है क्रि आजकल तो यह अवस्था 
अवश्य होनी चाहिए | 

कारण यह कि आजकल शारीरिक श्रम करने के लिए आपको किसी 
अस्वास्प्यकर कारखाने मे रोज दस या बारद घंटे बन्द रहना पढेगा, और 
उसी कास मे बीस या तीस वर्ष तक, या सम्भव है जीवन भर, बेंधा 
रहना पढेगा। 


आजकल शारीरिक श्रस करने का तात्पय॑ है, नाम-सात्र मजदूरी या 
चेतन मिलना, कल कैसे गुज़ारा होगा, इसका कुछ निश्चय न होना, काम 
के बिना चेकार बठें रहना, श्राय मुहताज रहना, और अपने ओर अपने बच्चो 


१६० रोटी का सवाल 


कहता है कि “ख़र्चा हमे बहुत थोड़ा पडता है। जो ख्त्रियाँ कोई विशेष- 
धन्धा नही जानती वे सस्ती मिल जाती है। फिर हमे मशीन की क्या 
ज़रूरत है ? जब ये काम न कर सकेगी, तो इनके बजाय दूसरी खियो को 
काम पर लगा लेंगे | सडकों पर इृ5नी तो मारी-मारी फिरती है !” 

आपको किसी बडे मकान की सीढियो पर जाडे की रात्रि मे नंगे पॉव 
सीता हुआ कोई बालक मिलेगा। उसके बगल मे अख़बारों का बण्डल 
दबा होगा ।...बच्चों की मज़दूरी इतनी सस्ती पडती है कि रोज़ शाम को 
आठ आने के अख़बार बेचने के लिए कोई भी लडका रक्‍खा जा सकता 
है, जिसमे से आना, आध आना उस लडके को मिल जायगा । बडे-बडे 
शहरों मे आप निरंतर देखें कि बडे-बडे और तगडे-तगडे आदमी तो 
सडको पर घूम रहे है ओर महीनो से बेकार है, और उनकी लडकिया 
कारख़ानों की गरम भाष मे काम करके पीली पड गईं है, उनके लडके 
हाथ से काला पालिश डब्बो में भर रहे हैं, या जिस उम्र मे उन्हे कोई काम 
सीखना चाहिए उसी उम्र में शाक बेचने वाले की डलिया उठाते-फिरते 
है और अठारह या बीस साल की उम्र मे नियमित बेकार बन जाते है । 

सेनफ्रान्सिस्को से लेकर मास्फो' तक और नेपल्स से लेकर स्टकहोम 
तक यही दशा है । मनुष्य-शक्ति का अपव्यय ही हमारे उद्योग-धन्धो 
की मुख्य विशेषता है | व्यापार का तो कहना ही क्या, जिसमे यह 
अपव्यय और भी भारी हो जाता है । 

जो शाख मज़दूरी या वेतन-प्रथा से होने वाली मलुप्य-शक्ति के 
अपध्यय का शाख है, उसको राजनैतिक मितव्ययिता-शाख्र (+20॥0092ै 
7.0070079) नाम देना कितना उल्टा है ! 

इतना ही नहीं । यदि आप किसी सुव्यवस्थित कारखाने के संचालक 
से बात करें तो वह आपको बडी सच्चाई के साथ बतायगा कि आजकल 
होशियार, फुर्तोले, और मन लगाकर काम करनेवाले आदमी नहीं मिलते) 
“अस्येक सोमवार को काम चाहनेवाले बीस-तीस आदमी हमारे पास आते 
है। यदि ऐसा कोई आदमी आये तो हम अपने और आदमियों को घट 
कर भी उसे रख ले । ऐसे आदमी को हम देखेंते ही पहचान लेते है, 


१६० रोटी का सवाल 


कहता है कि “खर्चा हमे बहुत थोडा पडता है। जो खिय्योँ कोई विशेष 
धन्धा नही जानती वे सस्ती मिल जाती है। फिर हमे मशीन की क्या 

ज़रूरत है ? जब ये काम न कर सकेगी, तो इनके बजाय दूसरी खियो को" 
काम पर लगा लेंगे । सडकों पर इ८नी तो मारी-सारी फिरती है !”? 

आपको किसी बडे मकान की सीढ़ियों पर जाडे की रात्रि में नंगे पॉच 
सोता हुआ कोई बालक मिलेगा । उसके बगल में अखबारों का बण्डल 
दबा होगा । ..बच्चो की मज़दूरी इतनी सस्ती पडती है कि रोज़ शाम को 
आठ आने के अखबार बेचने के लिए कोई भी लडका रक्‍्खा जा सकता 
है, जिसमे से आना, आध आना उस लडके को मिल जायगा। बडे-बडे 
शहरों मे आप निरंतर देखें कि बडे-बडे और तगडे-तगडे आदसी तो 
सडको पर घूम रहे हैं ओर महीनो से बेकार है, ओर उनकी लडकियों 
कारखानो की गरम भाष मे काम करके पीली पड गई है, उनके लडके 
हाथ से काला पालिश डब्बो में भर रहे है, या जिस उम्र मे उन्हे कोई काम 
सीखना चाहिए उसी उम्र मे शाक बेचने वाले की डलिया उठाते-फिरते 
हे और अठारह या बीस साल की उम्र से नियमित बेकार बन जाते है । 

सेनफ्रान्सिस्को से लेकर मास्क्रो तक और नेपल्स से लेकर स्टाकहोम 
तक थही दशा है। मनुष्य-शक्ति का अपव्यय ही हमारे उद्योग-घन्धो 
की मुख्य विशेषता है । व्यापार का तो कहना ही क्‍या, जिसमे यह 
अपव्यय और भी भारी हो जाता है । 

जो शास्त्र मज़दूरी या वेतन-प्रथा से होने बाली मनुष्य-शक्ति के 
अपच्यय का शाख है, उसको राजनैतिक मितव्ययिता-शाख (20॥68) 
[700०7०77ए) नाम देना कितना उल्य है ! 

इतना ही नहीं । यदि आप किसी सुव्यवस्थित कारख़ाने के संचालक 
से बास करे तो वह आपको बडी सच्चाई के साथ बतायगा कि आजकल 
होशियार, फुर्तोले, और मन लगाकर काम करनेवाले आठमी नहीं मिलते। 
“प्रत्येक सोमवार को काम चाहनेवाले बीस-तीस आठमी हमारे पास आते 
है। यदि ऐसा कोई आदमी आये तो हम अपने ओर आदमियों को घटा 
कर भी उसे रख ले | ऐसे आदमी को हम देखेते ही पहचान लेते हैं, 


शंकाए---२ श६१ 


ओर रख लेते है, चाहे हमे किसी सुस्त पुराने आदमी की निकालना ही 
पड़े ।” जो आदसी इस प्रकार निकाला जाता है और जो दूसरे दिन 
निकाले जायैंगे, वे सब बेकार श्रमिक हो जाते है । यही पूँजी-पतियो की 
रक्तित सेना है। जब काम बढ़ जाता है या हडतालियों को दबाना होता 
है तब ये ही बेकार श्रमिक कारख़ानो मे काम पर ॒ लगा लिये जाते हैं। 
और जो श्रमिक साधारण प्रकार का काम करनेवाले हैं, जिन्हे काम कम 
होते ही प्रथम श्रेणी के कारख़ाने हटा देते है---उनका क्या होता है ? वे 
बूढों की ओर मन लगा कर काम न करने वाले श्रमिको की भारी सेना सें 
सम्मिलित हो जाते हैं । वे उन द्वितीय श्रेणी के कारख़नो मे चक्कर 
काटते रहते हैं, जिनका ख़र्चा मुश्किल से निकलता है, जो ख़रीद॒दारों को 
चाल और धोखे में फंसा कर दुनिया मे जीवित रहते है, और विशेषत्, 
दूर देशो के ख़रीददारों को ही अपना माल टिकाते है । 

यदि आप ख़ुद उन श्रमिकों से ही मिले और बातचीत करें तो 
आपको मालूम होगा कि इन कारख़ानों से खूब काम न करना ही 
नियम है । जब कोई आदमी ऐसे कारख़ाने मे काम करने जाता है तो 
सब से पहला उपदेश जो उसे साथी श्रमिकों से मिलता है, वह हे-- 
“जितना दाम, उतना काम 

कारण यह है कि कास करनेवाले जानते है कि अगर उदारता से 
आकर ओर मालिक की प्रार्थनाओ पर ध्यान देकर वे किसी आवश्यक 
झआडेर को पूरा करने के लिए तेजी से ज़्यादा काम कर देंगे तो भविष्य में 
सजदूरी की दर से उनसे उतना ही ज्यादा काम लिया जायगा। इसलिए 
सब कारख़ानों मे वे जितनी उत्पत्ति कर सकते है, उतनी करते नहीं। 
कई उद्योग-धन्धो मे साले ही कम सैयार किया जाता है ताकि माल सस्ता 
न हो जाय, और कभी-कभी मजदूर परस्पर साँकेतिक शब्दों में कह देते 
है-. “थोडा दाम, थोडा कास ।” 

मज़दूरी का काम गुलासी का कास है। सज़दूरी-प्रथा से न तो पूरी 
उत्पत्ति हो सकती है ओर न होनी ही चाहिए। अब समय हो या है कि 
११ 


श्र रोटी का सवाल 


“उत्पत्ति-कार्य के लिए मज़दूरी-प्रथा ही सबसे अच्छी प्रेरक है इस सिद्धांत 
में चिश्वास करना ही लोग छोड दे । हमारे दादाओ के समय से आज 
उद्योग-धंधो मे जो सौपुनी आमदनी हो गई है, उसका कारण मज़दूरों 
से काम लेनेवाला पूँजीवादी संगठन नहीं है ( इस संगठन ने तो उलठा 
परिणाम दिया है ), किन्तु पिछली शतावदी के अन्त में होने वाली 
भौतिक विज्ञान और रसायन-विज्ञान की उन्नति है । 


ह रे 

जिन्होंने इस प्रश्न का गसभीर अध्ययन किया है, वे साम्यवाद के 
लाभो को अस्वीकार नही करते, शर्त यही है कि वह साम्यवाद पूर्ण स्वतंत्र 
अर्थात्‌ अराजक साम्यवाद हो । वे यह मानते हैं कि यदि बदले से रुपया 
दिया जायगा, भले ही उसका नाम 'लेबर-चेक' (मज़दूरी की हुण्डी) हो, 
और राज्य द्वारा नियंत्रित श्रमिक संधो को दिया जाय, तो भी यह 
मज़दूरी-प्रथा का ही रूप होगा और हानियाँ भी वही रहेगी । चाहे समाज 
के हाथ मे उत्पत्ति के साधन आ जायें, फिर भी उनका मत है कि सारी 
समाज-रचना को उससे कष्ट उठाना पडेगा | और थे यह मानते हैं कि 
जब सब बालको को पूर्ण और “समाज के लिए जितनी आवश्यक है 
उतनी सब! शिक्षा दी जायगी, जब सभ्य ससानी का स्वभाव श्रम करने 
का हो जायगा, जब लोगों को अपने घंघे पसन्द करने ओर बदलने की 
स्वतन्त्रता होगी, और जब सब के सुख के लिए बराबरी से काम करना 
सब को आकर्षक होगा, तब साम्यवादी समाज मे ऐसे उत्पादकों की 
कमी न होगी जो भूमि की उपज अठगुनी अथवा दसगुनी बढ़ा देगे, 
या जो उद्योग-घंधो की एक नवीन गति देंगे । 

हमारे विरोधी इसको तो मानते हैं, परन्तु वे कहते हैं कि--- भय 
तो उन थोडे-से काहिलो से होगा जो काम नही करेंगे, द अपनी आदर्तों 
को नियमित बनायेंगे, भले ही कास करने की परिस्थिति कितनी हीं सुन्दर 
हो जाय । आज भूखो मरने की आशंका काम न करने वाले से भी दूसरों 
के साथ काम करा लेती है । जो समय पर काम करने नहीं श्राता वह 


६. 


शंकाएँ-....३ ५६३ 


है] 


निकाल दिया जाता है। परन्तु एक मछली ही सारे तालाब को गंदा कर 
देती है | ठो-तीन सुस्त या उद्ण्ड श्रमिक दूसरों को भी बिगाड ढेगे, और 
कारखाने में अव्यवस्था और विद्रोह की प्रचृत्ति फेला देंगे, जिससे काम 
न हो सकेगा। पलत. अन्त में हमे बल-प्रयोग का कोई तरीका 
निकालना पडेगा, जिससे ऐसे सरगना आदसियों को ठीक किया जा सके | 
ओर फिर, जो जितना काम करे उसको उतनी ही मसज़दूरी या वेतन 
मिले । यह मज़दूरी की प्रणाली ही एक ऐसी प्रणाली है जिससे दबाव 
भी पड सकता है श्रीर साथ ही काम करने वाले को स्वतन्त्रता की 
भावनाओं पर भी आधात नही पहुँचता | यदि कोई दूसरा डपाय काम 
में लाया जायगा, तो उसमे सत्ता के हस्तक्षेप को निरन्तर आवश्यकता 
रहेगी ओर चह स्वतन्त्र मनुष्य को पसन्द नहीं हैं ।”” हम समभते हैं कि 
शंका हमारे द्वारा अच्छे प्रकार से रवखी गई है । 

पहली बात तो यह है कि जिन दलीलो से राप्य, दश्ट-कानून, 
जज और जेलर का होना उचित बताया जाता है, यह शका भी उन्ही 
दलीलों की श्रेणी की है । 

राज्यसत्तावादी लोग कहते है कि “समाज मे थोडे लोग तो ऐसे 
होते ही है जो सामाजिक सहयोग की रीतियो को नही मानते | इसलिए 
हमें मजिस्ट्रेट, कचहरियों ओर फारागारों को रखना पडेगा, यद्यपि इन 
संस्थाओं से सब प्रकार की अन्य बुराहयों पेदा हो जाती है ।”* 

इसलिए हम भी अपना वही उत्तर दुहरा देते है जो हमने सत्तामात्र 
के सम्बन्ध में कई बार दिया है---“एक भावी दोप को मिटाने के लिए 
आप ऐसे उपाय करते है, जो स्वयं उससे भी बडे दोप है। इन उपायों 
से वही दोप पंदा होते हैं जिन्हे आप मिटाना चाहते है । आपको स्मरण 
रखना चाहिए कि जिस वतेमान पूंजीवादी अवस्था की हानियों को आप 
मानने लगे हैं वह सजदूरी-प्रथा से (अर्थात्‌ बिना पूजीपति की भज़दूरी 
क्यि जोवन-निर्चाह न कर सकने के कारण) पेदा हुई है।” इसके 
अ्रतिरिक्त इस प्रकार के तक से वर्तमान अणाली के दोषो का ही छुल-पूर्वक 
स्मथन हो जांता है। मज़दूरी या वेतन वी पथा साभ्यवाद की चुरियों 


६६४ रोटी का सवाल 


को दूर करने के लिये कायम नहीं की गईं थी, उसका जन्म तो राज्यसत्ता 
और व्यक्तिगत स्वासित्व के जैसे अन्य कारणों से ही हुआ था। प्राचीन 
काल में जहाँ गुलामो और हालियो (527/5 ) से बलपूर्वक काम लिया 
जाता था, वही से मज़दूरी-प्रथा का भी जन्म हुआ है, केवल इसका चेष 
आधुनिक है । अतः जिस ग्कार व्यक्तिगत सम्पत्ति और राज्य के पक्त में 
दी हुईं दलीले निःसार है उसी प्रकार मजदूरी-प्रथा के समर्थन में दी 
हुईं दलीले भी मूल्यहीन है । 

फिर भी हम शंका पर विवेचन करेंगे और देखेंगे कि उसमे कुछ 
तथ्य भी है या नहों । 


सर्वप्रथम यदि स्वेच्छा-अ्रम के सिद्धान्त पर स्थापित हुए समाज से 
अकम्मंण्यो का ख़तरा वस्तुत. ही होगा, तो आजकल के-से सत्तावादी 
संगठन के बिना और मज़दूरी-प्रथा को चलाये बिना भी वह दूर हो सकेगा। 

उदाहरण लीजिए कि कुछ स्वयं-रोवक किसी कार्य-विशेष के लिये 
अपना एक संघ बनाते है | वे हृदय से चाहते हैं कि उन्हें अपने कार्य से 
सफलता मिले, और दिल लगा कर काम करते है । केवल एक साथी ऐसा 
है जो अपने काम से ग्रायः ग़ेरहाजिर रहता है। श्रब इरा कारण क्या 
उन लोगो को उचित होगा कि वे अपने संघ को तोड दे, जुर्माना करने 
वाला एक अध्यक्ष चुन ले, और सज़ाएँ देने के लिये एक कानून बना 
डाले ? परन्तु इनमे से एक बात भी नहीं की जायगी । काम बिगाडने 
वाले उस साथी से एक दिन कह दिया जायगा कि “मिन्न ' हम लोग 
तो तुम्हारे साथ कास करना चाहते है, परन्तु तुस प्रायः ग़ेरहाज़िर रहते 
हो, और अपना कास लापरवाही से करते हो । इसलिए तुम हमारे 
साथ काम नहीं कर सकते | ठुम और कही चले जाओ और ऐसे साथी 
ढूंढ लो जिन्हे तुम्हारी लापरवाही पसन्द हो | 

यह मार्ग इतना स्वाभाविक है कि आजकल भी सब जगह, सब 
उद्योग-धधो में, यही काम आता है | इसके सुक्काबिले से जुर्माना करने, 
तनख्वाह काटने, और कडी निगरानी करने आदि के तरीके सब असफल 
रहते है। एक आदमी निश्चित समय पर कारख़ाने मे काम करने आता 


शंकाएँ-.३ १६५ 


है, परन्तु यदि वह अपना काम विगाडता है, या अपनी सुस्ती से दूलरो 
के काम को अटकाता है, या उसमे कोई दोष होता है, या वह रूराडालू 
होता है, तो उसे कारखाना छोडना पडता है, और मामला ख़त्म हो 
जाता है । 

सत्तावादी समझते है कि सर्व-शक्तिसान्‌ मार्क और उसके 
निरीक्षको के कारण ही नियस-पालन ओर अच्छा काम होता है। परन्तु 
चास्तविक दात यह है कि प्रत्येक जटिल कार्य मे, जहाँ तेयार होने से 
पहले चीज कई हाथो मे से गुज़रती है वहां चह कारखाना ही, अर्थात्‌ 
चहॉँ के सारे श्रमिक ही सिल कर, इस बात का ध्यान रखते है कि 
काम अच्छा हो । इस कारण इग्लेण्ड के अच्छे-अच्छे व्यक्तिगत कारखानो 
में निरीक्षक कम होते है । फ्रास के कारखानो की औसत से तो बहुत कम, 
ओर इज्जलेण्ड के राजकीय कारखानो से भी कम होते है । 

इसी प्रकार सार्वजनिक नैतिक-सर्यादा भी एक खास हद तक कायम 
रहती है। रूत्ताचादी कहते हैं कि इस नेतिक-सर्यादा की रंक्ा सिपाहियों, 
जजो ओर पुलिस बालो के कारण होती है, पर वास्तव में वह उनके 
कारण नही होती । किसी ने यह वात बहुत पहले कही थी कि “बहुत 
से कानून है ही ऐसे जिनसे लोग अपराधी वन जाते है ।” 

ओद्योगिक कारख़ानों मे ही इस तरह कास नही चलता, बिक हर 
जगह और हर रोज इसी तरह काम चलता है, और इतने बडे पैगाने पर 
चलता है कि किताबी लोग उसका अनुसान भी नही कर सकते । जब कोई 
ऐसी रलवें-कंपनी, जिसका दूसरी कम्पनियों से संगठन है, अपने इकरार 
पूरे नहीं कर सकती, अपनी गाडियो समय पर नही चलाती और माल 
स्टेशनों पर पडा रहने देती है, तो दूसरी कम्पनियाँ अपना इकरारनामा 
ससूख करने की धमकी देती है । चह धसकी ही काफी हो जाती है । 

साधारणत. यह विश्वास किया जाता है और कम-से-कम सरकारी 
स्कूलों मे तो यह सिखाया ही जाता है कि व्यापारी खोग अपने इकरारों 
को इसलिए निभाते हैं कि उनको अदालतो का भय रहता है । परन्तु 
शेसा नही है। दस उदाहरणों में नो ऐसे होते हैं जिनमें इकरार तोडने 


१६६ रोटी का सवाल 


वाला व्यापारी अदालत के सासने पेश ही नही होता । लन्दन जैसे केन्द्र मे 
जहों व्यापार बडी तेज़ी से चलता है, यदि कोई व्यक्ति अपना देना स्वयं 
नही चुकाता और लेनदार को अदालत की शरण लेनी पढती है, तो वहाँ 
के अधिकॉश व्यापारी हमेशा के लिए उस व्यक्ति से अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लेते है, क्योकि उसने अदालत मे जाने का मौका दिया । 

जब यह उपाय कारख़ाने के श्रमिकों मे, व्यापार करने चालो मे और 
रेलवे-कम्पनियो मे आजकल कास मे लाया जाता है, तो इस समाज मे 
भी क्यो न कास में लाया जायगा जिसका आधार स्वेच्छा-श्रम होगा ? 

समान लीजिए कि एक ऐसा संगठन है जिसमें यह तय हुआ कि. 
प्रत्येक सदस्य को निम्नलिखित इकरार पूरा करना पडेगा--- 

“हम वादा करते है कि हम तुम्हे अपने मकानों, सडको, आवागमन 
के था माल लाने लेजाने के साधनो, स्कूलों, अजायबधरोीं आदि से काम 
लेने देगे । शर्त यह है कि तुम बीस से लेकर पेतीस-पचास वर्ष की 
उम्र तक रोज़ चार या पांच घंटे का समय ऐसे काम से लगा दो जो जीवन 
के लिए आवश्यक माना जाय । जिस उत्पत्ति-संघ मे तुस सम्मिलित 
होना चाहो उसमे अपनी पसन्द से सम्मिलित हो सकोगे, अथवा नया 
संघ भी संगठित कर सकोगे, बशतें कि उसमे आवश्येक वस्तुओ की 
उत्पत्ति हो । जो समय तुम्हारे पास शेष रहे, उसमे तुर अपनी रुचि के 
अनुसार कला या विज्ञान मे अपने मनोरंजन के लिए दूसरे लोगो के 
साथ सहयोग कर सकते हो । 

“हस तुमसे केवल इतना ही चाहते है कि तुम अन्न, वख और 
मकानात पेंदा करने या बनाने वाले संघो मे काम करने के लिए, या 
सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक गाडियों के विभागों मे काम करने के 
लिए, या इसी प्रकार के दूसरे आवश्यक कार्य के लिए वर्ष से अपने बारह 
सौ या पंद्रह सौ घंटे देदो । इस काम के बदले मे हस विश्वास दिलाते है 
कि जो कुछ ये संघ उत्पन्न करते है या करेगे, वह सबतुस्हे सुफ्त मिलेगा। 
हमारे संगठन मे हज़ारों उत्पत्ति-संघ होगे ओर यदि उनमे से कोई पुक 
संघ भी किसी कारण से तुम्हे न रख सकेगा---तुम उपयोगी वस्तु उत्पन्न 


शकाएँ-...५ १६७ 


करने में विलकुल अयोग्य होगे या इनकार करोगे--तो तुम वहिप्कृत 
व्यक्ति या अपाहिज की तरह रहोगे । यदि हमारे पास जीवनोपयोगी 
सामभ्री इतनी होगी कि हम तुम्हें दे सकेंगे तो हम खुशी से दे देगे | तुम 
मनुप्य हो, इसलिए जीवित रहना तुम्हारा अधिकार है। परन्तु तुम विशेष 
दशा में रहना चाहते हो और अलग होना चाहते हो तो यह अधिक 
सम्भव है कि तुम्हें अन्य नागरिकों से व्यवहार करने मे रोज़ कष्ट उठाना 
पडे । यदि तुम्हें विद्वान समझ कर, दया करके कोई मित्न तुम्हारा 
आवश्यक कार्य न कर देगा और वह तुम्हे समाज के प्रति नेतिक कर्तव्य 
से मुक्त कर न देगा, तो तुम मध्यसवर्गी समाज के भगनावशेष समझे 
जाओगे । 

“अन्त से, यदि तुम्हे यह पसन्‍्द्र नहीं आता, तो तुम इस विस्तृत॑ 
भूमण्डल पर कही भी अन्यन्र चले जाओ, जहा की परिस्थिति तुम्हे 
पसन्द आये । या अपने भक्त ढूंढ कर, नये सिद्धान्तों पर, नया संगठन 
करो । हमें तो अपना संगठन पसन्द है ।”” 

साम्यवादी समाज मे, यदि काहिलो की संख्या बढ जायगी तो 
उनको निकालने के लिए यही उपाय किया जायगा । 


छे 


हमारा ख़याल है कि जिस समाज से व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता 
होगी उसमें इस अकार की सभावना का भय शायद न रहे | 

यद्यपि सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व से अकर्मण्य लोग बडे लाभ 
में है, फिर भी वास्तव में नितान्त अकर्मण्य व्यक्ति तो, बीमारो को छोड 
कर, बहुत कम दिखाई देते है । 

श्रमिक लोग प्रायः कहते है कि मध्यसवर्गी लोग अकर्मण्य है। ऐसे 
लोग भी अवश्य काफी तादाद में है, फिर भी अपवाद-स्वरूप ही हैं । 
बल्कि प्रत्येक ओद्योगिक कार्य से आप अवश्य एक-दो मध्यसवर्गी ज्यक्तियो 
को देखेंगे जो बहुत काम करते है । यह तो सत्य है कि अधिकाँश सध्यसवर्गी 
लोग अपने विशेषाधिकारों से लाभ उठाते हैं | वे अपने लिए बहुत कस 


श्द्द्८ रोटी का सवाल 


अरुचिकर कार्य पसन्द करते है, स्वास्थकर वायु और स्वास्थ्यकर भोजन पा 
कर काम करते हैं, ताकि बिना थकावट उठाये अपना कार्य कर सकें। 
परन्तु यही सारी जात तो हम अपने हर एक अ्रसिक के लिए चाहते है। 

यद्यपि अपनी ऊँची विशेष स्थिति के कारण घनाढ्य लोग समाज 
मे बिलकुल अनुपयोगी, या हानिकर कार्य भी करते है, फिर भी कहा जा 
सकता है कि राज्य-मन्त्री, महकमो के अध्यक्ष, कारख़ानो के स्वामी, व्यापारी, 
साहूकार, आदि लोग रोज कई घण्टे काम करते है। इसमे उन्हे कुछ-न- 
कुछ थकावट भी मालूम पडती ही है, और अपने कर्त॑व्य-कार्य से छुटकर 
फुरसत का समय पाना उन्हे भी अच्छा लगता है| यद्यपि दस भे से नो 
कार्य तो इनमे हानिकर है, फिर भी वे सब है थकाने वाले ही । परन्तु इतना 
अधिक काम करके, भले ही (ज्ञात या अज्ञात रूप से) वह काम हानिकर 
ही हो, ओर अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करके ही तो मध्यमवर्ग के 
लोगो ने ज्ञमीन के मालिक जागीरदारों को पराजित कर पाया है, ओर 
जनता पर शासन किया है और कर रहे है। यदि वे अकर्मण्य होते तो 
उनका अस्तित्व भी कभी का मिट गया होता ॥ थे सरदारो के वर्ग की 
तरह मिट गये होते । जिस, समाज में रुचिकर ओर स्वास्थकर काम रोज 
चार या पाँच घंटे लिया जायगा, उस समाज में मध्यमवर्ग के यही लोग 
बडी अच्छी तरह काम करेंगे, ओर जिस भयंकर परिस्थिति मे आजकल 
मनुष्य अ्रस करते है उसका सुधार किये बिना वे उसको सहन न करेंगे । 
यदि लन्‍्दन की जमीन की भीतर की मोरियों मे हक्सले जैसा वैज्ञानिक 
पॉच-छुः घण्टे का समय भी बिताये तो विश्वास रखिए कि वह उन 
मोरियो को चैसे ही आरोग्य-सिद्धान्तो के अनुकुल बनाने के उपाय निकाल 
लेगा, जैसी उसकी शरीर-रचना-शाखत्र की अ्योगशाला थी। 

अधिकॉश श्रमिकों को आलसी ऋहना तो केवल बुद्ध, अर्थशाख्त्रियों 
का काम है । 

यदि आप किसी चतुर कारखानेदार से पूछें तो वह आपको बतायगा 
कि थदि असिक लोग सुस्ती करने का विचार मनमे धार ले तो सारे 
कारखाने बन्द कर देने पडे । फिर तो कितनी भी सख्ती की जाय और 


शकाएँ-.४ १६६ 


कितना ही निरीक्षण रक्खा जाय, सब व्यर्थ होगा । आपने देखा होगा कि 
सन्‌ १८८७ में जब कुछ आस्दोलन-कारियो ने 'धोडा दास, थोडा काम, 
के उसूल का प्रचार करना शुरू किया था, और यह सिखाना छझुरू किया 
था कि 'मन लगा कर काम सत करो, ताकत से ज्यादा काम मत करो, 
ओर जितना बने उदना नुकसान करों, उस समय इंग्लेण्ड के कारखानेदारो 
में कितना आतड्ढड छा गया था। जो लोग एक दिन पहले श्रमिकों को 
नीति-भ्र. कहते और उनके काम को बुरा बताया करते थे, वे ही फिर 
यह चिह्लाने लगे कि “ये आन्ढोलनकारी श्रसिकों को नीति-अष्ट कहते 
है और हमारे उद्योग-घन्धो को नष्ट कर डालना चाहते है ।” परन्तु यदि 
श्रमिक लोग खुद ही सुस्त या आलसी होते, और केवल कःम से निकाल 
दिये जाने की धमकी से काम करते होते, तो जेसा कि उनके विषय से 
कहा जाता है, 'नीति-भ्रष्ट कहते है” का क्या मतलब था ? 
इसलिए जब हम कहते है कि समाज से आलसी लोग भी हो सकते 
है, तो समझ रखना चाहिए कि यह सवाल अल्प-सख्यक आदमियों के 
सम्बन्ध मे है। इस अल्प-संख्या के लिए कोई भी कानून बनाने से पहले यह 
बुद्धिमत्ता होगी कि हम इनके आलस्य के कारण का अध्ययन कर ले । विवेक- 
इष्टि से देखने वाला व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि जो लडका स्कूल में 
सुस्त कहा जाता है, उसका कारण यह है कि उसको बुरे ढंग से पढाया जाता है, 
और इसीलिए वह विपय को समझता नहीं । कभी-कभी सम्भवत लडके 
के मस्तिप्क से खून की कसी का रोग हो, जो दरिद्रता या अस्वास्थ्यकर 
शिक्षा के कारण होता है । जो लडका संस्कृत या लेटिन के विषय में 
सुस्त होता है वह साइन्स मे खूब चल निकलता है, विशेषकर जब उसे 
शारीरिक कास की सहायता से पढाया जाय । जो लडकी गणित विपय में 
सुस्त होती है, उसे जब अकस्मात्‌ कोई ऐसा सममभाने वाला मिल जाता 
है, जो उसे गणित के उन मूल सिद्धान्तो को समझाता है जो उसकी समरू 
मे नहीं आये थे, तब वह अपने दर्ज की सब से तेज्ञ गणितज्ञ बन जाती 
है । एक श्रमिक, जो कारखाने मे सुस्त रहता है, बडे सबेरे उदय होते हुए 
सूर्य को देखता जाता है ओर अपने बगीचे में मेहनत से काम करता है, 


१७० रोटी का सवाल 


और रात्रि मे जब सारी प्रकृति विश्राम करती है तब फिर काम करने 
लगता है । | 
किसी ने कह। है कि जो चीज़ अपने नियत स्थान पर नही होती उसी 
का नाम कचरा है । जो लोग सुस्त कहलाते है उनसे से दस मे से नौ 
सलुष्यो की भी परिभाषा है। ये लोग भूलकर ऐसे रास्ते लग गए है जो 
उनके स्वभाव या योग्यता के अनुकूल नहीं है। महान्‌ पुरुषों के 
जीवन-चरिन्र पढते समय हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि उनमे से 
बहुतेरे सुस्त थे । वे तब-तक सुस्त रहे जब-तक उन्हे ठीक रास्तः नही 
मिला, और ठीक रास्ता सिलने पर घोर परिश्रमी बन गये । डारविन, 
स्टीफनसन आदि कई ( आविष्कारक ) लोग आलसियो की इसी श्रेणी 
के थे । 

बहुधा सुस्त आदमी वही होता है जिसे यह पसन्द नहीं है कि वह 
जीवन भर पिन का अठारहवॉ भाग या घडी का सौचों भाग ही बनाता रहे, 
और जो यह अनुभव करता है कि वह दूसरे ही किसी काम को बहुत 
अधिक शक्ति से कर सकेगा | वह यह नहीं चाहता कि वह तो जीवन भर 
किसी कारख़ाने मे सज़दूरी करता रहे, और उसका मालिक उसके कारण 
हजारों प्रकार के आनन्द उठाए। वह इतना भूख भी नहीं हे कि इस 
अन्याय को न समझता हो, पर वह जानता है कि उसका कुसूर इतना 
ही है कि उसने एक महल मे जन्म न लेकर एक गरीत्र की कुटिया मे 
जन्म लिया है। ऐसा आदमी भी आ्राय. सुस्त होता है। 

अन्तत, आलसियो की बहुत बडी संख्या तो इस कारण आलसी है 
कि जिस काम से थे. पेट पालते है उसको पूर्णतः नही जानते । वे देखते 
है कि उनके हाथ से जो चीज़ बनती है वह त्रुटिपूर्ण ही बनती है या 
अच्छी नही बनती । वे अच्छी बनाने का अयत्न भी करते है, पर बना नही 
पाते । वे समझने लगते है कि जिस बुरे ढंग से उन्हें काम करने की 
आदत है उसके कारण वे कभी सफल नहीं हो सकते | तब अपने काम 
से वे घणा करने लगते है । उन्हे दूसरा काम आता नही, इसकारण सभी 
कामो से धणा करने लगते है । हजारो कारीगर और हजारो कलाकार 


शकाएँ--...४ १७९१ 


जो असफल निकलते हैं, इसी कारण असफल होते है । 

परन्तु जिसने छोटी उम्र से ही बाजे को अच्छी तरह बजाना सीखा 
है, जिस सूर्तिकार ने छोटी अवस्था से ही अच्छी तरह मूर्ति गढहना सीखा 
है, जिस नक्काशी की कला जानने वाले ने बचपन से ही अच्छी तरह 
नक्काशी का काम सीखा है और जिसे विश्वास है कि वह जो काम 
करता है वह सुन्दर होता है, वह व्यक्ति अपने घन्धो को कभी नही 
छोडेगा । उसको अपने काम मे आनन्द मिलता है ओर उस काम से 
चह थकता नहीं, जबतक कि वह बहुत ही अधिक काम न कर ले । 

आलस्य या सुस्ती, इस एक नाम मे अनेको भिन्न-भिन्न कारण 
सम्मिलित है। प्रत्येक कारण समाज के लिए हानिकारक नही, बल्कि 
उपयोगी हो सकता है । जिस ग्रकार अपराधों के अनेकों भिन्न-भिन्न कारण 
होते है, उसी प्रकार इस सुसती के विषय मे भी ऐसे-ऐसे कारणो का 
संग्रह किया गया है, जो एक दूसरे से बिलकुल भिन्न है । लोग सुस्ती या 
अपराध के विपय मे बाते करते है, पर इनके कारणों का विश्लेषण करने 
का कष्ट नही उठाते | वे जल्दी से इन दोपषो के लिए दण्ड देदेते है और 
यह जाच नहीं करते कि दण्ड ही तो कही 'सुस्ती' या अपराध” बढ़ाने 
वाला नही है ।“ 

इस कारण यदि किसी स्वाधीन समाज मे आलसियो की सख्या 
बढ़ने लगेगी, तो वह समाज दण्ड देने के पहले आलस्य का कारण 
दूंढेगा, ताकि वह कारण हटाया जाय । जैसा कि पहले उदाहरण दिया 
गया है, यदि न पढ़ने वाला बालक इसलिए सुस्त है कि उसे पाण्डु या 
रक्तन्यूनता का रोग है, तो उस बालक के दिमाग मे साइन्स दस कर 
भरने की आवश्यकता नही है | उसके शरीर को इस प्रकार पोषित कीजिए 
कि उसमे रक्त ओर शक्ति उत्पन्न हो । उसे देहात मे या, समुद्गततट पर 
ले जाइए ताकि उसका समय भी व्यर्थ नष्ट न होने पावे । वहाँ डसे 


+ लन्दन मे १८८७ की छपी हुईं मेरी पुस्तक “7 रिप्रछ्छाधा 
शत 7फटाए। [245079' देखिये । 


१७२ रोटी का सवाल 


किताबों से नही, परन्तु अक्ृति द्वारा ही पढ़ाहए | एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक नाप कर या किसी पेड की ऊँचाई नाप कर रेखागणरित 
सिखाइए, फूल तोडते समय या ससुद्र में मछली पकडते समय प्रकृतति- 
विज्ञान सिखाइए, ओर जिस नाव से बैठ कर वह ससुद्ध में जायगा उस 
नाव को बनाते समय भोतिक विज्ञान सिखाइए । परन्तु दया करके उसके 
दिमाग से साहित्यिक वाक्य ओर झत भाषाओं को सत दँसिए । उसको 
आलसी मत बनाइए | 

अथवा एक ऐसा बालक है, जिसमे व कोई व्यवस्था है, न उसकी 
आदते नियमित है। दालक पहले तो अपने बीच मे ही व्यवस्था की आदत 
डाले, फिर प्रयोगशाला और कारखाने से सीखें | थोड़ी जगह मे जो काम 
किया जायगा, और जहा बहुत से ओजार इधर-उधर बिखरे हुए होगे, 
वहाँ यदि एक बुद्धिमान शिक्षक भी बतानेवाला होगा, तो बच्चे काम करते 
हुए ही व्यवस्था सीख जायेंगे । पर अपने स्कूलो की शिक्षा दे-दे कर उन 
बालकों को अव्पवस्थित प्राणी मत बनाइए । आपके रुकृूलो मे सिवाय 
इसके कि एक-ली बेचे व्यवस्था से रक्खी रहती है, ओर कोन-सी व्यवस्था 
है ? वे स्कूल तो वःस्तव से शिक्षा की अव्यवस्था के सच्चे प्रतित्रिस्व है । 
स्कूलों से तो कोई भी बालक काम की एक-समानता, सुसंगतनां, और 
क्रमबछ्धता कभो नही. सीखता ॥ 

आपकी शिक्षा-पणाली को कोन बनाता है ? भिन्न-भिन्न अस्सी 
लाख योग्यता रखनेव/ले अस्सी लाख विद्यार्थियो के लिए शिक्षा-मन्त्री 
का विभाग कोई प्रणाली बना देता है । सामूली दर्ज की शिक्षावालो 
की बनाई हुईं यह प्रणाली मामूली दर्जे की शिक्षा ही तो दे सकती है । 
जिस तरह आपके कारागार अपराधों के कारखाने हैं, उसी तरह आपके 
स्कूल सुस्ती के कारखाने है । स्कूल को स्वतन्त्र बनाइए । अपने 
विश्वविद्यालय की डिग्रियो को मिटा दीजिए, ओर स्वेच्छापूवंक पदनेवाली 
का आह्वान कीजिए | सुस्ती को मिटाने के लिए कानून न ,बनाइए, 
क्योकि उन क़ानूनों से तो सुस्ती बढ़ती है, बल्कि ऊपर बताए हुए प्रकार 
से काम कीजिए । 


समष्टिवादियों की वेंतन-प्रथा---१ १७३ 


जो मज़दूर किसी चीज़ के एक छोटे-से हिस्से को बनाने से ही अपना 
सारा जीवन लगाए रहना नहीं चाहता, जो श्रमिक अपनी छोटी -सी टेपिग 
सशीन (हलकी चोट लगाने वाली मशीन) पर काम करते-करते घु.८ जाता 
है, ओर काम छोड देता है, उसे जमीन जोतने का मौका दीजिए, जंगल 
में दरख्त काटने का काम दीजिए, तूफानों से जहाज़ या किश्ती चलाने 
दीजिए, एंजिन चलाने का अचसर दीजिए, परन्तु किसी छोटी-सी मशीन 
चलाने या स्क्रू का सिरा घिसने, या सुई की नोक में छेद करने, और उसी 
काम मे सारी ज़िन्दगी बिता देने को मजबूर न कीजिए | इसीसे तो वह 
सुस्त बनता है । 

सुस्ती का कारण मिटा दीजिए, ओर विश्वास रखिए कि फिर तो 
शायद ही ऐसे व्यक्ति रहे, जो श्रम करने से ओर विशेषत. स्वेच्छा-श्रम से 
घृणा करे। उनके लिए कानून की घाराएं गठने की ज़रूरत न पडेगी ७ 


:१३५ 
समष्टिवादियों की बेतन-ग्रथा 
१ 


समष्टिवादी ( (:0]]९८४५१५६ ) दुलू के सास्यवादियों ने समाज 
की नवीन रचना के लिए जो योजना बनाई है उसमे, हमारी राय से, 
दो गलतियाँ है । वे कहते है कि पूंजीवादी शासन को मिटा देना चाहिए, 
पर वे दो बातो को कायम रखना चाहते है। एक प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
सरकार ओर दूसरी वेतन या मजदूरी की प्रथा । वास्तव मे ये ही दोनो 
बाते तो पूँजीचादी शासन के आधार-स्तम्भ है । 

प्रतिनिधि-रूत्तात्मक सरकार के विषय से हम कई बार विदेचन कर 
खुके है। फ्रॉस से, इंग्लेणड से, जर्मनी से, और यूनाइटेड स्टेट्स मे राष्ट्रीय 
या नगर शासन-सभाओ के इतने कुपरिणास दइृश्टिगोचर हुए है, और 
इतिहास से भी उनके विपय से इतनी शिक्षा मिल चुकी है, कि हमे तो 
आए्चये है कि क्यों समष्टिवादी दल के बुद्धिमान आठसी अब सी 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन के पक्षपाती है ? 


१७४ रोटी का सवाल 


प्रतिनिधि-सत्तात्मक ( [?97097०2779797 ) शासन तो टूटता 
जा रहा है, ओर सब तरफ से उस पर बडी समालोचना हो रही है। 
उसके परिणामी पर ही नहीं, उसके सिद्धान्तो पर भी समालोचना होती 
है । फिर भी, मालूम नहीं क्यो, क्रान्तिकारी साम्यवादी उसकी स्रियमाण 
अणाली का समर्थन करते है ? 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन मध्यस-वर्ग के लोगो ने इसलिए बनाया 
है कि वे राजा के अधिकारों के सामने खडे रह सके, और श्रमिकों के ऊपर 
अपनी सत्ता कानूनन जायज़ बना सके तथा दृढ़ कर सके। इसलिए 
पार्लमेण्ट-शासन मुख्यत* सध्यमवर्गीय शासन है । इस शासन-अ्रणाली के 
समर्थकों ने हृदय से इस बात को कभी नहीं माना कि पालंसेण्ट या 
स्थुनिसिपत कौंसिल राष्ट्र या नगर की प्रतिनिधि है। उनके अधिक-से- 
अधिक बुद्धिमान लोग जानते है कि यह बात असस्भव है। मध्यमवर्ग के 
लोगो ने पार्लमेस्ट-शासन को इस बात के लिए अपनाया है कि वे राजा 
के हूठे अधिकारों के विरुद्ध एक रक्षात्मक अडज्ञा खड़ा कर सके और 
जनता को भी स्वतन्त्रता न दे । परन्तु क्रमशः ज्यो-ज्यों सर्वलाधारण 
अपने लाभ को समझने लगे है, त्यो-त्यो यह शासन-प्रणाली अव्यवहार्य 
होती जा रही है । इसीलिए सब देशों के प्रजातन्त्रवादियो ने इसके दोषों 
को कम करने के कई उपाय सोचे, परन्तु वे सब व्यर्थ हैं। रिफ्रेण्डम 
(२९(९४८पतं॑प्राए) की मणाली प्रयोग मे लाई गई और असफल हुई, संख्या 
# स्वीज़रलैण्ड में आयः 'और यूनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका), आस्ट्रेलिया 
और फ्रान्स में सी अंशतः ऐसा होता है कि जब व्यवस्थापिका सभा 
चाहती है कि अम्लुक अस्तावित विधान पर आम जनता की राय ली 
जाय तो वह सारे निर्वाचकों से सम्मति लेती है, और निर्वाचक अपनी 
सम्मति देते है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जनता अपने निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के बनाये हुए विधान को गिराने के लिए अपनी राय देती 
है। उस समय सब निर्वाचक अपना-अपना वोट व्यवस्थापिका-सभा के 
किसी चिथान या कृत्य के विरुद्ध देते हैं। यह प्रणाली रिफ़रेण्डम-अणाली 
कहलाती है । 


समध्वादियों की वेतन-प्रधा--१ श्ज्ड 


के अनुपात से प्रतिनिधित्व देने ([270]20 0१9] ॥ 'ुआ९56॥) (8007) 
और अव्पसंख्यकों के लिए विशेष प्र तिनिधित्व देने की तजबीज़े भी हो चुकी 
ओर इसी म्कार की अन्य पार्ल मेण्ट प्रणालियाँ सोची गईं। संक्षेपत. वे असंसव 
बात को टैँढने का प्रयत्न करते हैं और प्रत्येक नये प्रयोग के पश्चात्‌ उसकी 
असफलता उन्हें माननी पडढती है। फलत प्रतिनिधि-सत्ताव्मक शासन 
में लोगों का विश्वास दिन-दिन कम होता जा रहा है। 

मज़दूरी-प्रथा के विषय में भी यही बात है। जब एक बार सब 
प्रकार की व्यत्तिगत सम्पत्ति हट जायगी और उत्पत्ति के साधनों पर 
सबके अधिकार की घोपणा हो जायगी, ती मज़दूरी-प्रथा क्सी भी रूप 
में न रह सकेगी । परन्तु समध्विदी दल यही करना चाहता हैं। वह 
चाहता है कि राज्य ही सर्व श्रमिकों से काम लेनेवाला रहे, और श्रस 
के बदले में लेचर-चेक' विये जाएँ । 

राबर्ट श्रोयेन के समय से इंग्लेण्ड के प्रारभिक साम्यवादी लेबर-चेक 
की प्रणाली को क्यों मानने लगे, यहः समझना सरल है। उन्होंने सिर्फ 
पूजीपतियो और श्रमको में समझौता कराने की चेष्टा की। उन्होंने 
क्रान्ति करके पूंजीपतियों की सम्पत्ति पर कब्जा करने की बात का 
खण्डन किया । 

बाद में प्राउडन ने भी यह विचार अहण क्या । अपनी परस्परवादी 
 0[ए७एप०)५ ) प्रणाली में वह व्यक्तिगत सम्पत्ति को तो रखना 
चाहता था, पर इस रूप मे कि वह लोगो को बुरी न लगे । वह पूँजीवाड 
से हृदय से घृणा करता था, पर उसने उसे इसलिए कायम रक्‍्खा कि 
शेसा करने से व्यक्ति राज्य से बचा रहे । 

बहुत से अर्थशास्त्री भी ऐसे हैं, जो कुछ-न-छुछ मध्यमवर्गी तो है, 
पर लेबर-चेक के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं वे इसकी चिन्ता नहीं 
करते कि सजदूर को ऐसे लेबर-नोट दिये जायें जिन पर प्रज़ातन्त्र या 


रन न 





+ लेबर-चेकों का अधिक परिचय इसी परिच्देद के दूसरे अक सें 
देखिए । 


१७६ रोटी का सवाल 


साम्राज्य की सुहर हो, या ऐसे सिक्के दिए जायें जिन पर प्रजातन्त्र या 
साम्राज्य की छाप हो । वे मकान, ज़मीन और कारख़ानो की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की रक्षा ज़रूर करना चाहते है, ओर कम-से-कम मकानो की 
और उद्योग-घन्धो से काम आनेवाली पूँजी की तो रक्षा करना ही चाहते 
है । लेबर-नोट का सिद्धान्त इस व्यक्तिगत सम्पत्ति के समर्थन का उद्देश्य 
पूरा कर ही देता है । 

जबतक लेबर-नोट देकर आभूपण था वग्धियाँ मिल सकेंगी तबतक 
तो मकान-सालिक किराये मे लेबर-नोट भी खुशी से ले लेगा। भ्रौर 
जबतक मकान, खेत और कारखाने लोगों के व्यक्तिगत है, त्बतक तो 
उन खेतों और कारखानों पर काम करने और मकानों में रहने के बदले 
में मालिक को किसी-न-किसी प्रकार कुछ-न-कुछ अवश्य देना ही पडेगा। 
जबतक सोने, नोट या चेक से सब प्रकार की चोज़े ख़रीदी जा सकेगी, 
तबतक तो मालिक सोना या नोट था चेक, कुछ भी लेने को तैयार हो 
जायेंगे, केचल शर्त यह है कि श्रम'पर कर लगा रहना चाहिए ओर उस 
करके लगाने का हक़ मालिकों को होना चाहिए । परन्तु हम लेबर-नोट 
की अणाली का समर्थन कैसे कर सकते है ? यह तो मजदूरी-प्रणाली का 
ही नया रूप है, और हम तो यह सानते हैं कि मकान, खेत और 
कारख़ाने व्यक्तिगत सस्पति न रहेंगे; बढिकि सारी पंचायत यथा राष्ट्र 
के होगे । 


मर 


ऋँस, जर्मनी, इंग्लेएड और इटली के समष्टिवादी लोग श्रमिकों 
को सजदूरी में लेबर-चेक देने के इस सिद्धान्त का प्रचार करते हैं। 
स्पेन के अराजंक साम्यवाद अबतक अपने को समष्टिवादी ही कहते है ॥ 
समण्विदी से उनका अर्थ यह है कि उत्पत्ति के साथनों पर तो सब का 
सामान्य अधिकार हो और उत्पत्ति को आपस मे बांट लेने की प्रत्येक 
समुदाय को स्वतन्त्रता हो; फिर वह बेंटवारा चाहे वें समाजवादी सिद्धान्त 
के अनुसार करे अथवा और किसी सिद्धान्त के अलनुसार। हम इस 


समषिवादियों की वेतन-प्रथा---२ 


भणाली का सूच्म विवेचन करेगे । 

समष्टिवाद का सिद्धान्त निम्नलिखित है: प्रत्येक व्यक्ति खेत, 
कारख़ाने, स्कूल, श्रस्पताल आदि में.श्रम करता है । सारी ज़मीन, सब 
कारख़ाने ओर सडढके आदि राज्य की सम्पत्ति है, और राज्य ही श्रम- 
दिवस निश्चित करता है । एक श्रम-ठिवस की मज़दूरी के बदले मे एक 
लेबर-चेक दिया ज्यता है, जिस पर लिखा होता है, “आठ घंटे का श्रम 
इस चेक से श्रमकर्ता राजकीय भण्डारों में से या विविध व्यापार-संघो 
से सब सामान प्राप्त कर सकता है । रुपये की भांति इस चेक के अनेक 
हुकडे हो सकते है । इसलिए आप एक घंदे के श्रम का आटा, दूस मिनट 
के श्रम के मूल्य की दियासलाई या आधे घंटे के श्रम के मूल्य की 
तम्बाकू ख़रीद सकते हैं | जब समष्टिवादी क्रान्ति हो जायगी तब हस 
“दो आने मूल्य का साबुन!” न कहेगे, बल्कि “पॉच मिनट श्रम के मूल्य 
का साबुन” कहेगे | 

मध्यसवर्गीय अर्थशास्त्रियों ने ( मार्क्स ने ) भी श्रम के दो विभाग 
किये है । एक पेचीदा श्रस, और दूसरा सादा श्रम | अधिकॉश समष्टिवादी 
इस श्रम-विमाग पर श्रद्धा रखते हुए इतना और कहते है कि पेचीदा श्रम 
या किसी विशेष धंघे का वेतन सादे श्रम की अपेत्ता कुछ-न-कुछ अधिक 
होना चाहिए | उदाहरण के लिए डाक्टर के एक घटे का कास अस्पताल 
की परिचारिका ( नर्स ) के दो या तीन घंटे के काम के बराबर अथवा 
साधारण मजदूर के तीन या पॉच घंटे के काम के बराबर समझना चाहिए। 
समष्विवादी लेखक ग्रोनलेण्ड कहता है कि “विशेष घधे का श्रम या 
पेचीदा श्रम साधारण श्रम से कुछ गुना अधिक माना जायगा, क्योकि 
प्रथस प्रकार के श्रम से थोडा-बहुत काल काम सीखने में लगाना 
आवश्यक होता हे ।”? 

फ्रॉसीसी साग्यवादी जेस्डे जैसे छुछ समष्टियादी लोग इस सेद को 
नही मानते । वे “समान चेतन” की घोषणा करते है । उनके मतानुसार 
जिस हिसाब से एक मामूली श्रसिक को वेतन सिलेगा, उसी हिसाब से 
१२ 


श्ष्य शेट्टी का सवाल 


डाक्टर, पाठशाला के अध्यापक और प्रोफेसर को भी (लेबर-चेकों द्वारा) 
मिलेगा । अस्पताल मे आठ घंटे बीमारो की देख-भाल करना या आठ 
घंटे मिद्टी खोदना, खान खोदना या कारख़ाने में मेहनत करना 
बराबर होगा । 

कुछ लोग इससे भी अविक रिश्रायत करते हैं। वे मानते हैं कि 
अरुचिकर या अस्वास्थ्यकर काम का वेतन रुचिकर काम की अश्रपेत्षा 
अधिक दिया जा सकता है। जैसे जमीन के भीतर की गन्दी मोरियों का 
काम । उनका कहना है कि मोरी साफ़ करने वाले के एक घण्टे का श्रम 
गोफ्रोसर के दो घंटे के श्रस के बराबर माना जायगा। 

हम यह भी कह देता चाहते है कि कुछ समष्टिवादी लोग मानते हैं 
कि विशेष-विशेष व्यवसायों के संघो को उनके काम के बढले में अलुसान 
से कुछ निश्चित्‌ सूल्च दे देना चाहिए। उदाहरणाथे एक व्यवसाय-संघ 
यह कहे कि “यह लो सौ टव लोहा । सो श्रमिक इसकी उत्पत्ति में लगे 
और उन्होने इसे दस दिन में उत्पन्न किया। उनका श्रम-दिविस आठ 
घंटे' का था, अतः उन्होने इस लोहे को आठ हज़ार श्रम-घंटी में उत्पन्न 
किया । अर्थात्‌ एक टन से आठ घंटे लगे ।” इस काम के लिए राज्य 
उन्हें एक-एक घंटे के आठ हजार ल्लेबर-नोट दे देगा और लोहे के व्यवसाय 
के श्रमिक उनको जैसा उचित समझेंगे आण्स मे बॉट लेगे । 

इसी प्रकार सी खनिक आठ हजार टन कोयला बीस दिन से खोद 
लेते है, तो एक टम कोयले का मूल्य दो घंटे वा श्रम हुआ । 
राज्यखनिको के संघ को एक-एक घंटे के सोलह हजार लेबर-नोठ दे देगा 
और थे सब उन नोटो को जिसका कार्य जितना मूल्यवान समभा जायगा 
उसी प्रकार से परस्पर बॉट लेगे । 

यदि इसमे कगडा हुआ और खनिक यह कहने लगे कि लोहे का 
मुल्य प्रति टन आठ घटे का श्रम नही, किन्तु छुः घंटे का श्रम हीना 
चाहिए, यदि ओफेसर कहे कि मेरे दिन का मूल्य परिचारिका के दिन के 
सूल्य से चौगुना होना चाहिए, तो राज्य बीच-बचाव करेगा और उनका 


मूगडा निपटायगा । 


समशिवादियों की देतन-प्रथा---२ १७६ 


संक्षेप में यही वह संगठन है जिसको समष्टिवादी दल के अनुयायी 
साम्यवादी क्रान्ति के द्वारा समाज में स्थापित करना चाहते है । उनके 
सिद्धान्त इस प्रकार हैं : उत्पत्ति के साधनों पर सबका सामूहिक स्वामित्व 
हो; प्रत्येक की उतना ही वेतन दिया जाय जितना समय उसने उत्पत्ति मे 
लगाया हो, साथ ही यह भी ध्यान रक्‍्खा जावे कि उसकी उत्पत्ति किस 
अकार की है। राजनीतिक प्रणाली प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन के ढंग की 
होगी । उसमे इतना सुधार होगा कि जो लोग प्रतिनिधि चुने जायेंगे उन्हे 
विशेष निश्चित हिठायतें दी जायेंगी श्रौर 'रिफरेन्डस' प्रणाली प्रचलित 
की जायगी, अर्थात्‌ 'हां' या 'ना? के रूप में ही राष्ट्र के वोट लिए 
जायेंगे । 

हमे कहना पडेगा कि यह प्रणाली हमको बिलकुल अव्यवहाय जान 
पडती है। 

ससष्टिवादी पहले तो एक क्रान्तिकारी सिद्धान्त की घोषणा करते है, 
अर्थात कहते हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति नही रहनी चाहिए, और घोषणा 
करने के साथ ही उसका खण्डन भी कर डालते है, अर्थात्‌ वे उत्पत्ति 
ओर खपत के उस संगठन का समर्थन करते है जो व्यक्तिगत सम्पत्ति 
से उत्पन्न हुआ है । ह 

वे क्रान्तिकारी सिद्धान्त की घोषणा तो करते हैं, परन्तु उन परिणासों 
को भुला देते हैं जिनका उस सिद्धान्त के हारा होना अनिवार्य है। श्रम 
करने के साधनो---ज्मीन, कारखाने, सडके, पूंजी--पर से जब व्यक्ति का 
स्वासित्व मिट जायगा तब समाज का श्रवाह बिलकुल नई धाराओं मे 
हो जायगा । उस समय उत्पत्ति की वर्तमान अणाली लच्य और साधन 
दोनो से बिलकुल बदल जायगी और ज्योही भूमि, मशीनरी और 
उत्पत्ति के अन्य सब साधन सबकी सामान्य सम्पत्ति माने जायेंगे त्योंही 
व्यक्तियों का देनिक पारस्परिक सम्बन्ध दूसरा ही हो जायगा । 

वे सह से कहते है कि “व्यक्तिगत सम्पत्ति नही रहनी चाहिए,” 
परन्तु देनिक व्यवहार मे व्यक्तिगत सम्पत्ति को कायम रखने का प्रयत्न 
करते । हैं वे कहते हैं कि “उत्पत्ति के विषय मे तो तुम्हारा संगठन साम्यवादी 


१८5० रोटी का सवाल 


संगठन होगा । खेत, ओऔज़ार, मशीनरी और आजतक के सारे आविष्कार-- 
कारख़ाने, रेलवे, बन्दरगाह, खाने आद्--सब तुम्हारे है। इस सम्मिलित 
सम्पत्ति मे भत्येक के हिस्से में भेद-भाव बिलकुल न किया जायगा । 

“परन्तु आगे से तुम बडी सावधानी से इस पर विचार कर लेना कि 
नई मशीने बनाने और नई खाने खोदने मे तुम कितना-कितना भाग 
लोगे । आगे तुम बडे ध्यान से हिसाब लगा लेना कि नई उत्पत्ति में से 
तुम्हारी उत्पत्ति कितनी है | तुम अपने श्रम के मिनिटो को गिन लेना और 
ध्यान रखना कि तुम्हारे पडोसी के मिनिट का मूल्य तुम्हारे मिनिट से 
ज़्यादा न हो जाय । 

“परन्तु घंटे का हिसाब क्या ? किसी कारख़ाने मे तो बुनकर एक 
साथ छुः-छः कर्घे चला लेता है | इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना 
कि तुम्हारी कितनी शारीरिक शक्ति, कितनी मस्तिष्क-शक्ति और कितनी 
जीवन-शक्ति व्यय हुईं है। भविष्य की उत्पत्ति में अत्येक के श्रम का मूल्य 
कितना-कितना होगा, इसका ठीक-ठीक हिसाब लगाने के लिए तुम हिसाब 
रखना कि अत्येक व्यक्ति ने अपना-अपना काम सीखने में कितने-कितने 
वर्ष व्यय किये हैं । यह हिसाब तो सास्यवादी क्रान्ति होने के बाद रक्‍्खा 
जायगा, परन्तु यह घोषित किया जायगा कि जो उत्पत्ति क्रान्ति से पहले 
हो चुकी है उसके विषय मे प्रत्येक व्यक्ति के प्रथकू-एथक्‌ भाग का विचार 
न किया जायगा ।”? 

हम तो साफ़ तौर पर इस बात को जानते है कि कोई भी समाज 
दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तों पर आधारित नही रह सकता और यदि किसी 
राष्ट्र आा आम-समूह का ऐसा संगठन बनेगा, ती, उस राष्ट्र या आम-समूह 
को मजबूरन उत्पत्ति के साधनों के सम्बन्ध मे व्यक्तिगत स्वामित्व 
के सिद्धान्त की ओर लौटना पडेगा या उसे पूर्ण समाजवाठी ही बनना 
पडेगा । 


रे 
यह पहले कहा जा खुका है कि कुछ समष्टिवादी लोगो का कथन है 


समष्िवादियां की चेतन-प्रधा----३ श्८१ 


कि पेचीदा श्रम या विशेष व्यवप्ाय और सादे श्रम के बीच भेद अवश्य 
रखना चाहिए । उनका ख़याल है कि एक इंजीनियर या डाक्टर के एक 
घंटे का काम एक लुहार, बढ़ई या परिचारिका के दो या तीन घंटे के 
काम के बराबर समझा जाना चाहिए और ऐसा ही भेद किसी मामूली 
मजदूर के काम में और उस व्यवसाय के काम में होना चाहिए जिसमे 
सीखने के लिए कुछ समय की ज़रूरत होती है । 

लेकिन ऐसा सेंद कायस करने के लिए तो चतंमान समाज की सारी 
असमानतायें कायम रखनी पडेगी । इसका मतलब यह होगा कि शुरू से 
ही श्रमिकों पर शासन करनेवालों का भेद भी कायम रखना पडेगा | 
इसके लिए समाज को दो भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभाजित कर देना 
पडेगा । एक श्रेणी में शिक्षा-प्राप्त ऊँचे दर्ज के असीर लोग होंगे और 
दूसरी श्रेणी में नीचे दर्ज के सब लोग होगे । इस दूसरे वर्ग की किस्मत 
में यही होगा कि वह पहले वर्ग वालो की सेवा करे ओर स्वयं शारीरिक 
श्रम करके पहले वर्ग वालो को भोजन और वस्त्र दे, ताकि उन लोगो को 
अपना पालन-पोपण करने वालों पर शासन करने की कला सीखने का 
अचकाश मिलता रहे । 

इसका मतलब यह है कि वर्तमान समाज की झुख्य-मुख्य विशेषताओं 
को पुनर्जीचित भी कर दिया जाय । ओर साथ-साथ उन्हे साभ्यवादी 
क्रान्ति के अनुकूल भी सिद्धू किया जाय। इसका मतलब यह है कि 
हमारे पतनशील पुराने समाज मे जो दोष आज भी निनन्‍्दनीय समझे 
जाते हैं उन्ही को सिद्धान्त का जामा पहना कर खडा किया जाय । 

पर इसका उत्तर हमे मालूम है । हमारे कथन के जवाब से चे “वैज्ञानिक 
साम्यवाद! को समक्ायेंगे। यथा मध्यमवर्गीय अथेशास्त्रियों और मार्क्स 
के भी उच्दरण देंगे ओर यह सिद्धू करना चाहेंगे कि वेतन की अलग- 
अलग दर रखने का भी कारण-विशेष है । मसलन इजीनियर को अधिक 
चेतन देने का कारण यह बतायेगे कि सम्राज को इंजीनियर की “श्रम-शक्ति' 
पैदा करने में मामूली मजदूर की “श्रम-शक्ति” से श्रधिक ल्ञागत पडी 
है। चस्तुतः अर्थशास्त्रियों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 


श्पर रांटी का सवाल 


इन्जीनिय्र को मज़दूर से बीस गुना वेतन इसलिए मिलता है कि एक 
व्यक्ति को इंजीनियर बनाने मे जितनी पूंजी लगती है, वह एक व्यक्ति: 
को सजदूर बनाने के कार्य से अधिक होती है । माक्से ने भी यह साना 
है कि शारीरिक श्रम मे भी यह भेद करना उचित है। परन्तु उसने तो 
रिकार्डों का 'मूल्य” विषयक सिद्धान्त पकड़ लिया, और यह सान लिया 
कि वस्तुओं के विनिमय का मूल्य उसी अनुपात से होता है, जिस 
अनुपात से उस वस्तु की उत्पत्ति के लिए समाज को श्रम लगाना पडता 
है । इसलिए वह ग़लत परिणाम पर पहुँचा । प 
परन्तु यह उत्तर भ्रामक है। हम जानते है कि आज इंजीनियरो, 
वैज्ञानिकों और डाक्टरों को मज़दूर से जो दस गुना था सौ गुना वेतन 
सिलता है ओर मिल मे कपडा बुनने वाले को जो खेत के सजदूर से' 
तिगुना या दियासलाई के कारखाने की मज़दूरी से द्स गुना वेतन मिलता 
है, इसका कारण यह नही है कि उनको तैयार करने मे समाज की 
लागत ज़्यादा लगी है। परन्तु कारण यह है कि उन्होंने शिक्षा या 
उद्योग-धन्धों पर एकाधिकार जमा रबखा है । जिस प्रकार मध्यमचर्ग का 
कारख़ानेदार अपने कारखाने से स्वार्थ-साधन करता है, जिस प्रकार 
सरदार क्लोग अपने सरदार-पद से स्वार्थ-आधन करते है, उसी प्रकार 
इन्जीनियर, विज्ञानवेत्ता अथवा डाक्टर लोग अपनी पूँजी, अर्थात्‌ अपने 
प्रमाण-पत्नों से स्वार्थ-आधन करते है । ः 
यदि कारखानेदार एक इंजीनिश्रर को मज्ञदूर से बीस गुना वेतन देता 

है तो उसका कारण है उसका व्यक्तिगत स्वार्थ । यदि इंजीनियर कारखानिदार 
को उत्पत्ति की लागत से ४००० पौरड की बचत कर दिखाता है, तो 
कारखानेदार उसे ०० पौड वेतन दे देता है; यदि कारखानेदार के यहाँ कोई 
ऐसा फोस्मैन है जो मजदूरों से खूब कास ले-लेकर चतुराई से कास ् 
४०० पौड की बचत दिखलाता है, तो वह उसे खुशी से प०या १९० पीड़ 
का चेतन दे देता है। यद्धि उसे ४०० पौड का लाभ होता नजर आयगा, तो 
वह ४० पौरड और खर्च कर सकता है। यही पूजीवादी प्रणाल्री का यार 
है । सब भिन्न-भिन्न व्यवसायों में यही हिसाव हे] 


समष्टियादियों की वेतन-प्रथा---३ श्य३्‌ 


० अमर 
क्कि 


इसलिए समष्टिवादियों का यह कहना व्यर्थ है कि पेचीदा श्रम का 
मूल्य इसलिए अधिक है कि उसकी “उत्पत्ति पर व्यय” अधिक हुआ 
हैं। उनका यह कहना भी व्यर्थ है कि एक सनिक के लडके को, जो 
ग्यारह वर्ष की उम्र से कोयले की खान में काम क्रते-करते पीला पड 
गया है, सासूलो वेतन मिलना चाहिए, और एक विद्यार्थी को जिसने 
बडे आनन्द से विश्वविद्यालय से अपनी युवावस्था बिताई है, उससे दस 
गुना अधिक वेतन मिलने का हक है, अथवा खेत के मजदूर की अपेक्ता 
मिल के बुनकर को तीन था चार गुना अधिक वेत्तन मिलने का हक है । 
किसान को किसानी का काम सिखाने में जो खर्चा लगा है, उसकी 
अपेक्षा बुनकर को बुनाई सिखाने से चार गुना खर्चा नहीं लगा है । 
चुनकर का बख्न-उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापर से बडा लाभ उठाता है । 
जिन देशों में उद्योग-धन्धे अभी तक नही है उन देशो में बस्र-ब्यापार 
बडा लाभ देता है । खेती के धन्धे की अपेच्षा तो उद्योग-घन्धों को सत्र 
राज्यों की ओर से बहुत ही अधिक खुविधाये दी गई है । इन सब 
कारणो से ही चुनकर का वेतन अधिक होता है। 
क्सी ने अभी तक उत्पत्ति करनेवाले की उत्पत्ति का खर्चा नहीं 
निकाला | यह कहा जाता हे कि एक अकर्मण्य सरढार को तेय*र करने से 
एक श्रमकर्त्ता को तेय।र करने की अपेक्षा समाज को अधिक खर्चा पडा है। 
परन्तु यह देखते हुए कि गरीब जनता में बहुत अधिक बाल-मत्युये, 
पाण्डु-रोग के प्रहार, ओर अकाल-रूत्युये होती हैं, क्या एक कुशल 
कारीगर की अपेक्षा एक स्वरथ, तगड़े श्रमिक को बनाने मे समाज का 
व्यय अधिक नहीं हुआ है ? 
यद्दि पेरिस की एक सज़दूरनी को १९ पेस सजदूरी मिलती है 
आँवने की कृपक-लडकी को, जो बेल का फ़ीता वनाते-बनाते अन्धी हो 
जाती है, ३ पेस वेतन मिलता हैं, या एक खेत पर काम करनेव:ले को 
२० पेस चेतन मिलता हैं, तो दया इस भेढ दम कारण यह है कि इसी 
अलुपात से इनकी “उत्पत्ति का खर्चा पटा है ? कास करनेवाले तो इसपे * 
भी सस्ती मजदूरी पर मिल जायेंगे, पर उसका एक्मान्न करण यही है 


श्८छ रोटी का सचाल 


कि यदि वे इत्तनी कम सजूदूरी की दर स्वीकार न करें तो हमारे अद्भुत 
संगठन के कारण बेचारे भूरों ही सर जायें ? 
हमारे विचाराजुसार वेतन की भिन्न-भिन्न दरो के कई मिश्रित कारण 
हैं---सरकारी टैक्‍स, राजकीय सहायता यथा संरक्षण, ओर पेंजीपतियों का 
एकाधिकार । संक्षेप मे कह सकते है कि राज्य और व्यक्तिगत पेजी के 
कारण मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न हैं । इसलिए हम कहते हैं कि जब 
चर्तेमान अन्यायों के समर्थन की आवश्यकता हुई, तभी मजदूरी-संबंधी 
सारे सिद्धान्त रचे गये, ओर इसी कारण हमें उन सिद्धान्तोी को नहीं 
मानना चाहिए । ३. अप 
वे यह भी कहेगे कि समश्विादियों की मजदरी-प्रणाली श्रधिक उन्नत 
प्रणाली है । वे कहते हैं कि “आजकल राज्य के एक मंत्री का एक 
दिन का चेतन मज़दूर के एक वर्ष के वेतन से अधिक है तो क्या इससे 
यह अच्छा नहीं है कि कुछ विशेष कारीगर साधारण मज़दूर से दो या 
तीन गुना अधिक वेतन पाएँ ? समानता की दिशा में यह भी कितनी 
बडी प्रगति है !” 
हम तो इस प्रगति को अधोगति समभते है। नये समाज मे पेचीदा 
और सादे श्रम का सेद्‌ करना अनुचित है । इसका तात्पय यह होगा कि 
जिस घातक बात को हम आजकल मजबूरन्‌ मानते हैं, परन्तु समभते 
अन्यायपूर्ण हैं, उसी बात को हम क्रान्ति में सिद्धान्त मानने लगेंगे और 
उसी को अचलित कर देंगे । यह तो चही बात हुई, जो सन्‌ १७८६ में 
फ्रान्स मे हुई थी। ४ अगस्त को फ्रान्स की व्यवस्थापक सभा ने 
जागीरदारी हक़ मिटा दिये और ८ अगस्त को फिर वही हक़ प्रमाणित 
कर दिये, और यह विधान बनाया कि किसानों को जागीरदारों की 
क्षति-पूर्ति की रकम देनी पडेगी । इतना ही नहीं, क्रान्ति ने उन रकरमों 
की रक्ता का भार भी ले लिया । रूस की सरकार ने भी ऐसा ही किया 
था। उसने दासो की मुक्ति के समय घोषणा की थी कि कुछ भूमि, जो 
* पहले हलवाहों की समझी जाती थी वह आगे भूमिपंतियो की समभ्ी 
जायगी । 


समषिवादियों की वेतन-प्रथा---३ श्प्ड्‌ 


अथवा एक अधिक प्रत्िद्ध उठाहरण लेना चाहिए । १८७१ की क्रान्ति 
के अवसर पर पेरिस में जो पचायत ( कम्यून ) कायम हुईं थी उसने 
यह तथ किया था कि कौन्सिल के सदस्यों को रोज़ाना १०॥ शिलिग चेतन 
मिलेगा ओर शहर की रक्ष! के लिए लडने चाले मामूली व्यक्ति को रोज़ाना 
१। शिलिग वेतन मिलेगा । उस ससय यह निर्णय महान्‌ ग्रजातान्त्रिक 
-समानता का कार्य समझा गया । वास्तव में पंचायत ने अधिकारी और 
-सैनिक, शासन सरकार और शासित जनता की पुरानी असमानता का 
ही समर्थन किया था। स्वार्थ-साधक अतिनिधियों की शासन-सभा द्वारा 
क्या हुआ निर्णय भले ही प्रशंसनीयं मालूम पडे, परन्तु पचायत अपने 
ही सिंद्धान्तो को कार्य-रूप में न ला सकी और उसने उनको सिद्दी में 
मिला दिया । 
समाज के वर्तमान सगठन में राज्य-सन्नी को हर साल ४००० पौंड 
मिलता है और श्रमकर्ता को ७० पौर्ड या इससे भी कम पर सन्तोष 
करना पडता है । कारख़ाने के फोरमैन को साधारण काम करने वाले से 
दुयुना या तिमुना मिलता है | सजदूगे में भी ३ पेस (३ आने ) से ८ 
-शिलिग ( <॥ रुपया ) रोज़ाना तक की सज़दूशे की भिन्न-भिन्न श्रेणियों 
हैं। हम सन्‍्त्री के ऊँचे वेतन के विरोधी हैं, ओर उतने ही विरोधी हम ८ 
शिलिंग और ३ पेस के भेद के भी हैं । हमारा कथन तो यह है कि “शिक्षा 
द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों का भी नाश हो, ओर जन्मगत विशेषाधिकारों 
का भी नाश हो !” इन विशेषाधिकारो ने हमें विद्रोही बना दिया है। 
इसलिए तो हम श्रराजक साम्यवादी बने है । 
शज्यसत्ता के हासी वर्तमान ससाज से ही हस जब इन विशेषाधिकारों 
-के विरूद्द विद्वोह करते हैं, तो जो समाज समानता को घोषित करके 
बनेगा, क्या उसमे हम डनको बरदास्त कर लेंगे ? 
यही कारण है कि समष्टिवादी, यह जान कर कि क्रान्ति की भावना 
“से पावन हुए समाज सें सजदूरी की भिन्न-सिन्न दरें क्रायम रखना असस्भव 
'है, कहते हैं कि सबको बरावर-बरावर मजदूरी मिलेगी, परन्तु यहाँ भी उन्हें 
नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जिस प्रकार दूसरे 


श्८द रोटी का सवाल 


समष्टिवादियों का भिन्न-भिन्न मजदूरी का सिद्धान्त अव्यवहाये सिद्ध होता 
है, उसी प्रकार यह समान-मज़दूरी का उसूल भी ख़याली पुलाव साबित 
होता है । 

जो समाज समस्त सासाजिक सम्पत्ति पर कछ्ज़ा कर लेगा, उस 
सम्पत्ति पर सब के समान हक़ की साहसपूर्ण घोषणा कर देगा--इसका 
ध्यान नहीं रक्खेगा कि उस सम्पत्ति की उत्पत्ति मे किसका कितना-कितना 
भाग रहा हें---उस समाज को मज़बूरन्‌ सब अकार की मज़दरी-प्रणाली 
छोडनी पडेगी । न वह सिक्के का चलन जारी रक़्लेगा, न 'लेबर-नोट' का। 


ढे 


समष्टिवादी कहते है कि “जितना करे, उतना भरे ।” दूसरे शब्दों मे 
कह सकते है कि समाज की सेवाओं में जिसका जितना भाग है, उसको 
उतना ही मिले । 

वे चाहते है कि ज्योही साम्यवादी क्रान्ति हो और उत्पत्ति के साधन 
सार्वेजनिक सम्पत्ति बन जाय, त्योही इस सिद्धान्त को काम में लाया 
जाय । परन्तु हमारा विचार है कि यदि सास्यवादी क्रान्ति ने दुर्भाग्य से 
इस सिद्धान्त को माना, तो उसका अवश्य नाश हो जायगा ! पिछली 
शताबिदियों से समाज का प्रश्न बगेर हल हुआ-सा पडा है| वह आगे भी 
वेसा ही पडा रहेगा | 

हमारे आधुनिक समाज ' मे आदमी जितना अधिक काम करता 
है, उत्तना ही कम वेतन पाता है। ऐसे समाज में तो उक्त सिद्धान्त 
न्यायोचित-सा अतीत होता है; परन्तु वास्तव मे वह अन्याय को 
चिरस्थायी बनानेवाला है। उक्त सिद्धान्त का सहारा लेकर ही मज़दूरी-अथा 
का आरम्भ हुआ था, और उसका अन्त हुआ घोर असमानताओं और 
समाज के सारे वर्तमान धघृणित दोषो से । जिस क्षण से काम का मूल्य 
सिक्‍को से या सज़दूरी के किसी रूप मे गिना जाने लगा, जिस दिन से 
यह साना गया कि आद्सी जितना चेतन प्राप्त कर सकेगा उतना ही 
उसको मिलेगा, अधिक कुछ नही मिलेगा, उसी दिन राज्य की सहायता 


समष्िवादियों की वेतन-प्रथा---४ श्घ्क 


पानेवाले पूँजीपति समाज का सारा इतिहास मानो लिखा जा खुका था । 
वह इतिहास इस सिद्धान्त मे बीजरूप से मौजूद था । 

तब फिर क्या हमारे लिए यह उचित है कि हम उसी स्थान पर फिर- 
पहुंच जायें, जहाँ से हम चले थे, ओर विकास की उन खारी घटनाओ 
को फिर दुहराये ? ये सिद्धान्तवादी तो ऐसा ही चाहते है, परन्तु यह है 
असम्भव । हमारा मत है कि क्रान्ति साम्यवादी क्रान्ति ही होनी चाहिए। 
यदि वह ऐसी न होगी, तो रक्तपात के बाद वह नष्ट हो जायेंगी, और 
उसके लिए फिर नये सिरे से प्रयत्न करना पडेगा। 

समाज के प्रति जो सेवाये की जाती है चाहे वे कारख़।नो और खेतो 
मे किये गये श्रम के रूप मे हो, चाहे मानसिक सेवाये हो, उनका मूल्य 
रुपयो से नहीं गिना जा सकता | उत्पत्ति के रूप में मूल्य की गणना 
का कोई ठीक नाप नहीं हो सकता ( जिसको अ्रम से विनिमय-मूल्य 
कहा जाता है ), ओर न उसका व्यवहार-मूल्य हो सकता है। थदि दो 
च्यक्ति वर्षो त्क समाज के लिए रोज़ पॉच घंटे भिन्न-भिन्न काम करते है, 
जो दोनो की अपनी-अपनी पसन्द के अनुसार है, तो हम कह सकते है 
कि सब मिलाकर दोनों का श्रस प्राय. बराबर है। परन्तु हम उनके 
काम के हुकडे नही कर सकते, ओर न यह कह सकते है कि एक व्यक्ति 
के अमुक दिन घंटे या मिनट के काम का मूल्य दूसरे व्यक्ति के अम्जक 
दिन, घंटे या मिनट के काम के बराबर है। 

सोटे हिसाब से हम यह कह सकते है कि समाज मे जिस व्यक्ति ने 
अपने आराम के वक्त से से रोज़ दस घटे निकाल कर कास किया है, 
उसने उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा काम किया है, जिसने अपने आराम 
के वक्त मे से काम के लिए दिन मे पाच घटे ही दिये है, या कुछ भी 
नही दिया । परन्तु हम उसके दो घटे के काम को लेकर यह नहीं कह 
सकते कि उसके दो घंटे का काम दूसरे व्यक्ति के एक घंटे के काम के 
मूल्य के बराबर है, ओर उसी हिसाब से उसको वेतन भी सिलना 
चाहिए | इस अकार त्तो हम इस बात को भुला देंगे कि उद्योग-घन्धो मे 
खेती से, ओर वर्तमान समाज के सारे जीवन मे ही आज गहन पारस्परिक: 


श्प८ रोटी का सवाल 


सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं। इस प्रकार के कथन से हम इस बात को भी 
भुला देगे कि बहुत अंश तक व्यक्ति का काम सम्पूर्ण समाज के भूत 
और वर्तमान श्रम का फल है । इसका तात्परय तो यह होगा कि हम 
अपने को पत्थर के युग मे रहनेवाले समभते हैं; लेकिन हम तो रह रहे 
हैं लोहे के युग मे ! 

यदि आप किसी आधुनिक कोयले की खान में जायेंगे तो आप एक 
ऐसी बड़ी भारी मशीन देखेंगे, जो एक पिंजरे को ऊपर उठाती या नीचे 
गिराती है । एक व्यक्ति उस सशीन को चलाता रहता है। उसके हाथ में 
शक लीवर होता है, जिससे मशीन की गति रुक या पलट सकती है। 
जब वह लीवर को नीचे सरका देता है, तो उसी क्षण पिंजरा दूसरी 
ओर चला जाता है | वहें बडी तीघ्र गति से पिंजरे को गहरी खान के 
भीतर पहुँचाता या ऊपर उठाता है। एक इंडीकेटर ([7)02८9007) से 
उस मालूम होता रहता है कि प्रत्येक सेकण्ड मे पिजरा खान में किस 
जगह पहुँचा है । उसकी निगाह सदा उसी इंडीकेटर पर रहती है, और 
ज्योही उसका कॉटा एक स्थान पर पहुँच जाता है त्योही वह उसी 
क्षण पिजरे की गति को रोक देता है । पिजरा ठीक स्थान पर रुक जाता 
है। न एक गज ऊपर, न एक गज नीचे। इसके बाद ज्योंही कोयले 
वाले कोयले के ठेलो को खाली कर देते है त्योही वह लीवर को दूसरी 
ओर घुमा देता है, ओर पिंजरा ऊपर चढ़ जाता है । 

रोज़ लगातार आठ-आउठ या दुस-दुस घटे वह इसी ढंग से इंडीकेटर पर 
ध्यान रखता है । अगर उसका ध्यान एक क्षण भी ढीला पड जाय, तो 
पिंजरा गियर ((>८०४३४) से टकरा जाय, उसके पहिये हट जायें, रस्सियॉ 
भी तढाक से टूट जायें, आदमी दब कर मर जायें, और खान का सारा 
काम बन्द हो जाय | यदि लीवर चलाने मे हर वक्त वह तीन सेकण्ड 
की भी देर लगा दे, तो हमारी आधुनिक सुसजित खानों में कोयले की 
उत्पत्ति प्रतिदिन बीस से लेकर पचास टन तक कम हो जाय | 

तब बतलाइए, खान-खुदाई के उद्योग मे क्या पिंजरे की मशीन को 
चलानेवाला व्यक्ति सबसे ग्रधिक आवश्यक है ? या वह लडका ज्यादा 


समध्वादियों की बेतन-प्रथा--- ४ श्घ् 


आवश्यक है जो नीचे से पिजरा उठाने का उसे संकेत करता है ? अथवा 
कि वह खनिक ज्यादा आवश्यक है, जो खान की पेदी मे काम करता है 
ओर जिसकी जान जाने का प्रत्येक क्रुण भय रहता है तथा जो किसी न 
किसी दिन भीतर की गेस के आग से मभक उठने से मर जायगया ?था 
कि वह इंजीनियर ज्यादा जरूरी है, जो कोयले की सतह का हिसाब 
लगाता है ? यदि उसका अनुमान ग़लत हो जाय तो कोयले की तह तो 
एक तरफ रह जाय और खनिक चटद्धान पर कुदाल चलाने लगें ? अथवा 
कि खान का सालिक ज्यादा ज़रूरी है, जिसने उसमे अपनी पूँजी लगाई 
है और विशेषज्ञो की राय की उपेक्ता करके भी यह सोचा कि वहा 
बढ़िया कोयला निकलेगा ? 
खान के काम में जितने भी आदमी लगे है, थे सब अपनी-अपनी 
शक्ति, सामथ्य, ज्ञान, बुद्धि ओर कौशल के अनुसार कोयला निकालने 
में भाग लेते हैं। हम कह सकते हैं कि सब को हक है कि वे जीवित रहे, 
सब को हक़ है कि वे अपनी-अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति कर सके, 
ओर जीवनोपयोगी वस्तुओ के सब को सिल जाने के बाद अपनी-अपनी 
रुचियों की भी पूर्ति कर सके । परन्तु प्रत्येक के काम का मूल्य हम 
निरधांरित नहीं कर सकते । 
लेकिन ज़रा आगे बढ़ने पर सवाल तो यह होता है कि जो कोयला 
उन्होंने निकाला है, क्या वह केवल उनका ही परिश्रम है ? क्या उसमे 
उन लोगो का श्रम सम्मिलित नही है, जिन्होंने खानो तक रेलें बनाई 
है ओर जिन्होने रेलवें स्टेशनो से सत्र दिशाओं की ओर जाने वाली 
सडके बनाई हैं ? क्या उसमे उनका श्रम नहीं है, जिन्होंने खेतों को 
जोत-बो कर अन्न उत्पन्न किया, जिन्होंने लोहा निकाला, जिन्होंने जंगल 
से काटकर लकडी प्राप्त की, जिन्होने उस कोयले को काम मे लाने वाली 
मशीनें बनाई, जिन्होंने धीरे-धीरे सारे खानो के उद्योग को विकसित 
' किया, अथवा जिन्होने इसी प्रकार के और काम किये ? 
इन लोगो से से प्रत्येक के काम को बिलकुल प्रथक्‌ करना नितान्त 
असस्भव है । अत्येक के कास के परिणास से उसके काम को नापना बहुत 


4१8० रोटी का सवाल 


ग़लत है, ओर सारे काम के विभाग करना और काम के टुकडो को श्रम 
के घंटो से नापना भी बहुत ग़लत है । हो, यह बात सही रहती है कि 
आवश्यकताएं कामो से ज्यादा जुरूरी है, और सब मलुप्यो को 
जीवित रहने का हक सबसे पहले स्वीकार किया जाना चाहिए । इसके 
बाद जिन्होंने उत्पत्ति में भाग लिया है, उनका सुख से रहने का हक 
माना जाना चाहिए | हे 

मनुष्य के सारे कार्यो में से किसी दूसरी शाख को लीजिए । जीवन के 
सब पअकार के विकारों को ही लीजिए । हमसे से कोन ऐसा है, जो यह 
दावा कर सके कि मेरे कास का वेतन मुझको ओरो से अधिक मिलना 
चाहिए ? क्या वह डाक्टर अधिक वेतन का दावा कर सकता है जिसने 
शेग की परीक्षा की; क्या वह परिचारिका ज्यादा चेतन का दावा कर 
सकती है जिसने रोगी की सेवा-झुश्रूसा करके उसे अच्छा किया ? बच्चा 
चह व्यक्ति ज्यादा चेतन पाने का हक रखता है, जिसने पहले-पहल 
स्टीमएंजिन का आविप्कार किया था, या वह लडका ज्यादा वेतन पाने का 
हक रखता है, जो पिस्टन में भाप जाने के लिए वाल्व का सुंह खोलने 
वाली रस्सी को पकडते-पकडते एक दिन धक गया था, और जिसने 
अनजाने से सशीन के ल्लीवर से डस रस्सी को बांघ दिया था और जिसे 
यह भी पता न था कि उसने आटोसैटिक वाल्व का आविप्कार कर लिया 
है, जो वर्तमान सशीनरी का एक आवश्यक अग है ? 

क्या एंजिन का आविष्कारक अधिक वेतन पाने का हक रखता हे? 
था स्यूकेसल शहर का वह मज़दूर, जिसने यह तजवीज़ निकाली थी कि 
पत्थर लचक नहीं सकता, और रेल की पटरी के नीचे उसके लगे रहने से 
शेलगाडी पटरी से उतर जाती है, इसलिए उसकी जगह लकड़ी के स्लीपर 
लगने चाहिएँ । (पहले रेलवे की पटरी पत्थर के ऊपर जसाई जाती थी ।) 
क्या एंजिन विभाग का इंजीनियर अधिक वेतन पाने का हक़ रख लक 
है, या वह सिगनल वाला अपना अधिक हक्‌ बता सकता है, जो गाड़ियों 
को रोकता या जाने देता है ? अथवा क्या वह आदमी अधिक वेतन का 
हकदार है, जो रेल को एक लाइन से दूसरी लाइन पर बदलता है? 


समष्िचदियों की चेतन प्रथा---४ १६१ 


यूगोप और अमेरिका के बीच ससुद्ध मे जो तार लगे है वे किस के 
अम का फल है ? क्या वे उस बिजली के इंजीनियर का कार्य है, जिसने 
चैज्ञानिको के विरोध करते रहने पर भी कहा थर कि तार से संचाद अवश्य 
जा सकेंगे ? अथवा क्या वह विद्वान ग्रकृतिक-सूगोलवेत्ता सॉरी का कार्य 
'है, जिसने यह सलाह दी थी कि मोटे तार न खगाकर,हाथ से पकडने की 
बेतो के समान पतले तार लगाने चाहिए ? अथवा वह उन रघयसेवको का 
कार्य है, जो न जाने कहॉ-कहाॉँ से आये थे, ओर डेक पर दिन-दिन और 
रात-रात ध्यान से प्रत्येक गज तार को देखते जाते थे, और उन कीलो 
को निकालते जाते थे, जो स्टीमशिप कम्पनियों के हिस्सेदारों ने तार को 
बेकार करने के लिए उसके ऊपरी प्रावरण' मे मूर्खेता से लगवा द्री थी ? 
इससे भी ब्छे क्षेत्र मे, जीवन के सच्चे क्षेत्र मे--जिस में अनेकी आनन्द 
अनेफ़ो कष्ट, और अनेको दुर्घटनाये आती है--हस स्मरण कर सकते है 
कि किसी-किसी व्यक्ति ने हमारी इतनी बडी सेवा की है कि यदि उस 
का मूल्य सिक्कों मे कहा जाय तो हमे क्रोध थ्रा जाथगा । सम्भव है कि 
नह सेवा यही हो कि फिसी ने हम से कुछ शब्द कहे, केवल कुछ ही 
शब्द किसी महत्वपूर्ण अचसर पर कहे | या सम्भव है किसी ने महीलों 
ओर वर्षों लगन के साथ हमारी सेवा की हो । तो क्या हम इन 
“अतुलनीय सेचाओ को “लेदर नोदो' द्वारा तौलेगे ? 
तुम अपने-अपने काम! की बात करते हो | परन्तु अत्येक महुप्य 
को जितना वेतन सिक्‍को, 'चेकीः आदि के रूप मे मिलता है उसकी 
अपेक्षा वह असख्य गुना अधिक प्रदान करता है। यदटि ऐसा न होता 
तो मनुष्य-जाति ढो पीढियो से अधिक जीवित न रह सकती । यदि 
साताये बालको की खबरगीरी करने मे अपने जीवन अपंण न किया करे 
ओर इसी प्रकार पुरुष भी निरन्तर, बिना बरावर सूल्य का बदला माँगे 
और जब उन्हे पारितोपिक की प्रत्याशा भी न हो, अपना दान देना जारी 
न रकक्‍्खे, तो मनुप्य-जाति शीघ्र ही सिट जाय | 
हमे हिसाब लूगाने की बडी आदत पड गई है | हमारे अन्दर यह 
वात घुस गई है कि हम लेने के लिए ही देते है । जिस अकार जमा 


१६२ रोटी का सवाल 


ओर नासे के आधार पर व्यापारिक कंपनी होती है, उसी प्रकार हमने 
समाज को भी वैसा हो बनाने का लच्ष्य बना लिंया है यही कारण 'है 
मध्यमचर्गों समाज का दिन-दिन हास होता जा रहा है । इसी कारण तो- 
हम एक ऐसी अंधेरी गली मे आधुसे है, जहाँ से निकलना तबतक संभव- 
नहो हैं कि जबतक हम पुरानी संस्थाओं को दूँढ-देंढ कर नष्ट न कर दे । 
समष्टिवादी लोग स्वयं इस बात को जानते भी हैं । वे थोड़े अस्पष्ट 
प्रकार से समझते है कि यदि समाज 'जितना करे, उतना भरे! का 
सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवहार में लाये तो चह टिक नही सकता । चे यह ज्ञान 
रखते हैं कि सनुष्य की आवश्यकताये--व्यक्ति की जीवनोपयोगी वस्ठये 
(हम शौक की वस्तुओं की बात नहीं कहते) सदा उसके कास के 
अलुपात से ही नहीं हुआ करतीं | इसलिए डिपेप का यह कथन है कि 
“इस पूर्ण व्यक्तिवादी सिद्धांत में इतना साम्यवादी सुधार करना होगा 
कि बालकों और युवको के ( पालन, पोषण, भोजन और निवास के 
अबन्ध-सहित) शिक्षण की व्यवस्था करनी पडेगी, कमजोर और रोगियों 
की सेचा-सहायता के लिए सामाजिक संगठन करना पडेगा, और श्रम- 
कर्त्ताओं के लिए विश्रान्ति-गृह की व्यवस्था करनी पडेगी, अथवा इसी 
अकार के और अनेक कार्य करने पडेंगे ।” वे जानते है कि चालीस वर्ष के 
आदमी की---जिसके तीन बच्चे हैं---आवश्यकतायें बीस वर्ष के अकेले युवा 
मनुष्य से अधिक होती है। वे यह जानते है कि जो स्त्री बच्चे को दूध 
पिलाती है ओर उसके पास बिना सोये रातें ब्रिताती है वह उतना काम 
नहीं कर सकती, जितना कि एक ऐसा आदमी जो आरास से रात भर 
सोया हो । शायद वे यह भी मानते है कि ऐसे ख्री-पुरुप, जो संभवतः 
समाज के लिए बहुत अधिक श्रस करते-करते ही जीण हो गये है, उतना 
काम करने मे अससर्थ है, जितना किये लोग जो आराम से अपना 
समय बिता चुके है और राज्याधिकारियों के ऊँचे पदों पर काम करके 
ओर 'लेबर-नोट' पा कर जेबे भरते है। । न 
अत्तः वे अपने सिद्धान्त मे सुधार करने को ऊत्सुक है। वे कहते रद । 
कि “समाज अपने बालको की रक्षा और पोषण, अवश्य करेगा--इछी 


समष्टिवादियों की बेतन-प्रथा---४ १६३ 


ओर कमज़ोरों को सहायता अवश्य देगा | जितना करे, उतना भरे! के 
सिद्धान्त मे सुधार करके समाज मनुष्य की आवश्यकताओं का यथेष्ठ 
ध्यान रकक्‍्खेंगा ।”” 

पर, इसमे दान--धर्मिक दान--का विचार है, ओर इस बार इस 
दान का प्रबन्ध राज्य की ओर से किया जायगा | उनका विचार है कि 
अनाथो के आश्रमों में सुधार किया जाय और बुढ़ापे और बीमारी के 
लिए बीमा करा दिये जाएँ । यही उनके सिद्धान्त का सुधार है। परन्तु 
“घाव लगा कर दवा करने! की बात को उन्होंने अभी छोडा नही है । 

इन बडे अथेशाखियो ने साम्यवाद को अस्वीकार किया, “जिसकी 
जितनी ज़रूरत है, उसको उतना मिले,” इस सिद्धान्त की खिल्ली उडाई 
ओर फिर इन्हे पता लगा कि वे एक बात भूल गये है'। वे इस बात को 
भूल गये कि उत्पादको अर्थात्‌ श्रमकर्ताओं की आवश्यकताये भी हुआ 
करती है। यह वात अब इन्होने स्वीकार करली है । इनका मत है कि राज्य 
ही इसका अनुसान लगायगा । यह राज्य का ही काम होगा कि यह जाँच 
करे कि किसी व्यक्ति की आवश्यकताये उसके काम के हिसाब से कही 
अधिक तो नही है । 

दान भी राज्य ही बॉट देगा। उसके बाद अगला कदम होगा 
इंग्लेणड का-सा गरीबो का कानून और परिश्रम-ग्रह । 

भेद थोडा-सा ही है। क्योकि जिस वर्तमान समाज-ध्यवस्था के चिरुद्ध 
हम विद्रोह कर रहे है उसे भी तो अपने व्यक्तिवादी सिद्धान्तों मे परिवर्तन 
करना है। उसे भी साम्यवादी दिशा मे कुछ रिआयते दान के नास से 
करनी ही पडी है । 

वर्तेतान समाज में भी लोग अपनी दूकानों को लूट से बचाने के 
लिए मुठ्ठी भर चने बॉटा करते है | वर्तमान समाज भी तो छूत के रोगो 
की बढती को रोकने के लिए अस्पताल बनवाता है, जो प्राय बहुत बुरे 
होते है। हॉ, कोई-कोई अच्छे भी हैं | वत्तमान समाज भी श्रम के घंटो 
के अजुसार सज़दूरी देने के बाद उन ग़रीवो के बालकों को आश्रय देता है, 
१३ 


१६४ रोटी का सवाल 


जिनका जीवन वह नष्ट कर चुका होता है । वह उनकी आवश्यकतायें 
समझरू कर थोडा-बहुत दान कर दिया करता है । 

हम अन्यन्न कह चुके है कि दरिद्रता ही घन एकत्र होने का प्रारंभिक 
कारण था। दरिद्वता के अस्तित्व ने ही पहले पूँजीपति को पैदा किया था, 
क्योकि 'झुनाफ़ा' या अतिरिक्त भूल्य' तभी इकट्ठा किया जा सकता था, 
जब उसके पहले कुछ ऐसे निर्धन लोगी का अस्तित्व होता जो--यदि वे 
पेट पालने के लिए मज़दूरी न करते, तो--भूखे ही मर जाते । दरिद्रता ने 
ही पूंजीपतियो को बनाया । मध्ययुग मे ढरिद्रो की संख्या के इतनी तेजी 
से बढ़ने का कारण यह था कि राज्यो की स्थापना के बाद परस्पर 
आक्रमण और युद्ध होते रहे और पूर्वीय देशों का अपहरण करने के कारण 
यूरोप मे धन बढ गया था । पहले देहात और नगरो के समांजो मे जिन 
संबन्धी और बन्धनों से मनुष्य परस्पर बंधे हुए थे, इन दोनो कोरणो से 
वे बन्धन हट गये । इन्ही ढो कारणो से पहले के जातीय जीवन की एकता 
के व्यवहार को छोड कर उन्होंने मजदूरी-पथा का सिद्धान्त घोषित किया, 
जो दूसरो का अपहरण करने वालो को इतना ग्रिय है । 

जिस साम्यवादी क्रान्ति का नाम भूखो, पीडितो ओर दुखियों को 
इतना प्रिय है, वह क्या ऐसे ही सिद्धान्त को जन्म देगी ? 

ऐसा कभी नहीं हो सकता । जिस दिन गरीबों के प्रहार से घुरानी 
संस्थायें भूमिसात हो जायेंगी, उस दिन सब तरफ से यही चिल्लाहट 
आयगी, “रोटी, घर ओर विश्रास का इतज़ाम सबके लिए होना चाहिए। 
इस चिल्लाहट पर ध्यान दिया जायगा | लोग उस समय कहेगे---“जीवन- 
आनन्द और स्वतन्त्रता की प्यास हमे सदा से लगी हुई है! अब हम 
इस पिपासा को संतुष्ट करेंगे । जब हम इस खुख को भ्राप्त कर लेगे, तब 
सध्यम वर्ग के शासन के बचे-खुचे स्मारकों को भी नष्ट करने में लग 
जायेंगे । जिस नेतिकता का जन्म केवल बनिये की बही मे हुआ है, जिन 
दाशनिक सिद्धान्तो का निर्माण 'जमा और नामे' के आधार पर हुआ है, 
जो 'सेरी और तेरी” संस्थाये हैं---उन्हे हम नष्ट करने में लग जायेंगे। 
प्राउडन के कथनानुसार 'नाश करके ही हम रचना करेंगे ।! और हमारी 


डपभोग और उत्पत्ति--१ १६९ 
रचना साम्यदादु ओर अराजकवाद के नाम से होगी। 
$ १285: 
उपभोग और उत्पत्ति 
१ 


सत्तावादी लोगो का मानव-समाज और उसके राजनैतिक संगठन की 
ओर जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण उस से सितन्न है। हम राज्य के वर्णन 
से प्रारम्भ करके व्यक्ति के वर्णन तक नही पहुँचते । हम तो पहले स्वाधीन 
च्यक्ति से आरम्भ करते हैं ओर फिर स्व॒तन्त्र समाज तक पहुँचेते हैं। हम 
'पहले उत्पत्ति, विनिसय, राज्य-करों ओर राज्य का विवेचन नही करते । 
उससे पहले हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि व्यक्तियों की 
आवश्यकतायें क्या हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के उपाय क्या हैं, 
इत्यादि । 

साधारण दृष्टि से यह भेद मामूली प्रतीत होता है, परन्तु गहरा 
उतरने पर तो सरकारी राजनेतिक अर्थशास्र के वर्तमान सारे सिद्धान्त ही 
उलट जाते हैं । 

यदि आप किसी अ्र्थशारत्री के ग्रन्थ को उठा कर खोले, तो आप 
देखेगे कि वह उत्पत्ति से प्रारम्भ करता है---अर्थात्‌ पहले वह यह विवरंण 
देता है कि घन की उत्पत्ति के लिए आजकल क्या साधन काम मे आरहे 
हैं, ओर श्रस-विभाग, कारखाने, तत्सस्बन्धी सशीनरी और पू जी के सत्य 
का भी विवरण देता है । एडस स्मिथ से लगाकर साक्स तक सारे अथे- 
शास्त्री इसी अकार चले हैं। वे अपनी पुस्तको के अन्तिम भागों मे ही 
उपभोग ( (:07507779007 ) का वर्णन करते हैं, अर्थात्‌ व्यक्ति की 
आवश्यकता पूर्ति के जो उपाय या साधन हमारे वर्तमान समाज में आ 
रहे है, उनका विवेचन करते है । उस विवेचन मे भी थे इतना ही बताते 
हैं कि धन के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों के बीच धन 
का वितरण या विभाजन जिस प्रकार हो रहा है। 


१.६६ - रोटी का सचाल 


शायद्‌ आप सममभते हो कि यह क्रम युक्तियुक्त है । आवश्यकताओं 
की पूर्ति होने के पहले आपके पास वे चीजें होनी चाहिएं, जिनसे 
आवश्यकताओं की पूर्ति होगी ) परन्तु कोई भी चस्तु उत्पन्न करने के पहले 
क्या यह ज़रूरी नही है कि आप उसकी आवश्यकता का अनुभव करें ! 
जब मनुष्य स्व-अथम शिकार करने लगा, पशु पालने लगा, भूमि जोतने 
लगा, ओज़ार बनाने लगा, और बाद में मशीनरी का आविष्कार करने 
लगा, तो क्या उसको इन सब कामो के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति की 
आवश्यकता नही थी ? क्या आवश्यकताओं का अध्ययन किये बिना उत्पत्ति 
कर डालना चाहिए ? इसलिए इतना तो कहना ही पडेगा कि यही क्रम 
युक्तियुक्त हे कि पहले आवश्यकताओं का विचार करना चाहिए और 
फिर यह विवेचन करना चाहिए कि उन आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए 
उत्पत्ति का अबन्ध इस समय कैसा है ओर भविष्य मे कैसा होना चाहिए? 

हम इसी क्रम से विवेचन करना चाहते है । 

परन्तु ज्योही हम इस दृष्टिकोण से राजनैतिक अर्थशासत्र का श्रवलोकन 
करते है, त्योही उसका स्वरूप बिलकुल बदल जाता है। तब वह वर्तमान 
अवस्था का केवल एक विवरण या वर्णन नहीं रह जाता, बल्कि वह एक 
विज्ञान बन जाता है। इस विज्ञान की परिभाषा हम इस प्रकार दे 
सकते है--..''मनुप्य-जाति की आवश्यकताओं का और मानव- 
शक्ति के न्यूनतम अपव्यय से उन आवश्यकताओं की पूर्ति के 
साधनो का अध्ययन |”? उसका सच्चा नाम तो होना चाहिए समाज 
का जीवन-शाख्र ( 70एश008ए ० 50८69 ) । वह उसी 
प्रकार का शाख है जिस प्रकार का वनस्पतियों और प्राणियों का प्राणि- 
शास्त्र है, जिससे वनस्पतियों और प्राणियों की आवश्यकताओ का और 
अधिक-से-अधिक लाभदायक मार्गों से उन आवश्यकताओं की पूर्ति का 
अध्ययन किया जाता है | समाजशास्त्रीय (50८70]08०9)) चिज्ञानों 
मे मनुष्य-समाजों के अर्थ-शाखर का वही स्थान है, जो जीवन-शाख्रीय 
( [30087८9[ ) विज्ञानों मे पौधो और प्राणियों के प्राणि-शास्त्र 
काहे। 


डपभोग और उत्पत्ति रा 


६27९० आप दे ८2. 
हमारे विवेचन का क्रम इस प्रकार है| संस हे. सम|्त ३ 


समाज-रूप मे संगठित हुए हैं । इन सबको सवा ने की 
आवश्यकता अतीत होती है । जंगली सोंपडी से उन्हे सन्‍्तोष नहीं होता 
चे अधिक सुखदायी आश्रय चाहते हैं । अब सवाल यह है कि मनुष्य को 
चर्तमान उत्पादन-शक्ति को ही प्रसाण मानते हुए क्या प्रत्येक सजुष्य को 
अपना-अपना मकान मिलना सम्भव है, या नहीं ? साथ ही यह भी कि 
कौन-सा कारण उसके मकान मिलने सें बाधक हो रहा है ? « 

ज्योही हम इस प्रश्न पर विचार करते है, त्योंही हमें मालूम होता है 
कि यूरोप के पत्येक परिवार को बहुत अच्छी तरह से एक-एक सुख सुविधा- 
युक्त घर मिल सकता है | वह घर चैसा ही होगा, जेसे इंग्लेंड, बेल्जियम 
या पुलमेन शहर मे बने हुए हैं, अथवा उतने ही कमरे मिल सकते 
हैं। कुछ दिनो के श्रम से ही एक छोटा-सा सुन्दर हवादार और बिजलीदार 
घर बन कर लैयार हो सकता है । 

परन्तु नब्बे प्रतिशत यूरोपवासियों के पास कभी भी स्वास्थ्यकर घर 
नही रहे हैं; . क्योकि प्रत्येक युग में साघारण लोगो को तो अपने शासकों 
की आवश्यकता-पूर्ति के लिए. दिनरात परिश्रम करना पडा है, और 
उनके पास न इतना समय था, न इतना धन कि थे अपनी इच्छानुसार 
मकान बनाते या बनवा सकते | ओर जब्तक चतंमान परिस्थिति रहेगी 
तबतक उनके पास पर्याप्त मकान नहीं हो सकते | उनको भोपडियों 
था कोपडियो के ही सप्तान घरो से रहना पडेगा । 

इस प्रकार यह स्पप्ट दिखाई देता है कि हमारा विवेचन-क्रम 
अर्थ-शाख्तरियो के विवेचन-क्रम से बिलकुल उल्टा है।वे उत्पत्ति के 
नियमों को बहुत महत्व देते हैं | वे कहते हैं नये बनने वाले मकानों की 
संख्या बहुत ही कम है, ओर उनसे सब की सांग पूरी नहीं हो सकती; 
इसलिए नब्बे प्रतिशत यूरोप-चासियों को मॉपडियो से ही रहना 
'पडेगा । 

अब भोजन के प्रश्न पर विचार करे । अर्थ-शास्री लोग तो पहले 
अस-विभाग से होनेवाले लाभों को गिनाते है, फिर थे कहते हैं कि 


श्ध्प रोटी का सवाल 


श्रस-विभाग के सिद्धान्त के अनुसार यह आवश्यक है कि कुछ लोग 
कृषि का काम करे, और कुछ लोग उद्योग-धंधो का । वे बतलाते है कि 
खेती करने वाले लोग इतनी उत्पत्ति करते है, कारख़ानो से इतनी उत्पत्ति 
होती है, विनिमय (270]9772०) इस अकार चलता है । फिर थे बिक्री, 
लाभ, शुद्ध सुनाफा या अतिरिक्त मूल्य, मज़दूरियाँ या वेतन। टैक्स बैंकिंग 
आदि का विश्लेषण करते है । 

परन्तु उनके विवेचन को यहाँ तक पढ़ लेने पर भी हमे कोई नई 
बात मालूम नही हुईं | फिर हम उन से यह पूछते है कि “जब अत्येक 
परिवार हर साल इतना काफी अन्न उत्पन्न करता है कि दस, बीस या 
सौ आदुमियों को भी खिलाया जा सके, तो क्या कारण है कि करोडो 
मन॒ष्य भूखे रहते है ?” इसके उत्तर मे वे उदी अकार अपने सन्त्र फिर 
पढ़ देते हैं--श्रम का विभाग, वेतन, शुद्ध लाभ, पूंजी आदि। और 
अन्त मे फिर यही परिणाम निकालते हैं कि उत्पत्ति इतनी नहीं होती 
कि सबकी आवश्यकतायें पूर्ण हो सके । यह परिणाम सही हो सकता 
है, परन्तु इसमे हमारी समस्या हल नहीं होती। “क्या मलुप्य अपने 
श्रम से अपनी आवश्यकता के लायक अन्न उत्पन्न कर सकता है, या 
नही कर सकता ? यदि नहीं कर सकता, तो इस मे क्या-क्या बाधायें 
हर 

यूरोप के निवासी पेतीस करोड है। उन्हे इतना अन्न, इतना मास, 
शराब, दूध, अण्डे ओर मक्खन साल भर में चाहिए। उन्हे इतने मकान 
चाहिएँ और इतना कपडा चाहिए, उनकी कम-से-कस आवश्यकताये 
इतनी है । क्या वे इतनी उत्पत्ति कर खबते है? इतनी उत्पत्ति कर 
सकने के बाद भी क्या उनके पास कला-विज्ञान और विनोद के लिए 
अचकाश बच सकेगा ? अर्थात्‌ जीवन के लिए नितान्त आवश्यक पदार्थों 
की श्रेणी से न आने वाली वस्तुओं तथा आवश्यकताओं के लिए उनके 
पास अवकाश बच सकेगा या नहीं ? यदि ऐसा हो सकता है, तो इसमे 
रुकावटे क्या है ? इन बाधाओं को हटाने के लिए लोगो को क्या करना 
चाहिए ? क्या इसमें सफल होने के लिए समय की प्रतीक्षा करनी होगी 7 


उपभीग और उत्पत्ति---१ १६६ 


यदि अतीक्षा करने की आवश्यकता है, तो करे । परन्तु हमे उत्पत्ति का 
उद्देश्य नही भूल जाना चाहिए । उत्पत्ति का उद्देश्य है--सबकी 
आवश्यकताओ की पूर्ति करना | 

यदि मलुप्य की सबसे बडी आवश्यकतायें आज अपूर्ण रहती है, 
तो हमे अपनी उत्पादक-शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ? 
परन्तु आवश्यकताओं के इस प्रकार अपूर्ण रहने का क्या और कोई कारण 
नही है ? सम्भव है कि मनुण्य की आवश्यकताओ को देख कर उत्पत्ति 
न की जाती हो, सम्भव है वह ब्रिलकुल उल्टी दिशा मे भटक गई हो, 
ओर उसका प्रबन्ध दोपपूर्ण हो,--क्या ऐसा नहीं है ? हम सिद्ध कर 
सकते है कि है ठीक ऐसा ही । इसलिए अब हमे यह विचार करना 
चाहिए कि उत्पत्ति का प्रबन्ध फिर से किस प्रकार किया जाय, ताकि 
वास्तव मे सबकी आवश्यकताओ की पूर्ति हो सके । 

हमे तो इस प्रश्व पर विचेचन करने का यही ढंग ठीक समालूस होता 
है ।'यही पुक ऐसा ढंग है, जिससे राजनेतिक अर्थ-शास्त्र एक विज्ञान--- 
सामाजिक प्राणिशासत्रीय विज्ञान--बन सकता है । 

जबतक विज्ञान उत्पत्ति क। विवेचन उसी प्रकार करता रहेगा जिस 
प्रकार वह वतेमान समय से सभ्य जातियों, भारतीय ग्रामो या जंगली 
लोगो में हो रही है, तबतक तो जैसा विवेचन अर्थशाखी आजकल 
करते हैं वैसा ही हो सकता है। प्राणि-शासत्र और वनस्पति-शाखर के 
वर्णनात्मक अध्याय जिस प्रकार के हुआ करते है, यह विवेचन भी उसी 
प्रकार का एक वर्णनात्मक अध्याय हो सकता है। परन्तु यदि यह 
अध्याय इस प्रकार से लिखा जाय कि उससे इस बात पर भी प्रकाश पडे 
कि मनुष्य की आवश्यकता-पूर्ति के लिए शक्ति का मितव्यय केसे हो 
सकता है, तो यह अ्रध्याय अधिक उपयुक्त होगा और उसका वर्णन करना 
भी अधिक मूल्यवान होगा । वह हमे साफ-साफ यह दिखलायगा कि 
च्ंसान प्रणाली से मनुष्य की शक्ति का कितना भयंकर अपव्यय हो रहा 
है। वह यह भी सिद्ध करेगा कि जबतक यह प्रणाली रहेगी तबतक मनुष्य- 
जाति की आवश्यकतायें कभी पूर्ण नही होगी । 


२०० रोटी का सवाल 


हम समझते हे कि उस समय दृष्टिकोश बिलकुल ही बदल जायगा। 
तब हमारा ध्यान उस कर्घ तक ही पहुँच कर न रह जायगा, जो इतने- 
इतने गज़ कपडा बुनता है; न उस मशीन तक ही, जो लोहे की चहदर में 
छेद करती है; ओर न उस तिजोरी तक ही पहुँचकर रह जायगा, जिससे 
कंम्पनियों के हिस्सो का झुनाफा भरा जाता है; परन्तु हमारा ध्यान उस 
मनुष्य पर भी जायया, जो उत्पत्ति करता है, पर उसकी उत्पत्ति से प्रायः 
दूसरे ही मो उडाते है ओर वह वंचित रह जाता है। हमे यह भी समझ 
लेना चाहिए कि दृष्टिकोण ग़लत होने से, तो जो मूल्य भ्ोर विनिमय 
के “नियम” कहलाते ' हैं, वे अःजकल,: घटित होनेवाली घटनाओं 
की बडी ग़लत व्याख्या है। ओर जब्र उत्पत्ति की व्यवस्था इस-प्रकार कर 
दी जायगी कि उससे समाज की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी, 
तब सारी बातें ब्रिलकुल बदल जायेंगी । 


२ 


यदि आप हमारे दृष्टिकोण से देखने लगे तो राजनैतिक श्रर्थशाख 
के सारे सिद्धान्तो की सूरत ही बदल जायगी । 

उदाहरणार्थ अति-उत्पत्ति (()ए८०००700007) को लीजिए । यह 
शब्द हमारे कानो मे रोज़ गूजता रहता है। जितने अर्थशाख्री, अर्थशाख 
परिषदो के सदस्य, या अर्थशास्त्रीय डिप्रियो के उस्मेदंवार है वे सब, 
दलीलें दे-दे कर यही सिद्ध करते है कि अति-उत्पत्ति के कारण ही संसार 
मे व्यापारिक संकट-काल आया करते है--अर्थात्‌ इस कारण कि किसी 
समय आवश्यकता से अधिक रुई, कपडे, खाद्य-सामग्री या घडियों की 
उत्पत्ति हो जाती है, हम सभी ने उन पूँजीपतियों की लूट के विरुद्ध ज़ोर 
की आवाज़ उठाई है। हम ने कहा है कि वे जान-बूक कर इतना माल 
उत्पन्न करने पर तुले हुए है कि जितना शायद्‌ खप नहीं सकता । 

परन्तु ध्यानपूर्वक जॉच करने से मालूम होगा कि ये सारे तक॑ ठीक 
नही है। इस्तैमाल मे आनेवाली चीज़ो में से चास्तव में क्या एक भी ऐसी 
चीज़ है, जो आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होती है? कई देश बहुत-सा 


उपभोग और उत्पत्ति--२ २०३१ 


माल बाहर सेजते हैं । उनमे से एक-एक चीज पर विचार कीजिए। आपको 
मालूम हो जायगा कि प्राय. सारी चीजें निर्यात करनेवाले देशों के 
निवासियों के लिये ही काफी उत्पन्न नही होती | 
ओ गेहूँ रूस का किसान दूसरे देशों को सेजता है, वह रूस-निवासियों 
की आवश्यकता से अधिक नहीं है। यूरोपियन रूस मे गेहूँ और 
राई (ए८)---एक किस्म का काला अनाज---जो बडी प्रचुरता से होते 
हैं, वहाँ के निवासियों के लिए केवल पर्याप्त ही होते हैं। यह तो साधारण 
नियम-सा है कि जब किसान टेक्‍्स और लगान चुकाने के लिए अपना गेहूँ 
था राई बेचता है, तो उसके पास से उसकी आवश्यकता के लायक गेहूँ 
भी कम हो जाता है । 
इंग्लेण्ड दुनिया के चारो खूँंट पर अपना कोयला भेजता है, पर वह 
'कोयला उसकी निज की आवश्यकता के अतिरिक्त नही होता । देश के घरू 
उपयोग के लिये तो प्रति व्यक्ति साल भर मे केवल तीन-चौथाई टन ही 
कोयला बच पाता है । लाखो इग्लेर्ड-चासियो को शीतकाल मे आग 
भी नही मिल पाती, या केवल इतनी-सी मिलती है कि उससे थोडी सी 
शाक' ही पका सकें । इंग्लेणड तो दुनिया में सबसे बडा निर्यात करने 
वाला देश है, परन्तु वहाँ केवल कपडा ही एक ऐसी चीज है, जो 
सर्वेतराधारण के उपयोग की है, ओर इसकी उत्पत्ति शायद्‌ आवश्यकता से 
अधिक होती है। परन्तु जब हम यह देखते हैं कि इंग्लेण्ड के सयुक्त 
राज्य की एक-तिहाई जनत। फटे कपडे पहनती है, और उन्हे ही नियामत 
समझती है, तो हम सोचते है कि जो कपडा बाहर जाता है क्या वह 
जनता की सच्ची आवश्यकताओं के लिए यथेष्ठ नहीं होता ? 
आजकल जो माल बाहर भेजा जाता है, साधारणतः वह देश की 
आवश्यकता से अधिक नही होता । संभव है, प्रारंभ में ऐसा रहा हो । 
नंगे पांच वाले चमेकार की कहानी+पहले कारीगरों के विषय में कही जाती 
थी। वह आज के राष्ट्रों के विषय में भी उतनी ही सच्ची झहरती है । जो 
चस्तुये आवश्यकता की होतो है, उन्हे हम बाहर भेज देते है, और 
हमारे ऐसा करने का कारण यह है कि श्रमिक लोगो में यह शक्ति नहीं 


२०२ रोटी का सवाल 
है कि पू जीपति का किराया और साहूकार का व्याज देने के बाद 
वे अपने वेतन से अपनी ही उत्पन्न की हुई चीज़ो को ख़रीढ सके । 
सिफ़े इतना ही नहीं होता कि हमारी नई उत्पन्न होनेवाली सुखेच्छायें 
बिना पूर्ति के रह जाती. है; परन्तु प्रयः जीवन की भौतिक आवश्यकताओं 
की--चीज़ों को भी कमी रहती है । अतः “अतिरिक्त उत्पत्ति! का 
अस्तित्व ही नहीं है । कम-से-कम उसका अस्तित्व उस भाव से तो नहीं 
जिस भाव में राजनेंतिक अर्थशाख के सिद्धान्तवादी उसे अयुक्त 
करते है। 
दूसरी बात लीजिए। सारे अर्थशास्री कहते है कि यह एक सिद्ध 
नियम है कि “मनुष्य जितना अपने डपयोग मे लाता है, उससे अधिक. 
उत्पन्न करता है ।”” अपनी कमाई में से ख़र्च करने के बाद उसके पास 
अतिरिक्त भी बचता है। मसलन कृपकों का एक परिवार इतना उत्पन्न 
करता है, जो कई परिवारों के खाने के योग्य होता है--इत्यादि । 
हमारी दृष्टि से तो इसको बार-बार दोहराने का कोई अर्थ नही है । 
यदिं इसका अर्थ यह है कि भत्येक पीढ़ी श्रागे आनेवाली पीढियो के लिए 
कुछ-न-कुछ छोड जाती है, तब तो यह सही हो सकता है। उदाहरणार्थ 
एक किसान एक पेड लगाता है । वह पेड शायद तीस, चालीस या सौ 
वर्ष तक खडा रहेगा, और उसके फल उसके पोत्र भी खायेंगे । अथवा वह 
कुछ बीघे नई ज़मीन साफ़ करता है । हम कहते है कि आगामी पीढियो 
की जायदाद मे इतनी बृद्धि हुई। सडके, पुललें,' नहरे, मकान और 
फरनीचर---यह ऐसा घन है, जो आगामी पीढ़ियो का उत्तराबिकार होगा । 
परन्तु अर्थशाखियो का यह तात्पर्य नही है। वे कहते है कि किसान 
के लिए ख/े को जितने अन्न की आवश्यकता होती है, उससे अधिक 
उत्पन्न करत, है | पर यही बात उन्हे इस प्रकार कहनी चाहिए---किसान 
से उत्पत्ति का बडा भाग राज्य अपनेः टैक्‍स के रूप मे, पादरी अपने 
धर्म-दशमोश के रूप मे, और भूमिपति लगान के रूप मे ले लेता है। 
किसान-वर्ग पहले जितना उत्पन्न करता था, उतना सब अपने उपयोग मे 
ले आता था, सिफे आकस्मिक ख़र्चो या पेड लगाने, सडक बनाने आदि 


डपभोग और उत्पत्ति--२ २०रे 


के लिए कुछ बचाता था | पर श्रव उस वर्ग का यह हाल हो गया है कि 
उसे मज़बूरन बडी दरिद्वता मे मुश्किल से ग्रुजारां करते हुए रहना पडता 
है। और उसकी उत्पत्ति का बचा हुआ भाग राज्य, जमीदार, पादरी और 
व्याज वाले ले लेते है । 

इसलिए हम इस बात को इस प्रकार कहना अधिक उचित समभते 
है कि--खेतो और कारखानों पर काम करने वाले मजदूर आदि लोग 
जितना उत्पन्न करते है उससे कम अपने उपभोग मे लाते है। 
क्योकि उन्हे सजबूरन अपनी सेहनत की उत्पत्ति का अधिकांश बेच देना 
पडता है, ओर केवल थोडे से अंश से ही सन्तुष्ट रहना पडता है । 

हमे यह भी देख लेना चाहिए कि यदि राजनैतिक अर्थ-शाखतर मे हम 
व्यक्ति की आवश्यकताओं से प्रारम्भ करते है, तो ठीक साम्यवाद 
((:०॥77 प७॥0) पर ही पहुँचते है और यही एक ऐसा संगठन है 
जिसके द्वारा हम अत्यन्त पूर्ण ओर मितव्ययी मार्ग से सब की 
आवश्यकताओ को पूरा कर सकते है । दूसरी ओर यदि हम अपने प्रचलित 
ढग के अनुसार उत्पत्ति से आरम्भ करते है, लाभ और अतिरिक्त मूल्य 
को अपना लक्ष्य बनाते ह, ओर यह नही विचारते कि आवश्यकताओ के. 
अनुसार हमारी उत्पत्ति होती है या नही, अनिवार्य रूप से हम पूजीवाद 
पर, या अधिक-से-अधिक समष्टिवाद॒ पर पहुँचते है । दोनो ही वर्तमान 
वेतन-प्रथा के दो भिन्न-भिन्न रूप है । 

वस्तुत* जब हम व्यक्ति श्रार समाज की आवश्यकताओं का विचार 
करते है ओर उन साधनों का विचार करते है, जिनका मनुष्य ने अपनी 
उन्नति की विविध दशाओं मे उन-उन आवश्यकताओं को पूरी करने के. 
लिए प्रयोग किया तो तत्काल हमे यह जरूरत महसूस होती है कि हम 
अपने कार्या को विधिवव बनाये, ओर आज-कल की तरह चाहे-जो-कुछ 
उत्पत्ति न करते रहे । यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो धन उपभोग मे 
नही आ चुकता, ओर पीढी-दर-पीढी उत्तराधिकार के रूप मे जाता है, 
उस पर थोडे ल्लोगो का कब्जा कर लेना सब के हिता के अनुकूल नही 
है । ओर यह भी सत्य मालूम होता है कि इन तरीको के कारण समाज 


२०४ रोटी का सवाल 


के तीन-चोथाई भाग की आवश्यकताये पूरी नही हो पातीं | अतः वर्तसान 
समय में मनुष्य-शक्ति का अपव्यय व्यथ बातो 
रा मे हो रहा है, वह भी 

इसके अलावा हमे यह भी पता लगता है कि वस्तुओं का सबसे अच्छा 
उपयोग यही है कि उनसे सबसे पहले उन आवश्यकताओं की 
यूर्ति की जाय, जो सब से ज्यादा ज़रूरी है। दूसरे शब्दी में कहा जा 
सकता है कि जिसे वस्तु का “व्यवहार-मूल्य' (४०७]४७ 77 ए्५८) कहा 
जाता है वह कोरी सनक या कल्पना के श्राधार पर नहीं है, परन्तु वह 
सच्ची आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर है । 

साम्यवाद का अर्थ है, समष्टिरूप से उपभोग, उत्पत्ति और 
विनिमय की दृष्टि के अलुकूल एक संगठन। ओर जब हम वर्तमान 
अवस्था पर उपयुक्त ढंग से विचार करते है तब स्वाभाविक रूप से 
समाजवाद के परिणाम पर पहुँचते हैं । हमारी सम्मति मे यही एकमान्न 
चैज्ञानिक संगठन है । 

जो समाज सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहेगा, और इस 
लच्य मे सफल होने के लिए उत्पत्ति का ठीक-टीक प्रबन्ध करना जानेगा, 
उसको उद्योगो के कई सिथ्या विश्वासों को भी निकाल देना पडेगा । इन 
सिथ्या विश्वासो मे सबसे पहला श्रम-विभाग का सिद्धान्त है, जिसका 
अचार अर्थशाखी प्रायः किया करते है । हम इस पर अगले परिच्छेद मे 
विचार करेंगे । 


3 १ प्र 
श्रम-विभाग 
१ 


राजनीतिक अर्थशास्त्र समाज की बातो का, जिस प्रकार कि वे घटित 


छुआ करती हैं उसी प्रकार, वर्णन मात्र कर देता है, ओर इस भाँति 


बलवान वर्ग के हितार्थ उनका समर्थन कर देता है । इसलिए उसकी 


अ्रस-विभाग--- १ २०७ 


सम्मति उद्योग-धन्धो से श्रम-विभाग के पक्ष मे है। श्रम-विभाग 
पूंजीपतियो के लिए लाभदायक है, अतएवं इसे एक सिद्धा्त का रूप 
दे दिया गया है । 

वर्तमान अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ ने गांव के एक लुहार 
का उदाहरण दिया है । यदि लुहार को कीले बनाने का अभ्यास नहीं है 
तो वह बडी मेहनत' से दिन सर से सुश्किल से दो सो या तीन सो 
कीले बना पायगा, आखें भी अच्छी न होगी | परन्तु यदि उस लुहार 
ने जन्म भर कीले ही बनाई हो तो वह एक दिन में दो हजार कीलें 
बना देगा | इससे एडम स्मिथ ने यह परिणाम निकाला है----अ्रम 
का विभाग करो, विशेषीकरण (5.02८959/07) करो, विशेषीकरण 
बढ़ाते जाओ । हमारे पास ऐसे-ऐसे लुहार होने चाहिऐँ जिन्हे कीलो के 
सिरे या नोके ही बनाना आता हो । इस प्रकार हम उत्पत्ति को बहुत 
अधिक बढा सकेंगे । हमारी सम्पत्ति बढ जायगी ।” 

परन्तु उसने इस बात को भुला दिया कि जीवन्भर कीलों के सिरे 
बनाते-बनाते बेचारा लुहार घबरा जायगा ओर उसे अपने कार्य मे 
कोई दिलचस्पी न रहेगी । उसने इस बात को भी भुला दिया कि जब 
लुहार केवल इतना-सा ही काम जानता होगा, तो वह कारखानेदार की 
दया का बिलकुल सोहताज हो जायगा | वह बारह महीनो मे चार महीने 
बेकार रहेगा, और जब उसकी जगह कई नोसिखिये कास करने को मिलने 
लगेंगे तब उसकी मज़दूरी बहुत कम हो जायगी । इन सब बातो पर 
विचार किये बिना ही एडम स्मिथ ने बडी प्रसन्नता से घोषणा की कि 
“श्रम-विभाग की जय हो ! इसी सोते की खान से राष्ट्र सम्पत्तिशाली बन 
जायगा !” और उसकी इस आवाज़ से सब लोगो ने उसका साथ दिया । 

बाद से सिसमार्डी या जे० बी० सेय जैसे आदुमियों ने इस बात को 
समझा कि श्रस-विभाग से राष्ट्र की घन-वृद्धि तो विज्ञकुल नही होती। 
हा, धनिको के धन की बृद्धि अवश्य होती है। और वह मजदूर, जो 
जीवन भर पिन का अठारहवॉ भाग ही बनाता रहता है, बुद्धिहीन होकर 
दरिद्वता मे डूब जाता है । इसका उत्तर राजनैतिक अर्थशाखियों ने क्या 


२०६६ रोटी का सचाल 


दिया ? कुछ भी नही। उन्होंने इस बात को नही विचारा कि जब श्रसिक 
चुडिहीन हो जायगा और आविष्कार का होसला खो बेंठेगा, तो यह कैसे 
सम्भव होगा कि तरह-तरह के नय्रे-नये धंधे राष्ट्र की उत्पत्ति को बढाने 
के लिए निकल सके ? इसी प्रश्न पर अब हस विचार करेंगे । 

फिर भी स्थायी ओर पैतृक श्रम-विभाग के इस सिद्धान्त का यदि 
सिफ विद्वान अर्थशासत्री लोग ही प्रचार करते, तो हम उनके कार्य मे 
बाधा नहीं डालते । परन्तु विज्ञान के दिग्गजों द्वारा फैलाये हुए ये 
सिद्धान्व साधारण जनता के ढिसागो से भी घुस ज्ञाते है और उनके 
मस्तिप्क को चिक्वत कर देते हैं। जब मध्यम-चर्ग के सारे लोग और 
श्रमिकलोग भी बार-बार श्रम-विभाग, झुनाफ़ा, व्याज, लेन-देन आदि 
की चर्चा इस प्रकार सुनते है, मानो ये स्वयंसिद्ध बाते है, तब तो वे भी 
अर्थ-शास््रियों की'भॉति तकी करने लगते है । बे भी इन ऊूठे देवताश्ो की 
पूजा करने लगते है। 

इस श्रकार हम ठेखते है कि अधिकॉश साम्यवादी और थे लोग भी 
जिन्‍्होने अर्थ-शासत्रीय विज्ञान की गलतियों को निर्भेयताएूर्वक प्रकट किया 
है, श्रम-विभाग का रासर्थन करने लगते है । उनसे पूछिए कि क्रॉति-युग 
में श्रस का कैसा अबन्ध करना चाहिए तो वे कहेंगे कि श्रम-विभाग को 
तो कायम रखना पड़ेगा । अर्थात्‌ क्रान्ति से पहले यदि श्राप पिन की नोक 
तेज्ञ करने का काम करते थे तो क्रान्ति के बाद भी आप को वही काम 
करना पडेगा । इसमे तो संदेह नहीं कि आपको पोंच घंटे से अधिक काम 
करना न पडेगा, परन्तु आपको जीवन सर पिन की नोक ही तेज करनी 
पडेगी । और दसरे लोग ऐसी मशीनों के डिज़ाइन ही सोचा करेंगे 
जिनसे आप जीवन से अरबो पिनें तेज़ कर सकेंगे । इसके अतिरिक्त, दूसरे 
लोग साहित्य, विज्ञान, कला आदि की शाखाओं के विशेषज्ञ बना करेगे । 
आप तो इसीलिए पेदा हुए हैं कि पिनो को तेज्ञ करते रह, आर पास्टयर 
इसीलिए पेदा हुआ था कि वह एंथे,क्स ( विषेला घुराना फोडा ) 
क  टीके का आविष्कार करता रहे । जब क्रान्ति हो जायगी तब भो आप 
अपना वही धन्धा करते रहेगे । यह सिद्धान्त बडा भयकर है, समाज के 


श्रम-विभाग---१ २०७ 


लिए अत्यन्त हानिकारक है, मनुष्य को पशु बना देने वाला है, ओर इससे 
अबतक नाना-विध हानियाँ हो चुकी है। अब हम इसके विविध 
स्वरूपो पर विचार करेंगे । 

हमको मालूम है कि श्रस-विसाग के बहुत से बुरे परिणास हुए हैं। 
पक दुष्परिणाम तो यह है कि ससाज दो वर्गों में विभक्त हो जाता है। 
सुक चर्ग तो उत्पत्ति करनेवाले श्रमिकों का होता है। वे लोग अपनी 
उत्पत्ति से से बहुत थोडी का स्वय उपभोग करते दें और केचल शारीरिक 
श्रम का कास करने के कारण उन्हे मस्तिष्क से काम लेने की जरूरत नही 
पडती । वें काम भी बुरा करते हैं, क्योकि उनका सरितप्क निष्किय रहता 
है । दूसरा वर्ग है उन लोगो का, जो केवल उत्पन्न साल का डपभोग करते 
रहते है, जो स्व्रय बहुत थोडा उत्पन्न करते हैं, या कुछु भी उत्पन्न नही 
करने । उन्हे दूसरा के लिए सला-बुरा सोचने का विशेषाधिकार प्राप्त है । 
ये लोग सोच-विचार भी घुरा करते हैं, क्योकि शारीरिक श्रम करने व/लो 
से उनका परिचय नहीं होता । एक दुष्परिणाम यह भी है कि खेती का 
काम कैरनेवाले श्रमिको को मशीन का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, और 
मशोनरी के श्रमिक खेती दे बारे में कुछ नहीं जानते । वर्तमान कारखाने 
यह चाहते है कि एक लडका तो मशीन को ही चलाता रहे, चह उस 
मशीन को न समझ सके, ओर न उसे समझने की आवश्यकता है। 
इसके अलावा एक फोरमसैन काम करनेवाला रहे । वह उस लडके पर जुर्माना 
करे, यदि उसका ध्यान जरा भी मशीन से हट जाथ। ओद्योगिक अन्‍्त्रों 
से खेती का आदर्श यह है कि खेत मे काम करनेवाला मजदूर तो बिलकुल 
न रहे, बल्कि उसके स्थान पर एक ऐसा आदसी कायम हो जाय जो 
स्टीमहल भी चला ले और अनाज निकालने (!']॥7०8]78) की सशीन 
भी चला ले | श्रम-विभ्ञाग का अर्थ यह है कि आदमसियो पर जीवन भर 
के लिए खास-खास कामों की छाप या मुहर लगा दी जाए । कुछ आदसी 
कारखाने मे रस्सी बटने के लिए निश्चित्त हो जाय॑, कुछ आदमी फोरमैन 
के कस के लिए निश्चित हो जायें, कुछ आदसी खान के किसी विशेष 
साथ में कोयले की टोकरियां को उठाने के लिए निश्चित हो जायें, परन्तु 


श्ण्८ रोटी का सवाल 


उनमे से किसी को भी सम्पूर्ण मशीन, सम्पूर्ण व्यवसाय या सम्पूर्ण खान 
का कुछ भी ज्ञान न हो सके । इसका फल यह होता है कि श्रम का प्रेम 
ओर आविष्कार की योग्यता मनुष्य मे से नष्ट हो जाती है। वर्तमान उद्योग- 
धन्धों के प्रारंभ मे श्रम के इसी प्रेम ओर आविष्कार की इसी योग्यता ने 
तो सशीनरी को जन्म दिया था, जिस पर हम सब इतना अभिमान करते है। 
अर्थ-शाख्तरियो ने व्यक्तियों के विषय मे जिसबात को कार्य मे परिणत 
किया, उसी बात को वे राष्ट्री के विषय मे भी करना चाहते थे । वे चाहते 
थे कि मनुष्य-जाति का इस प्रकार विभाग किया जाय कि प्रत्येक राष्ट्र 
अपनी-अपनी विशेषता रखता हुआ, एक अलग-अलग कारखाना बन जाय। 
उन्होने कहा था कि रूस अन्न उत्पन्न करने के लिए ही बना है। 
इग्लैण्ड सूत तैयार करने के ही योग्ट बनाया गया है और स्वीज़रलैण्ड 
इसीलिए बनाया गया है कि वह नर्स और बालकों की अभिभाविकायें 
तैयार करे । इसके अतिरिक्त अत्येक नगर का भी विशेषीकरण किया गया। 
प्रत्येक नगर की प्रथकू-प्थक्‌ विशेषता बनाई गईं । लियोन्स (क्रान्स) नगर 
का काम रेशम शुनना, आवने नगर का काम बेल के फीते बनानाँ और 
पेरिस का कास यह बनाया गया कि वह शौक की चीज़े बनाये। श्र्थ-शास्त्री 
कहते थे कि इस प्रकार उत्पत्ति और खपत का बडा भारी क्षेत्र खुल जायगा 
ओर इस भांति मनुष्य-जाति के लिए असीम सम्पत्ति का युग आनेवाला है ।' 
परन्तु ज्योही यन्‍्त्रो और उद्योगों का ज्ञान बाहर फैला व्योही ये 
सारी आशायें नष्ट हो गई | जबनक इंगलेण्ड बडे पैमाने पर सूती कपडा 
और धातुओं का सामान तैयार करने वाला अकेला देश रहा, ओर जबतक 
पेरिस नगर अकेला शौक की सुन्दर-सुन्दर कलामय चीज़े बनानेवाला 
रहा, तबतक तो बात ठीक रही । तबतक अर्थ-शाखी श्रम-विभाग के 
सिद्धान्त का प्रचार करते रहे और उनका किसी ने खंडन नही किया । 
परन्तु सारे सभ्य राष्ट्री मे धीरे-धीरे नई विचार-धारा पहुँच गई 
और वे सब अपनी-अपनी आवश्यकता के उद्योग-घंधो को अपनाने लगे। 
जो माल पहले दूसरे देशों से आता था या अपने उपनिवेशों से आता 
था (डपनिवेश भी तो अपने-अपने माठ-देश से अपने को स्वतन्त्र करने 


उद्योगों का निष्केन्द्रीकरण---१ २० ६ 


लगे ), उस माल को उन देशो ने स्वयं उत्पन्न करना हितकर समक्का । 
वैज्ञानिक अन्वेषणों के कारण उत्पत्ति के तरीके सार्वभौस हो गये । जो' 
चीज़ घर मे बन सकती थी उसके लिए विदेश को भारी कीमत देना व्यथे 
समभा गया । अब तो हम देख रहे है कि श्रम-विभाग का जो सिद्धान्त 
पहले बडा. दृद समझा जाता था वह इस ओखज्योगिक क्रान्ति के कारण 
पूर्णत. खंडित हो गया है । 


;) 


१६ 
उद्योगों का निष्केन्द्रीकरण' 


२ 


नेपोलियन के थुद्धों के बाद ब्रिटेन ने फ्रान्स के उन सुख्य-मुख्य 
उद्योग-धन्धो को प्राय, नष्ट कर दिया था जो वहाँ उससे पहले क़ायम 
थे। वह ससुद्र का भी स्वामी बन गया था और यूरोप मे उसका कोई 
बडा प्रतिद्दन्द्दी न रह गया था। उसने इस स्थिति से लाभ उठाया ओर 
जद्योगो पर एकाधिकार जमा लिया | जिस माल को केवल वही बना 
सकता था उसका सनमाना मूल्य रक्‍्खा | पडोसी देशों से खूब धन 
इकट्ठा किया ओर अत्यन्त समुद्धिशाली बन राया । 
परन्तु अठारहवी शत्तावदी की सध्यम-वर्गीय क्रान्ति ने फ्रान्स से 
कृपको की दासता को मिटा दिया और दरिद्रों का एक वर्ग उत्पन्न करे 
दिया । इस कारण यद्यपि कुछु समय के लिए चहाॉ के उद्योग-धन्धे मन्दे 
पड गये, तथापि फ्रान्स फिर उठा ओर उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराध में 
उसे इंग्लेण्ड के बने हुए माल को मेंगाने की जरूरत न रही | आज़ चह 
थे विचार अधिक विस्तार से 'प7क्‍0]05, 79४८६०77९४ 300 
५४०१]०६४०७ ' मे मिल्लेगे । यह घुस्तक मण्डल से शीघ्र ही अकाशित 
होगी । 
१४ 








२१० ,.._ रोटी का सवाल 


भी निर्यात-व्यापार करने वाल्ला र:ड् बन गया हैं। यह छुः करोड पौंणड 
से भी अधिक का तैयार साल बाहर मभेजता है और , इसमे से दो-तिहाई 
माल कपडा होता है। निर्यात-सम्बन्धी कार्य वा विदेशी व्यापार से गुजारा 
करने वाले फ्रान्सवासियों की संख्या तीस लाख है | 

अतः फ्रांस इंग्लेण्ड का माल लेने वाला देश नही रहा। उसने भी 
विदेशी उद्योग-घन्धों की कुछ शाखाओं पर अपना एकाधिकार जमा 
लिया । वह स्वयं रेशमी चख्र, पहनने के तेयार कपडे आदि माल बाहर 
भेजने लगा और उसने बहुत मुनाफा कमाया । परन्तु जिस प्रकार इंग्लेए्ड 
के सूती माल का एकाधिकार आजकल नष्ट होता जा रहा है, उसी प्रकार 
फ्रॉस का भी यह एकाधिकार सदा के लिए नष्ट होता जा रहा है। 

उद्योग-धन्धे पूर्व की ओर बढते हुए जर्मनी में पहुँच गये | पचास 
साल पहले जर्मनी इंग्लेएड ओर फ्रॉस से ऊँचे ढर्जे का तेयार माल मेंगाया 
करता था.। अरब नही मँगाता । पिछले पचास वर्षों मे, और विशेषकर 
फ्रांस-जमे न युद्ध के काल में जर्मनी ने अपने उद्योग-धन्धो का पुनः पूर्ण 
संगठन कर लिया है। नये कारख़ानों मे बढ़िया-से-बढिया मशीनरी लगी 
है। मेंचेम्टर और लियोन्स के सूती और रेशमी माल का नया-से-नया 
नमूना जर्मनी के कारख़ानों मे बनने लगा है। मेंचेस्टर और लियोन्स 
के कारीगरो को आधुनिक यम्त्रों के निर्माण करने में दो-तीन पीढियों लगी; 
परन्तु जर्सती ने उन यन्‍्त्रों को पूर्ण विकसित श्रवस्था मे ले लिया । 
उद्योग-धन्धों की आवश्यकता के अनुकूल ओद्योगिक ओर यान्त्रिक शिक्षा 
के स्कूल खुल गये, और वहाँ से ऐसे-ऐसे होशियार काम करने वाले 
निकलते हैं कि जो हाथ और दिमाग़ दोनो से कारखानो में काम करते 
हैं। जिस अवस्था को मैचेस्टर और लियोन्स के उद्योग-घन्धे पचास वर्ष 
तक अन्धकार भें काम करते हुए, प्रयत्न और प्रयोग करते हुए, पहुँचे थे 
डस अचस्था से तो जर्मनी के उद्योग-धन्घे अपना आरम्भ करते हैं ! 

चूँकि जर्मनी अपने देश मे दी बहुत अच्छा माल तैयार करने लगा 
है, इसलिए फ्रांस और इंग्लेस्ड से आनेवाला साल हर साल कम होता जा 
रहा है । वह तैयार साल मे उनका मुकाबिला एशिया और अ्रफ़रीका मे 


3 


उद्योगों का निष्केन्द्रीक्ीण---१ २११ 


हो नहीं करता; बल्कि पेरिस ओर लन्दन में भी करता है । फ्रान्स के 
अदूरदर्शी लोग भले ही इसका कारण फ्रकफोर्ट की संधि बतलाते रहें 
और इंग्लेण्ड के कारखानेढार जर्मनी की प्रतिहन्द्रिता का कारण भले ही 
श्ेल-किराये का थोडा अन्तर बतलाते रहे, वे भले ही प्रश्नो के छोटे-छोटे 
'पहलुओ को ही देखते रहे और बडी-बडी ऐतिहासिक बातो को छोडते 
रहे; परन्तु यह तो निश्चित ही है कि जो मुख्य-सुख्य उद्योग-धन्धे पहले 
इंग्लेणए्ड और फ्रॉस के हाथो से थे, वें अब पूषे की ओर जमनी मे बढ़ 
गये हैं। जर्मनी कार्य-शक्ति से भरा हुआ एक नया देश था, वहा के 
मध्यम-वर्ग के लोग बुद्धिमान थे, और वे भी विदेश से व्यापार करके 
धनी बनना चाहते थे । 

इधर जर्मनी फ्रांस और इड्ललेंड की ओद्योगिक अधीनता से मुक्त हो 
गया । चह अपना कपडा आप बनाने लगा, उसने अपनी मशीनें आप 
खडी करली, ओर वह वास्तव में सब प्रकार का माल बनाने लगा । उधर 
म्रुख्य-सुख्य उद्योग-धन्धे रूस से भी उत्पन्न हो गये । रूस के डद्योग- 
धन्धो का विस्तार नया-नया होने के कारण बडा शिक्षाप्रद है । 

१८०६१ में जब रूस मे कृषक दासता का अन्त हुआ था, तब चहाँ 
आय. एक भी कारखाना नही था। सशीनें, रेलें, रेलवे-एंजिन, बढ़िया 
कपडा और वस्र-सम्बन्धी सामान आदि जो-कुछ आवश्यक होता था 
सब पश्चिसी यूरोप से आया करता था । पर उसके बीस साल बाद ही 
रूस मे ८९,००० कारखाने कायम हो गये और रूस के तैयार माल का 
मूल्य चोगुना हो गया ।  , 

पुरानी सशीनरी को हटा कर नई लगा दी गईं । अब रूस सें प्रायः 
सारा फोलाद, तोन-चौथाई साधारण लोहा, दो-तिहाई कोयला, सारे 
रेलवे-एंजिन, रेल की गाडियाँ एवं पटरियाँ ओर प्रायः सारे जहाज़ वहीं 
सैयार हो जाते हैं । 

अशथ्शास्त्रियों ने तो लिखा था कि रूस देश बनाया ही इसलिए 
गया है कि वह केवल खेती करता रहे, परन्तु चह शीघ्र ही एक ओद्योगिक 
देश बन गया । वह इद्जलेण्ड से प्रायः कुछ भी माल नही सेंगाता, और 


र१२ | रोटी का सवाल 


जर्मनी से भी बहुत थोडा मँगाता है । 

अर्थशासत्री इन बातों का कारण आयात-निर्यात कर बताते हैं। फिर 
भी रूस में बना हुआ सूती माल उसी क़ीमत पर बिकता है, जिस कीसत 
पर लन्दन में । पूंजी की न कोई मातृभूमि हे,'न कोई धर्म अथवा जाति । 
जर्मनी और इड्जलेण्ड के पूँजीप्रतियो ने अपने-अपने यहाँ के इझ्लीनियरो 
ओर फोरमैनो की सहायता से रूस और पोल्लेण्ड मे भी कारख़ाने कायम 
कर दिये, और वहाँ तैयार होनेवाला साल : इंग्लेएड के बढिया-से-बढिया 
साल की टक्कर लेने लगा । यदि भविष्य में आयात-निर्यात-कर' बन्द कर 
दिये जाथ॑, तो उससे उद्योग-घन्धो को लाभ ही होगा । हाल ही से ब्रिटेन 
के कारखानेदारों ने एक और ऐसा काम किया है, जिससे पश्चिम से थाने 
वाले सूती ओर ऊनी माल को और भी आधात पहुँचा । उन्होंने दक्षिण 
ओर मध्य रुस में बेडफोड की बढिया-से-बढ़िया मशीनरी लगा कर 
बडे-बडे ऊन के कारख़ाने कायम कर दिये । अब रूस को इंग्लेण्ड, फ्रॉस 
और आस्ट्रिया से सिर्फ बहुत बढ़िया कपडा या ऊनी माल संगाने की 
ज़रूरत रहती है| अन्य माल उसी देश में निज के कारख़ानों और 
घरेलू धन्धों द्वारा तैयार हो जाता है । 

प्रधान-प्रधान उद्योग-धंधे न फेवल पूर्व दिशा की ओर ही अग्रसर 
हुए है, भत्युत वे दक्षिण के प्रत्यद्वीपो मे भी बढ रहे हैं । १्यम४ मे 
दयूरिन (इटली) में रदर्शनी हुई थी और उसी में इंढली के तैयार माल 
की उन्नति स्पष्ट अकट होती थी। फ्रांस और इठली के मध्यमवर्गों में जो 
पारस्परिक द्वेष है उसका कारण भी औद्योगिक प्रतिह्न्द्रिता ही है। स्पेन भी 
ओऔद्योगिक देश बनता जा रहा है। पूर्व से बोहेमिया एकद्म बडे महत्व 
का औद्योगिक केन्द्र बद गया है, जिसमें उन्नत मशीनरी और श्रेष्ठ 
वैज्ञानिक तरीको से काम होता है । 

सुख्य-सुख्य उद्योग-घन्धे! की उन्नति के विषय मे हम हंगरी का भी 
उदाहरण दे सकते है । परन्तु हम त्रेज़ील का ही उदाहरण क्यों न लें ! 
अर्थशास्त्रियो ने तो कह दिया था क्रि ब्रेज्ञील को प्रकृति ने बनाया ही 
इसलिए है कि वह रुई उत्पन्न करे, उस कच्ची रुद्दै को विदेशों में निर्यात 


उद्योगों का निष्केद्रीकरण---१ २१३ 


करे, और बदले मे यूरोप से तैयार कपडा मेंगाया करे। वस्तुतः चालीस 
चर्ष पहले ब्रेज़ील मे सिर्फा नो हूटे-फूटे कपडे के कारख़ाने थे, 
जिनमें ३८४ तकुए चला करते थे । आ्राज उस देश से १६० रुई की 
मिलें हैं, जिनमे १९,००,००० तकुए और &०,००० कर्षे लगे हुए हैं 
तथा जिनके द्वारा €० करोड गज्ञ कपडा अति वर्ष तैयार किया जाता है। 

मेक्सिको भी यूरोप से कपडा नही मेंगाता और अपने देश से ही 
सफलतापूर्वक सारा सूती कपडा बना लेता है । यूनाइटेड स्टेट्स 
(असेरिका) ने तो यूरोप की सरपरस्ती को बिलकुल हटा दिया और 
अपनी औद्योगिक शक्तियों को बहुत अधिक विकसित ओर उन्नत बना 
लिया है । 

परन्तु राष्ट्रीय उद्योगो के विशेषीकरण ( 5062ाव20707 )के 
सिद्धान्त के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण भारतवर्ष का है । 

विशेषीकरण का सिद्धान्त हम सबको ज्ञात है। यूरोप के बडे-बडे 
राष्ट्री को उपनिनेशों की आवश्यकता हुआ करती है | उपनिवेश सातृदेश 
को--रुई, ऊन, खाद्य-पढार्थ, ससाले आदि--कच्चा साल भेजते हैं और 
मातृदेश उनको तेयार माल भेजने के बहाने अपना रही साल, रही मशीनें, 
रददी लोहा, ओर अपने उपयोग मे न झा सकने वाला सब सामान भेज 
देता है । इस माल का खर्चा तो कुछ भी नहीं, या बहुत ही कम पडता 
है, फिर भी उसके ऊंचे दास वसूल हो जाते हैं । 

यही चह सिद्धान्त था--ओऔर यही बात बहुत समय तक व्यवहार 
में आती रही । लन्दव और मैन्चेस्टर में तो बडी-ब्डी सस्पत्ति इकट्ठी 
होने लगी और भारतवर्ष का दिन-प्रतिदिन नाश होने लगा । लन्‍्दन के 
भारतीय अजायबधघर से चह अश्रुतपूचे धन देखा जा सकता है, जिसे 
अंग्रेज व्यापारियों ने कलकत्ता ओर वस्बई मे इकट्ठा किया था। 

परन्तु अन्य अंग्रेज व्यापारियों और एुजीपतियो ने यह सीधी-सी 
चात सोची कि दो या ढाई करोड पाउएणड का माल दूर से भगाने के 
बजाय सारतवासियों के लूटने का यही तरीका अ्रच्छा होगा कि भारदः 
में ही सूती कपडा तैयार किया जाय | 


२१४ रोटी का सवाल 


प्रारम्भ से इस अकार के अनेक अयोग असफल सिद्ध हुए | भारताय 
चुनकर, जो अपने धन्धों मे कला-कुशल और विशेषज्ञ थे, कारखानो के. 
जीवन के आदी न बन सके । लिवरपूल से भेजी हुईं मशीनरी ख़राब थी। 
आबहवा का भी उचित ध्यान रखने की ज़रूरत थी। भारतवर्ष की नई 
परिस्थितियों पर अब तो अधिकार हो चुका है, परन्तु प्रारम्भ मे व्यापारियो 
को नई परिस्थिति के अ्रनुकृल अपने को बनाने मे समय लगा । अब 
भारतवर्ष इंग्लेण्ड का काफी मज़बूत प्रतिद्रन्द्दी हो गया है । 

भारत में अब २०० से ज्यादा सूती कपडे की मिलें है। उन से 
२,३०,००० मज़दूर काम करते हैं । ६०,००,००० सकुए और 
८०,००० कर्घे है। ४० जूट की मिले है, जिनमे 9७,००,००० तकुए है।* 
भारत हर साल चीन, डच पूर्वीय द्वीपो ओर अफ्रीका को लगभग अस्सी 
लाख पाउण्ड का वैसा ही सफ़ेद सूती माल भेजता है, जैसा कि इंग्लैण्ड 
का विशेष अ्रकार का माल .होता था। इधर तो इंग्लैण्ड के मज़दूर प्रायः 
बेकार ओर मोहताज रहते है; ओर उधर भारत की ख्रियाँ छः पेन्स ( छः 
आने) की रोज़ाना मज़दूरी पर कपडा बुनती है और वह कपडा सुदूरपूर्व 
के देशों को सेजा जाता है । इंग्लेण्ड के दूरदर्शी कारख़ानेदार यह समभने 
लग गये है, कि अब वह दिन दूर नहीं हे जब कि विदेशों के निर्यात के. 
लिए कपडा छुननेवाले कारखानो के सजदूरों के लिए कोई काम शेष नहीं 
रहेगा | इसके अलावा, ऐसा भी प्रतीत होने लगा है कि अरब भारत 
इंग्लैर्ड से एक टन भी लोहा न मेंगायगा । भारतवर्ष के कोयले और 
कच्चे लोहे को व्यवहारोपयोगी बनाने में प्रारम्भ मे जो कठिनाइयों थीं वे 
अब हट गई है, और इंग्लेंट्ड का मुकाबिला करनेवाले लोहा ढालने के 
कारख़ाने भारतीय ससुद्ध-तट पर खडे हो गये है । 

डपनिवेश भी तैयार माल बनाने से अपने मातठृदेश करा सुकाबिला 


5 
*ये समस्त अक यूरोपीय महासमर से पूर्व, सन्‌ १६१०-११ के 
हैं। इसके पश्चात्‌ उद्योग-घन्धो ने आश्चर्यजनक उन्नति ओर विस्तार 


किया है । --अलुवादक । 


उद्योगो वा निष्कवेन्द्रीकरण--२ २१० 


कर रहे है--बीसवी संठी के अर्थशाखर पर केवल इसी वात का अभाव 
रहेगा । 

भारतवर्ष भी तैयार माल क्यो न बनाये ? बाघा क्या हो सकती हे? 
यदि इसके लिए पूँजी की आवश्यकता का प्रश्न हो तो पूँजी तो ऐसी 
वस्तु है जो प्रत्येक ऐसे स्थान पर पहुँच सकती है, जहाँ के आदमी इतने 
ग़रीब हो कि उनको लूट कर अपना स्वार्थ-साधन किया जा सके । यदि 
ज्ञान एव जानकारी का ग्रश्न हो, तो ज्ञान तो राष्ट्रीय सीमाओ को लॉध 
कर हर जगह पहुँच जाता है। यदि अन्त्रो और उद्योगों के जानकार 
श्रमिको का प्रश्न हो, तो आज वह भी नहीं है। आजकल इण्लेण्ड के 
कपडे के कारख़ानो मे अठारह-अठारह वर्ष से भी कम आयु के जो लाखो 
लडके-लडकियाँ काम कर रहे हैं, भारत के श्रमिक उनसे कुछ कम नही हैं। 


श्र 


राष्ट्र के प्रधान-प्रधान उद्योग-धन्धों पर दृष्टिपात करने के बाद हमसे 
कुछ विशेष शाखाओं पर भी निगाह डालनी चाहिए । 

उन्नीसवी शताबदी के पूर्वाद्ल मे रेशमी माल अधानत. फ्रॉस मे ही 
तैयार होता था। लिथोन्स नगर रेशम के व्यवसाय की मंडी थी । पहले 
तो पक्का माल तैयार करने लिए कच्चा रेशम दक्षिण फ्रान्स से ही 
इकट्ठा किया जाता था। फिर थोडा-थोडा इटली, स्पेन, आस्ट्रिया, काकेशस 
ओर जापान से भी मेंगाया जाने लगा । १८७४ मे लियोन्स ओर उसके 
समीप के स्थान मे पचास लाख किलो ( [९॥]05 ) कच्चे रेशम का 
कपडा तैयार किया गया था ओर उसमे से 'फ्रान्स का|कच्चा रेशम सिर्फ 
चार लाख किलो था। परन्तु जैसे लियोन्स बाहर से मँगा-मेंगा कर रेशस 
के कपडे घुन सकता था, वेसे ही स्वीजरलेण्ड, जर्मनी, रूस भी तो बुन 
सकते थे । फलत' ज्यूरिच नगर के आस-पास के गरामो मे रेशम की घुनाईं 
का काम होने लगा। बाले ( 39]८ ) नगर रेशस-व्यवसाय का बढा 
केन्द्र चच गया । काकेशियन सरकार ने जाजिय्गवासियों को उन्नत प्रणाली 
से रेशम के कीडे पालने और काकेशियावासियों को रेश्म-बुनाई का 


२१६ रोटी का सवाल 


काम सिखाने के लिए मार्सेलीज़ से कुछ ख्रियो ओर लियोन्स के कुछ 
कारीगरों को बुलाया और अपने यहाँ रक्खा । आस्ट्रिया ने भी ऐसा ही 
किया । इसके बाद जर्मनी ते भी लियोन्स के कारीगरो की सहायता से बडे 
बडे रेशम के कारख़ाने खडे कर लिये । यूनाइटेड स्टेट्स ने भी पेटसन मे 
अपने कारख़ाने बना लिये । हि 

आज रेशम के व्यवसाय पर सिफ़े फ्रान्स का एकाधिकार नहीं रह 
गया है । अब रेशसी साल जर्सनी से, आस्ट्रिया मे, यूनाइटेड स्टेट्स में 
और इग्सर्ूड मे बनता है, अर अनुमान हे कि फ्रान्स में जितना श्शमी' 
कपडा खपता है उससे से एक-तिहाई माल बाहर से आता है । शीतकाल 
में काकेशिया के किसान इतनी कम मसज़दूरी पर रेशमी रूसाल बुचकर 
तैयार कर देते हैं कि यद्धि लियोन्स के घुनकरों को वह मज़दूरी मिले तो 
वे भूखों मर जायें ! इटली ओर जर्मनी ऋन्‍स को अपना रेशसी साल 
निर्यात करते हैं | लियोन्स सन्‌ १८७० और १८७७ में ४६ करोड फ्रेन्‍्क 
का रेशमी कपडा बाहर भेजता था, पर अब उससे आधा ही माल निर्यात 
करता है । वस्‍्तुत. वह समय आ रहा है जब लियोन्स केन्नल उच्च श्रेणी 
का माल, ही जर्मनी, रूस और जापान को, नये-तये नमूनो की भाँति, 
भेजने लगेगा । 

यही अवस्था सब उद्योग-धन्धो की है | बेल्जियम के हाथ मे कपडे 
के उद्योग का एक/घिकार नहीं रहा । कपडा जर्मनी मे, रूस मे, आःस्ट्रिया 
में ओर यूनाइटेड स्वेट्स में बनने लगा है। स्वीजरलेण्ड और ऋ न्चज्यूरा 
के पास घडियों के उद्योग का एकाधिकार नहीं रहा । घडियाँ सब जगह 
बनने लग गई है। उस भमे' आतनेवाली शुद्ध शक्कर स्काटलेण्ड की 
विशेषता न रही; अब तो रूस की शुद्ध शक्कर उलदा इग्लैण्ड संगाता हे । 
इटली के पास न तो कोयला है न लोहा, फिर भी वह अपने युद्ध के 

जहाज, और अपने स्टीमर जहाज़ो के एँजिन स्वयं निर्माण कर लेता 

ससायनिक वस्तुप्ी का उद्योग इग्लेण्ड के एकाधिकर में नहीं रहा। 
गंधक का तेजाब और सोडा यूराल अदेश मे भी बनने या है । चिंटरग्ृह 
के बने हुए स्टीस-एंजिन सब जगह असखिद्ध हो गये है । स्वीजरलैण्ड के 


उद्योगों का निष्केन्द्रीकदर्ण---३ २१७ 


पास सी आजकल न तो कोयला है न लोहा, और न कोई ऐसा 
बन्दरगाह जिससे ये चीज़ें बाहर से सेंगाई जा सके । केवल उसके पास 
यब्त्रो और उद्योगो सम्बन्धी अच्छे-अच्छे शिक्तालय हैं, फिर भी वह 
इग्लेर्ड से भी अच्छी और सरती सशीनरी बनाता है । इस श्रकार 
विनिमय ( [25८॥०972० ) के सिद्धान्त की समाप्ति हो जाती है। 

और बण्तो की तरह व्यापार की प्रकृति भी निष्केन्द्रीकरण की 
ओर हैं । 

सब राष्ट्र इसी बात को हितकर समझते हैं कि थे खेती के साथ- 
साथ सब प्रकर के कारखाने सी चलाये। जिस विशेषीकरण की अर्थ- 
शास्त्री लोग इतनी तारीफ किया करते थे, उससे बहुत से पूजीपति 
घनाव्य तो अवश्य हुए, परन्तु अब वह व्यर्थ है। प्रत्युत अत्येक प्रदेश 
और प्रत्येक राष्ट्र का लास इसी में है कि वह अपना-अपना गेहू, अपने 
अपने फल-फूल स्वय ही उत्पन्न करे ओर स्वय अपने डप्योग का 
अधिकाश ओद्योगिक साल तैयार कर लियः करे | यदि परस्पर सहयोग 
से उत्पत्ति को खूब ब्ढाना है, तो यह परिवर्तेत करना ही पडेगा। इसी 
से सलुप्य-जाति की अगति होगी । विशेषीकरण तो अय प्रगति का 
बाधक हो गया है । 

कारख़ानों ऊे समीप रहकर ही कृपि अपनी उन्नति कर सकती है । 
जहाँ एक भी कारखाना खडा होता है वहाँ असंख्य प्रकार के विविध 
कारख़ाने उस के पास अवश्य खडे हो जाते है । अपने-अपने आविपष्कारों 


से परस्पर सहायता ओर उत्तेजना देते हुए वे अपनी-अपनी उत्पत्ति को 
बढाते है । 


रे 
चास्तव से यह बहुत बडी सूख्ता है कि गेहूँ तो बाहर सेज दिया 
जाय और (पिसा हुआ थआटा बाहर से मेंगाया जाय, ऊन तो बाहर सेजी 
जाय और उसका छुना हुआ कपडा सेंगाया जाय | लोहा बाहर निर्यात 
“किया जाय ओर लोहे की बनी मशीनरी मेंगाई जाय | इस माल के ज्ञाने 


श््फ रोटी. का सवाल 


ले जाने मे समय और घन का नाश तो होता ही है, परन्तु और भी 
हानियाँ होती है। यदि देश के उद्योग-घन्धे उन्नत अवस्था मे न होगे तो 
रस की कृषि भी पिछुडी हुईं अवस्था मे रहेगी । थदि देश मे लोहे का 
तैयार माल बनाने के बडे-बडे कारख़ाने न होगे, तो उसके अन्य सारे 
उद्योग-घन्धे अवनत अवस्था मे रहेगे ही । यदि तरह-तरह के उद्योग- 
धंधो मे देश की उद्योग ओर यन्त्र-सस्बन्धी योग्यता काम मे न लाई 
जाय्रगी, तो वह योग्यता अवनत अवस्था मे ही पडी रहेगी । 

आजकल सब प्रकार की उत्पत्ति का परस्पर एक-दूसरे से संबंध है । 
यदि सशीनरी न हो, यदि बढे-बडे आबपाशी के साधन न हो, यदि रेले 
न हो और यदि खाद बनाने के कारखाने न हो, तो आजकल कृषि हो ही 
नही सकती । इस सशीनरी, इन रेलो, इन आबपाशी के एपञ्िनो आदि 
को स्थानीय परिस्थिति में व्यवहारोपयोगी बनाने के लिए यह श्रावश्यक 
है कि लोगो की आ।विष्कास-पब्बत्ति और यन्‍त्रो संबन्धी कुशलता कंछ 
बढ़ाई जाय्र । परन्तु यदि फावंडे और हल से ही लोग खेती करते रहेगे, 
तो उनकी आविष्कार की प्रवृत्ति और यान्त्रिक कुशलता सुपुप्त अवस्था 
में ही पडी रहेगी । 

यदि खेती अच्छी तरह से करनी है और जमीन से बहुत भ्च्छी 
फसलें प्राप्त करनी हैं, तो यह आवश्यक है कि खेतों के पास ही साधारण 
कारखाने, ढलाई के कारख़ाने और ओऔद्योगिक फौक्टरियां खड़ी की 
जाय॑। अनेक प्रकार के धन्‍्धों और तत्सस्बन्धी अनेक प्रकार की 
कुशलत/ओ के होने की बड़ी जरूरत है । डन सब धन्धों और कुशलताओ 
का लक्ष्य एक ही होवा चाहिए। इन से ही वास्तविक प्रगति हो 
सकती है । 


अब कल्पना कीजिए कि एक 
चाहे बडा--निचासी साम्यवादी क्रान्ति वी तरफ पहलों 


बढ़ रहे है । । 
कुछ लोग कह्दते है कि कोई भी परिवर्तन न होगा । खानें, कारख़ाने 


आदि व्यक्तिगत स्वामियों के हाथो से ले लिए जायेंगे ओर राष्ट्रीय था 


नगर या एक प्रदेश के--चाहे छोटा ही 
बार 


उद्योगो का निष्केन्द्रीकरण---३ २१६ 


पंचायती घोषित कर दिए जायगे। प्रत्येक आदमी अपना-अपना काम 
पूर्ववत्‌ करने लगेगा, और क्रान्ति सफल हो जायगी। 

यह हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि किसी बडे शहर मे क्रान्ति 
हो जाय और अ्रमिको के कब्जे मे कारखाने, मकानात और बैंक आ जाय, 
तो इतने से ही चततेमान उत्पत्ति बिलकुल वदल जायगी | 

अन्वर्राष्ट्रीय व्यापार बन्द हो जायगा । बाहर से आने वाली भोजन- 
सामग्री भी बन्द हो जायगी । खाने-पीने ओर व्यवहार की चीजों का 
क्रय-चिक्रय बन्द हो जायगा । उस अवस्था से मजबूरन क्रान्ति करने वाले 
नगर या प्रदेश को अपनी जरूरत की चीजों की पूर्ति खुद करनी पडेगी 
ओर उत्पत्ति का अबन्ध करना पड़ेगा | यदि बह अपनी आवश्यकता की 
पूर्ति स्व्य न करेगा ओर न उत्पति का घुनर्संगठन करेगा, तो उसका नाश 
अवश्य हो जायगा । यदि वह कर लेगा, तो उसमे देश का आशिक जीवन 
बिलकुल ही बदल जायगा । 

बाहर से आने वाली भोजन-सामझ्ी कम हो जायगी, खपत बढ़ 
जायगी । जी दस लाख नगरवासी विदेशी निर्यात के घन्धो में लगे थे वे 
बेकार हो जायगे । बाहर से आने वाला विविध माल नियमित रूप से 
यथास्थान न आ पायगा, और शोक की चीजो का व्यवसाय कुछ समय के 
लिए रुक जायगा । इस अचस्था मे क्रान्ति के छ महीने बाद नगरवासी 
खाने को कहाँ से लायंगे ? 

हमारा ख़याल है कि जब पचौयती भडारो की भोजन-सामग्री समाप्त 
हो जायगी, तब जनता खेती करके अन्न उत्पन्न करने का विचार करेगी। 
जब लोग समझ लेंगे कि अपने शहर ओर उसकी हद के भीतर जितनी 
भूमि है, उसपर खेती करना, और खेती के साथ श्रोौद्योगिक उत्पत्ति करना 
आवश्यक है, उन्हे शोक की चीज़ों के धन्धे छोडने पडेंगे और गेटी की 
परम आवश्यकता की ओर ध्यान देना पडेगा । 

शहरों के बहुसंख्यक निवासियों को खेती करनी पडेगी । वे उस तरह 
खेती न करेंगे जिस तरह आजकल के किसान करते है। ये वेचारे तो काम 
करते-करते जी हो जाते है, और मुश्किल से सालभर पे० भरने लायक़ 


२२० रोटी का सवाल 


अन्न पेदा कर पाते हैं; परन्तु वे उन नियमो से खेती करेंगे जिनसे थोडे 
स्थान में घनी खेती होती है। जिन तरीकों को फल-फूल उत्पन्न करनेवाले 
कृषि-विशेषज्ञ अपने बाग मे काम लाते है, उन्ही तरीको को वे लोग 
विस्तार से सारी कृषि पर काम लायंगे, और मनुष्य की ईजांद की हुई 
बढ़िया-से-बढ़िया सशीनरी से काम लेगे। तथापि दे दबे हुए देहाती 
किसानो की तरह खेती न करेंगे। जिस व्याक्ति ने पेरिस मे जवाहरात का 
घन्धा किया है वह कैसे उस ढंग को पसन्द कर सकता है ? बे तो उससे 
भी अच्छे नियमों पर कृषि का संगठन करेंगे, ओर यह संगठन भविष्य में 
नही, बल्कि क्रान्ति के शत्रुओं से कही पराजित न हो जायें इस भय से, 
तत्काल क्रांति के सम्राम के समय मे ही करना पडेगा । | 
कृषि का काम बुद्धियुक्त ढड्ठ पर चलाना पडेगा । जिस तरह सौ वर्ष 
पहले केग्प डि मार्स में संघ के औति-भोज ( #6७७४ रा ४6 
[7९१७४०७/॥00) के लिए लोगो ने काम किया था, उसी तरह लोग एक 
आतनंददायक कार्य के लिए अपनी-अपनी टोलियाँ बनायेंगे । वे बतमान 
समय के सारे अनुभवों का ला उठते हुए असन्नता से काम करेंगे । 
वह कास आनद का काम होगा ओर इतना न किया जायगा कि श्रति हो 
जाथ । उसकी योजना विज्ञान के अनुकूल होगी । सनुष्य ओऔजारों को 
स्वयं ईजाद करेगा, ओर उनमे उन्नति करेगा | उसे सदा इस बात का 
अनुभव होता रहेगा कि वह समाज का एक उपयोगी व्यक्ति है। 
वे लोग केवल गेहूं और जो ही उत्पन्न न करेंगे। वे उन चीजी को 
भी उत्पन्न करेंगे जिनको ये पहले बाहर के प्रदेशों से सेंगाते थे । जो 
जिले क्रांति का साथ न देंगे, वे भी क्रॉतिकारियो के लिए “बाहर के 
अदेश” हो सकते है । १७६३ और श्य०७१ की क्रांतियों मे पेरिस के 
दरवाज़े के बाहर का अदेश भी पेरिस के साथ न था । वही. उसका 
धवाहर का प्रदेश” बन गया था। वार्साई के पडयंत्रकारियों ने जमनी की 
फौज फ्रांस से बुलाकर जिस तरह लोगों को भूखों मारा था उसी तरह, 
अथवा उस से भी अधिक, ट्रोयज के गल्ले के सट्देब्राजों ने १०६४३ श्र 
३१७६४ में पेरिस के प्रजातंत्रवादियो को भूखो मारा था। क्रांति करनेवाले 


उद्योगो का निप्केन्द्रीकरण---३ २२९ 


नगर को इन “विदेशवासियो” के बिना ही काम चलाना पढेगा । और 
काम चलाया भी जा सकता है। महाद्वीप के घेरे के समय, जब शक्तर 
की कमी पाई गई थी, तब फ्रांस ने चुकंदर की जड की शक्‍कर निकाली 
थी । पेरिसवासियों को जब बाहर से शोरा सिलना बंद हो गया, तो 
उन्होंने अपने तहखानो से से शोरा निकाला । तब फिर आजकल जब 
कि विज्ञान का इतना विस्तार हो गया है, क्या हम लोग अपने पूर्वजों 
से पीछे रहेगे ? 
क्रांति का अर्थ प्रचलित राजनेतिक पद्धति का केचल परिवर्तन हो 
जाना ही नही है, उससे कुछ अधिक है। क्रांति से मनुष्य की बुद्धिमत्ता 
जाग्मत हो जाती है; आविष्कार की प्रवृत्ति दसगुनी और सोगुनी बढ 
जाती है | उस के द्वारा नये विज्ञान का अरुणोदय होता है । उसके 
द्वारा लापलेस, लेमार्क, लेवालशे जैसे मनुपष्यो के विज्ञान का प्रभात 
होता है । जितना परिवर्तन मलुप्यों की संस्थाओं में होता है, उत्तना 
ही और उससे भी अधिक परिवर्तन मनुप्यो के सन और बुद्धि मे होता हैं । 
आश्चय है कि, फिर भी, कुछ अर्थशासत्री लोग यह कहते है कि 'क्राति 
हो जाने” के बाद लोग पूर्वचत्‌ कारखानों मे काम करने लगेंगे । वे 
समझते है कि क्रान्ति करना ऐसा ही है, जैसा जद्भल की सेर के बाद घर 
को लोॉट आना । पहले-पहले तो जब मध्यसवर्गीय रूंपत्ति पर कव्ज़ा 
किया जायंगा तभी कारखाने, जहाजी अड्डे और फैक्टरियो के सारे आधिक 
जीवन को पूर्णत नये तरीको से सब्नठित करना ज़रूरी हो जायगा । 
क्राति अवश्य इस अकार से काम करेगी। यदि पेरिस साम्यवादी 
क्राति के समय, एक या दो वर्ष, सध्यसवर्गीय शासन के समर्थक लोगो 
द्वारा दुनिया से अलग कर विया जाय, तो वहाँ जो लाखो विद्या-बुद्धि 
वाले लोग होगे वे बाहर की सहायता लिये विना ही सूर्य, वायु और 
पृथ्वी की शक्तियों से ही काम चलाकर बता देंगे । सनुष्य का मस्तिप्क 
कितने आश्चयेजनक कार्य कर सकता है चह सब करके बता देंगे । 
हम देख सकेंगे कि परस्पर सहयोग देते हुए और क्रांति की भावना 
से भरे हुए वहाँ के लोग विविध व्यवसायो को खडे कर लेंगे । उन 


र्र२ रोटी का सवाल 


च्यवसायों से लाखों विद्या-बुद्धि-युक्त मनुष्यों के लिए. मोजन चख्त्र 
अकानात का पूण अबन्ध हो जायगा और शौक तथा विलास की सामग्री 
भी प्राप्त हो सकेगी | 

हमे बहुत से किस्से-कहानियो के द्वारा इस बात को सिद्ध करने की 
आवश्यकता नही है । हमें इसका पूरा निश्चय है। इस विषय के अनेक 
अयोग किये जा चुके है ओर वे व्यावहारिक माने जाने लगे हैं। यदि 
क्रांति के श्रयल्त सफल हो, लोगों को आत्माओ में क्राति की भावना 
हो और जनता में अपनी स्वाभाविक प्रेरणा हो, तो अबतक के जितने 
अयोग सफल हो चुके है, उन से ही उपयक्त बातें कार्यान्वित की जा 
सकती हैं । 


* फ 


८] 


$ 
हि 


“ञ) 


र्‌ 
काप 
९ 


राजनेतिक अर्थशास्त्र के समस्त निष्कर्ष एकमात्र इस मिथ्या 
सिद्धांत पर स्थित हैं. कि मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होकर ही 
अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ाता है । लोग इस सिद्धांत को राजनैतिक 
अर्थशास्त्र का एक दोष बताते है । 

वस्तुतः यह दोपारोपण बिलकुल सत्य है । जब-जब ऐसा थुग आया 
जिसमे मनुप्यो के हृदय से सबके कल्याण की भावना पबल रही ओर 
जिससे स्वार्थ-साधन का विचार न्यूनतम रक्खा गया, तब-तब ही सहान्‌ 
ओद्योगिक अन्वेषण और सहान्‌ औद्योगिक प्रगति हुईं । विज्ञान के बड़े- 
बड़े श्रन्वेषको ओर आविप्कारकों के हृदय से सबसे प्रधान लच््य यही 
था कि मलुप्यजाति अधिक स्वतन्त्र हो। यदि वाट, स्टीफनसन, जेकर्ड 
आदि आविप्कारकोी को इस का आभासमात्र मिल जाता कि जिस काम 
के लिए वे रात-रात जायते हैं उसके कारण भविष्य में श्रमजीवियों की 
बडी दुर्दशा हो जायगी, तो निश्चय ही उन्होने अपने डिजाइन जला 


कृषि---१ श्श्डे 


दिये होते श्ौर नमूने तोड-फोड दिये होते । 

राजनैतिक अर्थशास्त्र का और भी एक म्रल सिद्धांत हैं ओर वह भी 
इतना ही कूठा है। सारे अर्थशास्री अप्रकटरूप से यह मानते हैं कि 
किसी-किसी उद्योग मे अ्रति उत्पत्ति हो जाती है; फिर भी वे कहते हैं कि 
समाज की उत्पत्ति कभी इतनी काफी नहीं हो सकती कि सबकी 
आवश्यकताये पूरी हो सके । ओर, इसलिए, ऐसा समय कभी नहीं आ 
सकता जब मजदूरी या वेतन पाने के लिए किसी-न-किसी को दूसरे की 
मेहनत न करनी पडे । अर्थशास्त्रियों के सारे डसूल और “नियम” इस 
सिद्धांत पर निर्भर हैं । 

परन्तु यह निश्चय है कि जिस दिन कोई सभ्य ससाज इस बात की 
सलाश करेगा कि सबकी आवश्यकताये क्या क्या है और हमारे 
पास उनकी पूर्ति के साधन कितने है उसी दिन उसे मालूम हो 
जायगा कि यदि उसे यह ज्ञान हो कि सच्ची आ्रावश्यकताओं की पूर्ति के 
साधनों को किस तरह कास में लाया जाय तो सबकी आचश्यकताओो की 
पूत्ति अवश्य हो सकती है । कृषि-संबंधी आवश्यकतायें श्रोर ओद्योगिक 
आवश्यकताये दोनो की पूत्ति, मली प्रकार से, वर्तमान साधनों के द्वारा 
ही हो सकती है । 

सबकी ओद्योगिक आवश्यकताओ की पूत्ति हो सकती है, इस बात 
का चिरोध तो कोई कर ही नही सकता। जिन तरीकों से आजकल 
कोयला और कच्चा लोहा निकाला जाता है, फोलाद प्राप्त करके उसकी 
चीजे बनाई जाती हैं, बडे पैमाने पर कपडा आदि साल तैयार किया 
जाता है, उसका सब अभ्ययन करके यह कहा जा सकता है कि अब भी 
वत्तेमान उत्पत्ति को चारगुना या इससे भी अधिक बढा सकते है । परन्तु 
इन तरीकों का प्रयोग आजऊल के कास के घंटों को कम करने में किया 
जाना चाहिए । २ 

पर हम तो इससे एकदम ओर आगे बढ़ते हैं | हमारा कथन है कि 
कृषि को भी ठोक यही अवस्था है । जिस तरह उद्योग-घन्धों चाले अपनी 
उत्पत्ति को, चौगुना ही नही, दसगुना बढ़ा सकते है उसी तरह कृषि 


२२४ रोटी का सवाद्ध 


करने वाले भी आज अपनी उत्पत्ति को, चोगुना ही नहीं, दसगुना बढा 
सकते है । ज्योही उन्हे ऐसा करने की आवश्यकता अतीत हो, ज्योही 
पूँजीवादी सज्अठन के स्थान पर सास्यवांदी सद्भवन स्थापित हो जाय, व्योँ 
ही वे ऐसा करके दिखा भी सकते है । ! 

जब कभी कृषि का नाम आता है, हमारे सासने एक ऐसे किसान 
का चित्र आ खडा होता है जो कमर कछुकाए हुए हल चला रहा है, आण्ट- 
शण्ट तरीकी से खराब बीज खेत में बो रहा है ओर ऋतु के भरोसे यह 
प्रतीक्षा करता हुआ बेठा रहता है कि देखे कितना उत्पन्न होता है ओर 
कितना नही | खेती का नाम आते ही एक ऐसे परिवार का चित्र सामने 
आजात। है जो सुबह से लेकर शास तक कठोर श्रम करता है और जिसे 
बडी मुश्किल से मामली बिस्तर ओर सूखी रोटी ही ग्राप्त हो पाती है । 

जो कृपक-समुदाय इस दयनीय अवस्था को प्राप्त हो गया है उसके 
लिए समाज यदि नयविक-से-अधिक कुछ करना चाहता है तो यही कि 
उनका टेक्‍्स या लगान कुछ कम कर दिया जाय । परन्तु बढे-से-बड़े 
समाज-सुधारक की कंल्पना मे भी यह वात नहीं आती कि किसान भी 
किसी दिन अपनी कमर सीधी करके आरास का वक्त पा सकता है और 
वह भी रोज़ कुछ घटे काम करके, अपने परिवार के पोषण के लिए ही 
नहीं, बल्कि कम-से-कम सौ अन्य सलुष्यो के पोषण के लायक भी श्रन्न 
उत्पन्न कर सकता है। साम्यवादी लोग भी जब भविष्य की अधिकनसे 
अधिक सुन्दर कल्पना करते है, तो वे अमेरिका की विस्तृत खेती से 
आगे नही जा पाते | पर वास्तव मे वह तो कृषिकला की बाल्यावस्था 
ही हे। 

परन्तु विचारशील किसान के विचार अधिक विस्तृत है । उसकी 
कल्पनाये अधिक बडे पैमाने की है । वह कहता है कि एक परिवार के 
लायक फल और शाक एक एकड़ से भी कम भूमि मे उत्पन्न हो सकता 
है । जितनी जगह मे पहले एक पश्ठ के लायक घास उत्पन्न होती थी 
उसमे अब पश्चीस पशुओ के लायक हो सकती है । उसका विचार है कि 
कृषि की मिद्ठी ही अलग तैयार की जाय, ऋतु और जल-वायु के विपरीत 


कृपि--१ २२२ 
भी फसल पेंदा की जाय और छोटे-छोटे पौधों के आस-पास की वायु और 
ज़मीन दोनों से नकली गरमी पहुँचाई जाय । विचारशील किसान का 
अनुमान है कि जितनी उत्पत्ति पहले पचास एकठ भूमि में होती थी 
उतनी उत्पत्ति चह एक एकड से ही कर सकता हैं । ओर उसके लिए 
भी अतिपरिश्रस करने की जरूरत न होंगी; बल्कि काम के घण्टे सी 
कंस कर दिये जायंगे । असन्नता ओर आनन्द के साथ जितना समय 
दिया जा सकता है यदि केवल उतना ही ससय खेती के कास के लिए 
दिया जाय, तो सब के खाने लायक पेदा किया जा सकता है| 

कृपि-कला का रुख आजकल इसी तरफ है । 

कृषि के रसायन सम्बन्धी सिद्धान्त को बनाने बाला लीचिंग और 
अन्य वेज्ञानिक लोग तो केवल सिद्धान्तों मे फेसे रहे और ग़लत रास्ते 
पर जा पहुँचे, परन्तु अपढ किसानो ने समृद्ध के नय्रे-नये द्वार खोल 
दिये । पेरिस, ट्रोयज़, रुएन नगरों और इज्जलेणड और स्काटलेरड देशों 
के बाग़बानों ने, फ्लैंडसे ओर लोम्बार्डी के खेतिहरो ने, जर्सी, गर्न्सी के 
किसानों ने, ओर सिली द्वीपो के फार्मवालो ने क्ृपि-सम्बन्धी ऐसे-ऐसे 
आश्चर्यजनक कास कर दिखाये है कि सहसा उन पर विश्वास नही होता | 
इन्हे देख कर भविष्य में कृषि की उत्पत्ति के बहुत अधिक बढ जाने की 
शाशा होती है । 

अवतक एक किसान परिधार को ज़मीन की उपज से ही अपना 
मामूली गुज़ारा करने के लिए स्नत्रह से वीस एकट तक ज़मीन की 
जरुरत हुआ करती थी; परन्तु यदि धनी खेती के उपायो को काम में 
लाया जाय तो एक परिवार की आवश्यकता-पूर्ति ओर शौक और 
विलास तऊ की पूर्ति के लिए कितनी जमीन की कम-से-कस ज़रूरत 
होगी, यह तो कहा ही नहीं जा सकता। 

आज तो क्ृपि-सम्बन्धी विज्ञान के ततरीक़ों बहुत उद्नत हो चुके हैं, 
परन्तु ञ्राज से बीस साल पहले ही यह कहा जा सकता था कि श्रेट ब्रिटेन 
में ही इतनी उत्पत्ति हो सकती है कि उससे तीन करोड जनता अच्छी 
१२ 


२२६ रोटी का सवाल 


4 


तरह निर्वाह कर सकती है ओर बाहर से कुछ मगाना न पड़े | पर श्रब तो 
हाल में ही फॉँस मे, जम॑नी मे और , इद्लेण्ड से कृषि-विज्ञान ने बहत 
उन्नति करली है, ओर अनुसान है कि कृषि की उत्पादन-शक्ति बहत 
बढ गई है । कई जगह हलकी जमीनो पर भी उत्पत्ति बहुत हुई है भर 
यदि उस श्रकार से उत्पत्ति की जाय तो ग्रेट ब्रिटेन की भूमि पर इतना 
अन्न उत्पन्न हो सकता है कि चह पॉच या ,छु. करोड से भी अधिक 
मनुष्यों के लिए काफ़ी होगा । 

कम-से-कम इतना तो हम प्रमाणित ही मानते हैं कि यदि पेरिस 
ओर सीन एवम्‌ सीन-एट-ओइज के दोनो प्रदेश सिलकर अपना 
स्वावलस्त्री साम्यवादी पञ्मायती सज्ड्न बनाना चाहे ओर वहा सब 
आदसी शारीरिक श्रम करे तो वे सफलतापूर्वक ऐसा कर सकते है । 
चाहे सारी दुनिया उनको भोजन-सामग्री देने से इन्कार कर दे, फिर 
भी वे अपनी आवश्यकता का सारा अन्न, मांस श्रोर शाक ही नही, 
बल्कि सब के लिए ऐसे फल आदि वस्तुये भी काफ़ी परिमाण मे उत्पन्न 
कर सकते है जो आज शाक की चस्तय्रे समझी जाती हैं। 

इसके साथ ही हमारा यह भी दावा है कि जितना श्रम इनकी 
भोजन-रामझी के लिए आवने ओर रूस मे अन्न पैदा करने पर, थोडा 
बहुत सब जगह शौक पैदा करने पर और दक्षिण मे फलों को उत्पन्न 
करने पर विस्तृत क्ृषि-पद्धति से होता है, उस अवस्था मे इससे बहुत 
कम श्रम में काम चल जायगा। 

हम' किसी ग्रकार के विनिमय को बन्द करना नहीं चाहते । न हम 
यह चाहते हैं कि प्रत्येक देश मे जो चस्ठु साधारणतः उत्पन्न नही हो सकती 
उसे वहाँ कृत्रिम उपायो से ही उत्पन्न किया जाय । परन्तु हम इस बात 
की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते है कि विनिमय के उसूल को जिस 
तरह से लोग आज मानते है उसमे भारी और अद्भुत अतिशयोक्ति है । 
विनिमय प्रायः निरर्थक और हानिकारक भी होता है। इसके अतिरिक्त 
हमारा तो कहना यह है कि लोगो ने कभी इस बात पर विचार ही नहीं 
किया कि दक्षिण के अंगूर पैदा करने वालों और रूस और हंगरी के श्रनाज 


कपि--२ २२७ 


फैदा करनेवालो को कितना अधिक श्रम करना पडता है। यह श्रम बहुत 
कम हो जाय, यदि विस्तृत कृषि की चत्तेमान पद्धति को छोड कर घनी 
खेती की पद्धति को अपनाया जाय । 


श्‌ 


जिन उदाहरणों के आधार पर हमारा कथन है, उन सब्र को यहाँ उद्धृत 
करना असभव है। जो पाठक इस विपय में अधिक जानना चाहते हो वे 
मेरी दूसरी पुस्तक “ [76]05, 8०४0768, 3870 एछए०0775॥0.97 
को पढले । जो पाठक इस विषय मे रुचि रखते हैं उनसे हमारी सिफारिश 
है कि वे उन कई अच्छी-अच्छी पुस्तको को जो फ्रॉस आदि देशों से निकली 
हैं, पढ़लें । बल्कि शहरो के रहने वालो को तो अभी तक इस सम्बन्ध मे 
ज़रा भी वास्तविक ज्ञान नहीं कि कृषि ने अबतक कितनी उन्नति करली 
है। उन्हे हमारी सलाह है कि वे शहरो के आसपास के फल-फूल तथा 
शाक के बाग जाकर देखें | वे बागवालों से जाकर सिर्फ जिज्ञासा करे 
और स्वयं निरीक्षण करें तो उन्हे मालूम होगा कि दुनिया बढल गई है । 
सब वे अनुसान कर सकेगे कि बीसवी शताव्दी के यूरोप की खेती कितनी 
बढ सकती है । यदि हमे यह रहस्य मालूम हो जाय कि जो कुछ हमारी 
आव्रश्यकताए है वे सब ज़मीन से पूरी की जा सकती हैं तब तो साम्यवादी 
आऑलति को बहुत बडा बल मिल जायगा | न्‍ 
कुछ ऐसी बातों का यहाँ उल्लेख किया जाता है जिनसे पाठकों को 
विदित होगा कि हसारा कथन किसी प्रकार भी अतिशयोक्तिपूर्ण नही है, 
'पर उसके पहले हस कुछ सूचनायें दे देना चाहते हैं । ६ 
यह तो सबको ज्ञात है कि यूरोप की खेती की अवस्था आजकल 
अहुत बुरी है। किसान को अगर भूमिपति नहीं लूटता तो उसको लूटने 
चाला राज्य सौजूद है । किसान पर अगर राज्य ने कर कम कर रक्‍्खा है, 
तो किसी कर्जा देने चाले ने उसे अपना गुलाम बना रकक्‍्खा है । शीघ्र ही 
उसकी ज़मीन किसी पूंजीपति कम्पनी के कब्जे मे चली जाती है और चह 
केवल लगान देनेवाला कृपषक रह जाता है। भूमिपति, राज्य और 


श्श्प रोटी का सवाल 


साहूकार सब लगान, टैक्‍स और ब्याज के रूप मे उसे लूटते रहते हैं । 
उस पर लगनेवाली रकम प्रत्येक देश मे भिन्न-भिन्न है, परन्तु उसकी 
सारी उत्पत्ति के चौथाई हिस्से से तो कही भी कम नहीं है और बहुधा 
आधे हिस्से तक पहुँच जाती है | फ्रान्स ओर इटली मे तो कल तक 
किसान अपनी कुल उत्पत्ति मे से ४४ प्रतिशत हिस्सा राज्य को दिया 
करता था । 

इतना ही नहीं, भूस्वामी और राज्य का हिस्सा सदा बढता ही जाता: 
है। ज्योही किसान अपने परिश्रस, आविप्कार या उत्साह से अपनी 
उत्पत्ति कुछ बढ़ा लेता है त्योही उसे भूस्वामी, राज्य ओर साहूकार को 
अपनी आमदनी का उतना ही अधिक हिस्सा देना पडता है। यदि उस 
की फ़सल प्रति एकड दुगुनी या तिगुनी पेदा होने लगे, तो लगान भी 
दुगुना या तिगुना हो ज्ञायगा | राज्य के कर भी दुगुने या तिगुने हो 
जायेंगे और यदि कीमतें भी बढ़ जायें तो राज्य अपना कर और भी बढा 
देगा । संक्षेप मे कहा जा सकता हे कि किसान सब जगह रोज बारह से 
लेकर सोलह घंटे तक कास करता है । थे तीनो लुटेरे उससे उसकी सारी 
बचत को लूट लेते है । जिस बचत के पेसे से चह अपनी खेती मे कुछ. 
उन्नति करता, वह इस प्रकार खारी-की-पारी लूट ली जाती है। इसी 
कारण कृषि इतने धीरे-धीरे प्रगति कर रही है। 

जुब कभी इन तीनो महा-अभ्चुओ के बीच कोई मरूगढा हो जाता है, 
तो किसी अपवाद-स्वरूप परिस्थिति मे या किसी भूले-भव्के प्रदेश मे ही 
किसान कभी-कभी कुछ उन्नति कर लेता है। आमदनी का जितना 
' हिस्सा वह कारख़ानेदार को तैयार माल के लिए दिया करता है उसका 
तो हमने जिक्र ही नही किया । मशीन, फावड। श्रौर रासायनिक खाद 
लागत से तिगुनी या चौगुनी क्रीमत पर उसको बेचा जाता है| इसके 
ग्रतिरिक्त बीच वाले लोग तो खेती की उपज मे से बड़ा हिस्स/ पाते 
ही हैं। 

इसी कारण इस आविष्कार और उन्नति के युग मे, खेती मे समय- 
समय पर ओर छोटे-छोटे क्षेत्रों में ही कुछ सुधार हुआ । 


कंपि---२ २२६ 


जिस प्रकार बडे-बडे रेगिस्तानों मे कहीं-कही तराई का सुन्दर प्रदेश 
हुआ करता है, सौभाग्य से उसी प्रकार कुछ ऐसे क्षेत्र बच गए हैं जिन्हें 
खुटेरों ने कुछ समय के लिए छोड दिया था। ऐसे ही कुछ क्षेत्रों में घनी 
खेती से मजुप्य-जाति ने आश्यर्यजनक कार्य कर दिखलाए हैं। कुछ 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 

अमेरिका के मेंदानो मे साधारणत. प्रति एकड २४४ से लेकर ४८० 
सेर* तक गेहूँ की उपज होती है, ओर कभी-कभी सूखा पड जाने से यह 
सी कम हो जाती है । परन्तु उसी प्रदेश मे <०० आदमी शआठ महीने 
काम करके, €०,००० मनुष्यों के लिए साल भर का अन्न उत्पन्न कर लेते 
हैं। पिछुले तीन वर्षो' मे जो उच्नति हो चुकी है उसके कारण एक मनुष्य 
के वर्ष भर (३०० दिन) के श्रम से इतना गेहूँ पेढा होता है-कि उसका 
आ्राठा शिकागो शहर के २६४० आदु्ियों के वार्षिक भोजन के लिए काफी 
होता है | शारीरिक श्रस की बहुत बचत करके यह परिणाम प्राप्त किया 
गया है। उन बडे-बडे मैंदानों से हल चलाना, फसल काटना और अनाज 
गनकालना सारा काम आय' सैनिक ढग से होता है। व्यर्थ का इधर- 
उघर धूसना नहीं होता ओर न समय ही नष्ट किया जाता है। सारा 
कवायद की मॉति नियसपूर्वक होता है । 

यह पद्धति बडे पैमाने पर विस्तृत-कृषि की है। प्रकृति के द्वारा 
भूमि का उपयोग तो किया जाता है, पर भूमि को सुधारने की कोशिश 
नही की जाती | जमीन में से भरपूर उपज लेने के बाद वे उसे वेसा ही 
छोड देते है। फिर किसी दूसरी नई जमीन की तलाश करते हैं ओर उस 
जमीन से भी अधिक-से-अधिक उपज लेकर उसे जीर्ण कर देते हैं । परन्तु 
““घनी” खेती की भी पद्धति है। वह आजकल मशीनरी से की जाती है। 
ओर उसका प्रचार और भी बढेगा | घनी खेतीं का यह उद्देश्य है कि 
थोड़ी जमीन को अच्छी तरह कमाया जाय, खूबत्र खाठ डाली जाय, उसको 


“ सूल पुस्तक से घुशल में हिसाब दिया है। हमने ३२ सेर का 
छुशल मानकर सेरो से हिसाब दिया हैं । 





२३० रोदी का सवाल 


सुधारा जाय, काम को अधिक केन्द्रीभूत किया जाय, और उसमे से 
अधिक से-अधिक उत्पत्ति प्राप्त की जाय । दक्षिण फ्रान्स मे और पश्चिमी 
अमेरिका के उपजाऊ मैदानो में खेती करने वाले लोग विस्वृत-कृषि की 
पद्धति से फ़री एकड ३९२ से लेकर ४८० सेर तक की औसत उपज कर - 
लेते है। परन्तु उत्तर फ्रान्स मे घनी खेती के द्वारा नियमपूर्वक फी गक़ड 
११७४८ सेर, १७६६ सेर, ओर कभी-कभी १६२० सेर तक, उपज कर 
लेते है । और हर साल इस पद्धति का ग्रचार अधिकाधिक बढ़ रहा है। 
इस प्रकार एक मनुष्य की वार्षिक आवश्यकता की वस्तुएं चौथाई एकड से 
भी कम ज़मीन मे उत्पन्न हो जाती है । 

खेती जितनी ही अधिक घनी की जायथगी काम का समय भी उत्तना 
ही कम लगेगा । खेती मे जो प्र/रग्मिक काम होता है, ज़मीन सुखाने और 
कंकड-पत्थर निकालने आदि भूमि-सुधारने का जो काम होता है, वह 
मनुष्य नही करता । वह मशीन से हो जाता है और न उसे हर वार करने 
की ज़रूरत होती है । ऐसे कार्य से फ़तल दूनी हो जाती है। कभी-कभी 
तो ऐसा होता है कि यदि ज़मीन मे व्यर्थ घास-फूस न उगने दिया जाय, 
तो खाद दिए बिना भी साधारण ज़मीन हर साल अच्छी फसल देती है। 
हर्दफ़ोर्डशायर मे राथमस्टेड नामक स्थान पर लगातार चालीस वर्ष तक: 
इसी तरह फसले की गई हैं। 

परन्तु कृषि के विकय में हमे कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कहानी लिखने की 
आवश्यकता नही है | हम इतना ही मान लेते है कि प्रति एकड़ १४०८ 
सेर की उत्पत्ति हो सकती है । इसके लिए बहुत बढिया ज़मीन की भी 
ज़रूरत नही है, केवल बुद्धि-पूवेंक कृषि करने की आवश्यकता” है । 
इसीसे अर्बुत परिणाम निकलते है । 

सीन और सीन-एट-अऑइज के दोनो अदेशों मे ३६ लाख निवासी 
रहते है । उन्हे साल-भरके खाने के लिए ७०४० सेर से कुछ कम अनाज 
की आवश्यकता होती है । तो उतनी फ़सल आआप्त करने के लिए उन्हे 
४,६४,२०० एकड ज़मीन से खेती करने को ज़रूत होगी । और इनके 
पास की कुल भूमि तो १५,०७,३०० एकड है। वे फाचडो से 'तो खेती 


क्ृषि---२ र३े१ 


करेंगे नही । उसमें समय बहुत लगेगा--प्रत्येक एकड पर *-£ घंटे के 
&६ दिनों के श्रम की आवश्यकता होगी | यह श्रच्छा होगा कि सदा के 
लिए एक ही बार भूमि सुधार ली जाय | गीली सूसि पानी निकाल कर 
सुखा ली जाय, ऊंची-नीची भूमि समान कर ली जाय । और कंकड-पत्थर 
निकाल ठिये जायें । जमीन की इस तेयारी के काम में यदि पॉच-पॉच 
घंटे के ४० लाख दिन भी लेंगे तो भी लगा देने चाहिएँ ॥ अत्येक एुकड 
पर औसत १० श्रम-द्विस का होगा। 

स्टीम-डिगर मशीन से जमीन जोती जायगी, और उसमे गत्येक 
एकड पर १ दिन लगेगा । फिर दुहरा-हल चलाया जायगा और उसमे 
अति एकड १ दिन और लगेगा | अण्ट-शण्ट तरीके से बीज न बोकर 
भाप से बोया जायगा और इधर-उघर फेंकने के बजाय सोधो कतारो में 
डाला जायगा। ग्रदि ठीक हालत में काम्त किया जाय तो प्रति-एकड पॉच- 
पाँच घण्टे के १० दिन भी न लगेगे। परन्तु तीन-चार चर्ष अच्छी तरह 
जुताई के लिए यदि १०० लाख दिन लगा दिये जायेंगे, तो नतीजा यह 
होगा कि आगे इससे आधे समय काम करने से ही प्रत्ति एकड १४०८ 
सेर से लेकर १७६० सेर तक उपज हो जाया करेगी । 

इस प्रकार ३६ लाख जनता को भोजन प्राप्त करने के लिए १६० 
लाख श्रम दिन लगेगे । और यह काम भी ऐसा होगा कि उसके लिए न 
तो बहुत भरी मेहनत करने की जरूरत होगी ओर न इस वात की जरूरत 
होगी कि उन आदमियों ने पहले खेती का कास किया है। जो लोग 
खेती के जानकार होगे, वे काम बता ठेंगे ओर बॉट देंगे । शहर के रहने 
वाले सखी और पुरुष तो कुछ घटे मे ही सशीनें चलाना सीस जायेंगे 
ओर खेती के काम में भाग लेने लगेगे। 

हम जानते हैं कि पेरिस जैसे शहर में, ऊँचे वर्गों के बेकारों को 
छीड कर, केवल विविध व्यवसायों .के श्रमजीवी प्रायः सदा १,००,००० 
की संख्या में बेकार बेठे रहते है। और इतने आदमी, जिनकी शक्ति 
वर्षेमान समाज-सगठन में व्यर्थ नष्ट होती रहती हैं, बुद्धि-पूर्वफ सती 
करके दोनों प्रदेशों के ३६ जार निवासियों के खाने का सास बज 


र१्२ रोटी का सवाल 


उत्पन्न का सकते हैं। 

हम फिर कहते हैं कि यह केवल स्त्रप्न की बात नही है, बल्कि हमने 
तो अभी वास्तविक घनी खेती का जिक्र ही नहीं किया है। मिस्टर हैलेट 
ने तीन चर्ष झयथोग करके देखा है कि एक्र गेहूं के दाने से €०००या६००० 
ओर कभी-कभी दस हजार दाने तक भी पेदा हो जाते है । इस हिसाब 
से पॉच व्यक्तियों के एक परिवार के लिए १२० वर्गगज भूमि मे खाने 
लायक गेहूं पैदा हो सकता है। परन्तु इस बात को हमने कभी नहीं 
लिया है। हमने तो केवल वही उदाहरण दिये है जो फ्रान्स, इंग्लैण्ड, 
बेल्जियम आदि देशो के बहुसंस्यक किसान अभी तक कर चुके है। बडे 
पैमाने पर जो अभी तक नतीजा हासिल किया जा चुका है, उसके 
अजुभव और ज्ञान के द्वारा आगे खेती की जा सकती है । 

परन्तु यदि क्रान्ति न होगी तो इस प्रकार की खेती न कल्ल की जा 
सकती है, न परसो । क्योकि इसमें भूमि-पतियो और पूंजी-पतियों का 
स्वार्थ नही है। और जिन किसानो का इसमे लाभ है उनके पास न इतना 
ज्ञान है, न इतना घन है, और न इतना रामय ही है कि वे इस ओर 
प्रयल करे । । 

आज का समाज इस अचस्था तक नहीं पहुँचा है । परन्तु जब 
पेरिसवासी अराजक पंचायत की घोषणा कर देंगे तब वे शोकीनों के 
खेल-खिलौने बनाते न रहेगे (ये दो अब वीएना, वःरसा और बर्लिन में 
भी बनने लगे है) ओर न भूखो मरने की ही अवस्थ/ को बुला लेगे, पर 
अपने-आप आवश्यकता से भेरित हो कर इस ढंग से कृषि करने लगेंगे । 

इसके अलावा, मशीनरी की सहायता से खेती, करने का काम शीघ्र 
ही सब से अधिक आकर्तक्र ओर सबसे अधिक आनन्दु-प्रद धन्धा बन 
जायगा । 
लोग कहेंगे कि “अब ज़ेबरों ओर गुडियों के से रंग-विरंगे कपड़ों 
की ज़रूरत नहीं है। अब समय आगयः है कि श्रमिक लोग अपनी 
शक्ति क्ृषि मे लगाएँ और शहर के कारखानो मे जिस उत्साह को, प्रकृति 
और जीवन के जिस आनन्द को, वे खो खुके हैं उसकी प्रासि का छुनः 


॥।॒ 


कपि---३ २३३ 


'अयल कर। 

मध्य-काल में स्वीज़रलैणड-वासियो ने सरदारों ओर राजाशो की 
झआक्ति को उलट दिया था | पर इसका कारण यह नहीं था कि उनके 
पास तोपे थी । बल्कि उनके पास पहाडी चरागाहें ओर भूमियाँ थीं । 
आधुनिक कृषि की सहायता से कोई भी क्रान्ति करने बाला नगर सारी 
मध्यमवर्गी शक्तियों से अपने को स्वतन्त्र कर सकता है। 


। रे 

यह तो हम देख चुके है कि किस प्रकार पेरिस के आसपास के ठोनों 
उदेशों के १६ लाख निवासी केवल अपनी एक-तिहाई जमीन को जोतकर 
यथेष्ट अन्न प्राप्त कर सकते है । अब यह देखना चाहिए कि पशुओं का 
भी कोई प्रबन्ध हो सकता है या नही। 

इंग्लेण्ड चाले मांस अधिक खाते है | वहाँ बडी उम्र के लोगों का 
ओरात हरसाल फी आदसी २२० पौ्ट से कुछ कम पछता है । यदि 
यह भान ले कि सब लोग बैल का ही मास खाते है तो इतना मास एक 
बेल का एक-तिहाई' हिस्सा हुआ । » ज्यक्तिषो के लिए, जिसमे बच्चे 
भी सम्मिलित हैं, हर साल एक बेल आजऊल सी काफी होता है । ३६ 
लाख निवासियों के लिए लगभग ७ लाख पशु साल भर में लगेगे। 

आजकल जहाँ चरागाहो की पद्धति है वहा ६,६०,०००पशुओं के 
पेट मरने के लिए. कम-सें-कस्त ० लाख एकड जमीन चाहिए। इससे 
प्रत्येक पशु पर £ एकड का औसत पडता है । परन्तु घास वाले मैदानो 
में, जहों फब्वारों से थोढा-थोडा पानी छिंडका जाता है ( जैसा कि हाल 
में ही फ्रान्स के दक्षिण-पश्चिसम भाग में हजारो एकड भूमि पर किया 
गया है ) वहाँ १५॥' लाख एकड जसीन ही काफी होती है। परन्तु यदि 
घनी सेती की जाय ओर पशुओ की चरी के लिए चुकन्दुर की जड कास 
में लाई जाय तो उससे भी चोथाई ज्ञमीन, श्र्थात केवल ३,१०,००० 
एकट जसीन काफी होगी | फिर सी य्रदि हम सकई उगाएँ और 
अरब-वासियो की तरह उसे ताज्ञी दवा कर पशुओं के लिए रख छोडे तो 


२३४ रोटी का सवाल 


हमे चारे के लिए केवल २,१७,९०० एकड ज़मीन ही चाहिए। 
मिलन, (इटली) शहर के आस-पास शहर की गन्दी मोरियो का पानी 
खेतो मे दिया ज/ता है, ओर वहाँ २९,००० एकड पर चरी उगाई जाती 
है । उसमे फी एकड २ था ३ पशुओ के लायक चरी का औसत पडता है | 
कुछ अ्रच्छे-अच्छे खेतों, मे तो औसतन १० एकड़ मे १७७ टन + तक 
सूखा चारा हुआ है, जो ३६ दूध देने वाली गायो कोन्स।ल भर के लिए 
काफ़ी होता है । चरागाहो की पद्धति से एक पशु के लिए लगभग & 
एकड जसीन चाहिए और नई पदुति से & गाय या बेलो के लिए केवल 
२॥ एकड चाहिए। आधुनिक क्षि से जो नतीजे हासिल हुए उनमे इतना 
अन्तर है । ह | 
गनंसी प्रदेश मे कुल &,८८४ एकड ज़मीन काम में आती है, जिसमें 
से आधी ४,६६४ एकड जमीन मे अनाज और शाक पैदा किये जाते 
हैं। केवल < ६८६ एकड ज़मीन बीड के लिए पडी रहती है । इस €१८६ 
एकड ज़मीन पर १,४८० घोडे,७,२६० मवेशी, ६०० भेडे और ४७,२०० 
सूअथर चराये जाते हैं, और भेड य। सूअश्रर समेत अत्येक दो एकड पर ३ 
पशुओं से श्रधिक का औसत पडता है। कहना न होगा कि वहाँ समुद्री 
घास और रासायनिक खाद से ज्ञमीन को उत्पादक बनाया जाता है । 
हम अपने ३६ लाख निवासियों के उदाहरण पर वापस आते हैं । 
हम जानते है कि पशुओ के चराने की भूमि €० लाख एकड़ से घट कर 
१,६७,००० एकड हो गई है। परन्तु हमे इतनी थोडी भूमि का ऑकडा 
नही पकडना चाहिए । साधारण घनी खेती मे जितनी ज़मीन चाहिए 
वही ग्ॉकछा हम लेते है। कुछ सीगवाले पशुओ के स्थान पर छोटे मवेशी 
आजायेंगे और 'उनके लिए भी ज़मीन की जरूरत होगी। इसलिए 
पशु-पालन के लिए ज़्यादा से ज्यादा ३,६९,००० एकड भूमि माननी 
चाहिए, अथवा, आप चाहे तो, मलुष्यो के लिए अन्न-उत्पत्ति से बची हुईं 
१०,१३,००० एकड में से पशुपालन के लिए ४,६४,००० एकड भूमि 








+एक टन बराबर है लगभग २८ सन । 





कृषि---.३ २३० 


मान सकते है ॥ 
हिसाब लगाने में हम उदारता से काम लेते हैं ओर मान लेते है कि इस 
भूमि को उत्पादक बनाने के लिए ९० लाख श्रम-द्विस लगेंगे । इसलिए 
साल भर से २ करोड दिनो का श्रम लगेंगा। इसमे से आधा श्रम तो 
ज़मीन के स्थायी सुधार मे लगेगा । इतने श्रम से हमारे अज्न ओर सॉस 
की व्यवस्था हो जायगी । इसमे वह अतिरिक्त मॉस नहीं गिना गया है जो 
शिकार की चिडियों, मुर्गे-सुर्गियो, सूअरों और ख़रगोशो का प्राप्त हो 
सकेगा | इसके अलावा जितने मॉस का हिसाब हसने लगाया है वह भी 
अधिक ही लिया है। इंग्लैेण्ड के लोगो को तो फल ओर शाक कम मिलते 
है, इसलिए चे सास अधिक खाते हैं । परन्तु जिस जनता को बढ़िया फल 
ओर शाक मिलेगे वह समॉस कम ही खर्च करेगी | त्तो <-€ घरटे के. 
२ करोड श्रम-दिनों में से प्रत्येक निवासी को कितना समय पडेगा 
चस्तुत. बहुत थोडा पडेगा । ३६ लाख की जन-संख्या में 
कम-से-क्स १२ १०0०,००० बडी उम्र के पुरुष ओर १२,००,००० बडी 
जम्र की स्त्रियों होगी जो काम कर सकेगी । तो सारी जनता को अन्न 
ओर मॉस प्राप्त करने के लिए फी आदमी १७ अर्ध-दिनो के श्रम की 
आवश्यकता होगी | दूध की भ्राप्ति के लिए ३० लाख, या चाहें तो 
६० लाख, भ्रम-दिवस और बढा दीजिए | इस प्रकार कुल सिला कर 
४--€ घण्टे के २९ श्रम-द्विस हुए | तीन सुख्य-मुख्य वस्तुये,--रोटी, 
मांस और दूध--प्राप्त करने के लिए इतना-सा श्रम तो मैदान से व्यायास 
करने के समान आनन्दु-दायक मालूम होगा । मकान के सवाल के बाद 
इन्ही तीन वस्तुओं का सवाल महत्वपूर्ण है, जिसके लिए नब्बे प्रतिशत 
जनता ठिन-रात चिन्तित रहती है। 
हम फिर दुहराते है कि यह बात कोई सुन्द्र स्व॒म्त के समान नही 

है। जो बात बडे पैमाने पर की जा चुकी है ओर की जा रही है, उसी को 
हम कहते है । कृषि का इस प्रकार से प्रबन्ध कल ही करके बताया जा 
सकता है, यदि सम्पत्ति-सम्बन्धी कानून ओर जनता का अज्ञान हसारे 
मार्ग मे बाधक न हो । 


२३६ रोटी का सवाल 


जिस दिन पेरिस यह समझ जायगा कि वर्तमान समय की पार्लमेंट 
की सारी बहसो से भोजन का यह सवाल अधिक महत्वपूर्ण है ओर इस 
में अधिक सावेजनिक हित है, उसी दिन क्रान्ति सफल हो जायगी। पेरिस 
दोनों प्रदेशों पर कब्जा कर लेगा और उनकी ज़मीनो को जोत डालेगा । 
इसके बाद जिन श्रम-जीवियों ने अपना एक-तिहाई जीवन बुरी रोटी 
ओर श्रपर्याप्त भोजन के लिए-मज़दूरी करने मे ही बिता दिया है वे 
"स्वयं अपना भोजन उत्पन्न करने खगेंगे। वे अपनी , ही सीमा! मे और 
अपने ही किले की दीवारों के भीतर ( यदि किले डस समय भी रहे ) 
कुछ घंटे की स्व/स्थ्यकर और आकर्षक मेहनत कर के अपने लिए भोजन 
स्वयं उत्पन्न करने लगेंगे । 
अब हम फलो ओर शाको का अश्व लेते हैं । पेरिस के बाहर, 
'विज्ञानशालाओ से कुछ ही मील दूर, जा फल्न-फूलों के बाग़ चतुर 
बाग़वानों ने लगा रबखे हैं,, उन्ही की ओर हम जाते है । 
उदाहरण के लिए एक मोश्यरे पोन्स है । उन्होने बागवानी पर एक 
'मुस्तक लिखी है । यह सज्जन भूमि से जो कुछ उत्पन्न करते है, उसको 
छिपा कर नही रखते । बराबर सब बाते प्रकाशित करते रहते है । 
मोश्ये पोन्‍्स, ओर विशेषतः उनके मजदूर, बडी मेहनत से काम 
करते हैं। लगभग ३ एकड ( २,७ एकड ) भूमि के ठुकडे पर खेती 
करने से ८ आदमी लगते है। वे दिन मे १२ घंटे और १३ घंटे तक, अर्थात्‌ 
आवश्यकता से तिगुने समय तक कास करते हैं । २४७ आदमी उनके 
लिए अधिक न होगे। इसका कारण सो० पोन्स शायद्‌ यह बतायेंगे 
कि उन्हे अपने २.७ एकड ज़मीन का लगान १०० पौण्ड देना पड 
है। खाद ख़रीदने मे उन्हें १०० पौर्ड और लग जाते हैं । इसलिए वह 
भी मज़दूरों का पूरा उपयोग लेते है । निःसन्देह चह यह कहेंगे, “जब 
मुझे दूसरे लूटते हैं, तो में सी दूसरो, को लूटता हूं ।” उनके उस 
कारबार मे भी १२०० पौण्ड का खर्चा हुआ है, जिसमे से आधा तो 
मशीनों पर लग गया और उद्योग-पतियों के घर में गया । वस्तुतः थह 
२.७ एकड भूमि का कारबार अधिक-से-अधिक ३,००० श्रम दिवसों 


काष---२ र्र्छ 


की मेहनत का फल कहा जा सकता है। 

अब यह देखना चाहिए कि वह क्या-क्या पेदा करते है । उस ज़मीन 
मे वह लगभग १० टन गाजरे , लगभग १० टन प्याज, सूली ओर छोटी 
शाक, ४००० दर्जेन अच्छे फल, १,९७४, ००० सलाद(विलायती पालक) 
पैदा करते है । संक्षेप मे २.७ एकड या १२०७ १०६ गज भूमि मे 
वह १२३ टन शाक और फल उत्पन्न करते है । एक एकड का औसत 
४४ टन से अधिक का होता हैं । 

परन्तु साल सर मे एक आदमी शाक ओर फल ६६० पोण्ड से 
अधिक नहीं खात।। २६ एकड का एुक बार ३९० बडी उम्र के 
आदुमियो को फल और शाक अच्छी तरह दे सकेग।। अत २४ आदसी 
२७ एकड भूमि पर < घंटे रोज कास करके साल सर मे इतना शाक 
ओर फल उत्पजञ्न कर देंगे कि वह ३४० बडी उम्र के आदमियो को, 
अर्थात्‌ कम-से-कम €०० व्यक्तियों के लिए, काफी होगा । , 

हम इसको दूसरी तरह समकाते है। हालाँकि मो० पोन्स से भी 
अधिक उत्पत्ति दूसरे लोग अब करके दिखला चुके है, पर उनकी पद्धति 
से ही खेती करने पर यह परिणाम निकलता है कि यदि ३६४० बडी उम्र 
के सत्री-पुरुष प्रत्येक १०० घटे से कुछ अधिक (१०३ घंटे) समय हर साल 
दे दिया करे तो €०० आदमियो के लिए यथेष्ट फल और शाक उत्पन्न 
हो सकता है । 

ऐसी उत्पत्ति बहुत असाधारण नही है। ऐसी उत्पत्ति तो पेरिस में 
ही २,२२० एकड भूमि पर ४,००० वाग़वानो द्वारा की जाती है। सिर्फ 
इसका नतीजा यह है कि इन बागवानों को ३२ पौणड फी एकड का 
लगान चुकाने के लिए अत्यन्त कठिन परिश्रम करना पडता है । 

परन्तु ये बाते सत्य हैं। और जो कोई चाहे वह परीक्षण करके 
भी उन्हे देख सकता है। इसलिए पेरिस के दोनो प्रदेशों की जो 
९,१६,००० एकड भूमि बची थी, उसमे से १७,३०० एकड भूसि ही ३६ 
लाख जनता के लिए भरपूर शाक ओर फल दे सकती है । 

अब देखना है कि शाक और फलो की इस उत्पत्ति मे कितना श्रम 


रेश्८ रोटी का सवाल 


रँ 

लगेगा । यद्दि हम बाग़वानों के श्रम के परिणाम से हिसाब लगायें, तब 
तो इस काम मे ९-४ घंटे के £ करोड श्रम-दिवस लगेंगे जो बडी उम्र के 
पुरुषों पर औसतन €० दिन हुआ | परन्तु जिस पद्धति से जसीं और 
ग्न्सीं से क्ृपि होती है उससे तो श्रम और भी कम लगेगा। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि पेरिस के बाग़वाले ऋतु से कुछ पहले फल उत्पन्न- 
करते हैं और इस कारण उन्हे श्रम अधिक करना पडता है। उन्हे भूमि 
का लगान अधिक देना पडता है | इस कारण उनकी कीमतें भी तेज होती 

हैं। यदि फल और शाक अपने-अपने साधारण मौसम पर ही पैदा किये 

जायें ओर जल्दी पेदा न किये, तो श्रम कम लगेगा । इसके अतिरिक्त 

पेरिस के बागवालों के पास अपने बागो की उन्नति पर ख़र्चा करने के 

साधन भी नही है और उन्हे काच, लकडी, खोहे ओर कोयले के दाम 

भी बढ़े-चढ़े देने पडते है। वे खादी से नकली गरमी पहुँचाते हैं, हालॉकि 

गरम घरो ([न्‌ृ०(-]075८७) द्वारा बहुत कमर ख़र्च से यह गरमी पहुँचाई 

जा सकती है । 


छे 


इतनी आश्चरयंजनक फसले प्राप्त करने के लिए बाग़वालो को मशीन 
बन जाना पडता है और अपने जीवन के आनन्दो को त्यागना पडता है । 
परन्तु इन परिश्रमी लोगो ने मनुष्य-जाति की बडी सेवा की है। इन्होने 
यह बता दिया है कि मिद्दी बनाई जा सकती है। वे खाद की पुरानी 
उष्णभूसियों ([700 9८०७) से मिट्टी को बनाते है। छोटे-छोटे पोधो 
और मौसम से पहले पैदा किये जाने वाले फलो को गरमी पहुँचाने में 
जो उप्णभूमियों काम मे आ चुकती हैं, उन्ही से यह मिट्टी बनाई जाती 
है | यह बनावटी मिट्टी इतनी अधिक बनाते हैं कि उसमें से कुछ हिस्सा 
उन्हे हर साल बेचना पडता है, अन्यथा उनके बाग़ की सतह हर साल 
एक इंच ऊँची 'उठ जाय। बाग़वानों के विषय मे अपने. 'कृपि-कोप' मे 
छक लेख लिखते हुए बारल महाशय ने इसकी उपयोगिता बताई है। 


कृपि---४ २३६ 


चें बाग़वान इतनी अच्छी तरह से यह मिद्दी बनाते है कि आजकल 
इकरारनामो मे वे यह शर्ते रखते हैं कि जब अपनी ज़मीन छोडेंगे तब 
अपनी मिद्दी उठाकर ले जायेंगे । रिकार्डों ने अपने विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों से 
लिखा है कि भूमिकर या लगान एक ऐसा साधन हैं जिससे भूमि के 
प्राकृतिक लाभ सर्तत्र समान कर दिए जाते है, परन्तु बाग के फरनीचर 
तथा काँच के फ्रेमों के साथ-साथ जब मिद्दी भो गाड़ियों मे लाद कर ले 
जाई जाती है---तो उसकी बात ग़लत सिद्ध हो जाती है। व्यावहारिक 
बाग़वान का आदर्श वाक्य है---“जैस। किसान, वैसी जसीन ।”! 

परन्तु पेरिस ओर रूस के बागवानो की अपेक्षा गर्न्सी या इंग्लेण्ड 
के बागवान एक-तिहाई श्रस करके ही उतनी उपज कर लेते हैं । गर्न्सीं 
श्ौर इंग्लैण्ड के बागवान कृषि मे उद्योग-धन्धो की सहायता लिया करते 
हैं। वे बनावटी मिट्टी तो बनाते ही हैं, पर हरे घर ((>.867 !१005८5) 
की सहायता से कृन्निस ऋतुएं भी बना लेते है । 

पचास वर्ष पहले तो केवल धनात्य लोगो के यहाँ हरा घर होता 
था। वे अपने आनन्द के लिए विदेशों से ओर भिक्ष-भिन्न जल-वायुओ 
के प्रदेशों से पोधे लाकर उससे लगाते थे । उन पौधो के वास्ते हरा घर 
काम मे लाया जाता था। परन्तु आजकल तो हरे घरो का उपयोग सभी 
करने लगे है। गर्न्सी ओर जर्सी मे तो बडा भारी उद्योग ही खडा होगया 
है। वहा सैकडो एकड भूमि पर कांच की छुत बना दी गई है। और 
हरे धरो की तो गिनती हो नहीं हो सकती | प्राय. प्रत्येक फ़ार्स के बारा 
में छोटे-छोटे हरे घर है । लन्दन के समीप वथिंग से भी कई एकड ज़मीन 
पर हरे घर बन गये है (सन्‌ १६१२ में १०३ एकड हरे घर थे) | इगलेण्ड 
ओर स्काटलेण्ड के दूसरे स्थानों मे भी बहुत से हैं । 

हरे घर सब प्रकार के बनते हैं। कुछ ऐसे भी है जिनकी दीवारें 
सफेद ग्रेनाइट पत्थर की हैं । परन्तु कुछ तो केवल छुप्पर की तरह से 
'तख्तों और कांच के फ्रेमो के ही खडे किए गए हैं। पुजीपति ओर बीच 
चालों का मुनाफा अदा करके भी आजकल एक वर्ग-गज़ कांच की छुत 
का ख़र्चा ३॥ शिलिंग से कम ही बेठता है। अधिकांश हरे घरों मे वर्ष 


२४० रोटी का सवाल 


मे तीन या चार मास गर्मी पहुँचाई जाती है| परन्तु जिन हरे घरों में 
गर्मी नही पहुंचाई जाती उनसे भी अच्छी उत्पत्ति होती है। हो, अंगूर 
और गरम देशो की चीजे तो पैदा नहीं हो सकती; परन्तु आलू, गाजर, 
मटर, टमाटर आदि खूब होते है । 

इस पद्धति से मनुष्य ऋतुओ की बाधा से भी बच जाता हे ओर 
रुणभूमि बनाने के भारी कास से भी बच ज्ञाता है। उसको खाद भी 
बहुत कैम खरीदनी पडती है और श्रम भी कम लगता है, जिससे काफ़ी 
बचत हो जाती है। जितनी चीज़ पहले एकडो भूमि पर पेढदा हुआ 
करती थी वह अब थोड़ी सी जगह में ही हो जाती है; और फी एकड़ 
केचल तीन आदमी करते है, जिनको हफ्ते मे ६० घटे से कम ही काम 
करना पड़ता है। ' 

कृषि-विज्ञान की इन श्राधुनिक सफलताओं का परिणाम थह है कि 
थदि भ्रत्येक नगर के बड़ी उम्र के आधे भी ख््री-पुरुष, बे मोसस फल 
ओर शाक की प्राप्ति के लिए प्रत्येक ४० अर्धदिन भी ठे दिया करें तो 
शहर के सब लोगो को हर मौसम में सब प्रकार के फल और शाक अचुर 
परिमाण में मिल सकते हैं । 

परन्तु एक बात ओर भी ध्यान देने योग्य है । आजकल के हरे वर 
कांच की छुत लगे हुए शाक-पात के बाग़ ही बनते जा रहे है। इस 
कास के लिए केवल तख्तों और कांचों की बनी हुई छंते ही काफी होती 
है। उनमें गरमी देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ऐसी छंतो लेही 
अकथनीय उत्पत्ति हो रही है। डदाहस्णार्थ, पहली फसल मे, जी अगर 
के अन्त तक तैयार हो जाती है, एक एकड्‌ मे ₹०० बुशल (४०० 
मन ) आलू हो जाते हैं। इसके बाद गरमी की ऋतु सर कांच की छत से 
बहुत गरमी पहुँचती है, और दूसरी और तीसरी फसल 3 
जाती है। ५, 

मैंने अपनी पुस्तक “[72]05, 7? 8०(0765 शत ७ ०7४8095 
में इस विषय की बहुत बाते दी है । यहाँ इतना ही कहना का + रु 
जर्सी में एक शिक्षित बाग़वान और ३४ आदमी १३ एकड़ ज़सान 533 


कृपि--.₹ २४१ 


खेतों करते है, ओर वह ज़मोन काच को छत से ढकी हुई है। उस जमीन 
मे वे १४७३ टन फल ओर बे-मौसम शाक पैदा करते हैं और इस 
अ्रसाधारण कृषि मे उनका १,००० टन से भी कम कोयला खच्चे 
होता है । 

गन्सीं मे तो यह खेती आजकल बहुत बडे पेमाने पर की जाती 
है। बहुत से जहाज तो ग्न्‍्सों ओर लन्दन के बीच हरे घरो की पेदाचार 
को बाहर लेजाने के लिए ही चलते «हते है । 

साधारण खेती से आजकल ०० बुशल (४०० मन) आलू पैदा 
करने के लिए हमे ४ एकड जमीन जोतनी पडती है । ४ एकड जमीन 
को जोतने, आलू बोने--त्तीदने आदि मे कितना श्रस पडता है ? परन्तु 
काच की छुत बनाने से यद्यपि पहले-पहले प्रति चर्गे गज आधे दिन का 
श्रम लगाना पडेगा, पर बाद मे मामूली वार्पिक श्रम का आधा, या 
शायद चौथाई, श्रम लगा कर ही हम उतनी उत्पत्ति कर सकते है । 

ये सत्य बातें है, ओर इन परिणामों की जॉच हरएक कर सकता 
है। परन्तु इन बातो से एक शिक्षा यह भी मिलती है कि यदि सलुब्य 
बुद्धिपू्वक भूमि का उपयोग करे तो भविष्य मे ओर भी अधिक उत्पत्ति 
कर सकता है। 


भ् " 


ऊपर तो हमने केवल उन बातो का उल्लेख किया है जो अनुभव 
से सिद्धू की जा चुकी है। खेतो पर घनी कृषि होना, घास की वीडों मे 
पानी दिया जाना, गरस घर ओर काच की छुतोयुक्त शाक तथा फलो के 
वागग--ये तो ऐसी बातें हैं जो आजकल हो रही है । इसके अतिरिक्त, 
लोगो की अवृत्ति खेती के इन तरीकों को सर्वेसराधारण में फेला देने की 
ओर है, क्योंकि इनके द्वोरा, कम श्रस में और अधिक निश्चितता के साथ, 
पैदावार बहुत ज़्यादा बढ जाती है । 

गर्न्सी के काच के छुप्परों का अध्ययत्त करने के बाद तो हम कह 
श्द्‌ 


२३२ रोटी का सवाल 


सकते हैं कि खुले मैदान मे चोगुनी जमीन जोतने, बोने ओर नीदने की 
अपेक्षा अप्रैल मे काच के छुप्पर के नीचे आलू उत्पन्न करना कही अधिक 
सुविधाजनक है। उसमें कुल मिलाकर बहुत कम श्रम करना पडता है । 
किसी उन्नत ओजार या मशीन को लेने से यद्यपि प्रारम्भिक व्यय तो 
होता है, परन्तु काम मे बडी बचत हो जाती है। 

काच की छत के द्वारा साधारण शाक कितने उत्पन्न होते है, इसके 
पूरे अंक प्राप्त नहीं हुए है । यह खेती हाल में ही की जाने लगी है और 
थोडे-थोड़े क्षेत्रों पर ही की गई है । परन्तु पचास वर्ष से मौसम से 
अंगूर पैदा करने के जो प्रयोग हुए है, उनके अड्ढ हमे प्राप्त है । वे बडे 
निर्णयात्मक है । ह ॥ 

इंग्लेण्ड के उत्तर भ्रदेश से, स्काटलेण्ड की सीमा पर कोयले की 
कीमत प्रति टन केवल ३ शिलिंग होती है। वहाँ बहुत पहले ही लोग 
गरम घरों के द्वारा अंगूर उगाने लग गये थे । ये अंगूर जनवरी में पक्र 
जाते थे और बागवाला इनको २० शिलिंग फी पाउण्ड बेचना था, ओर 
फ्रान्स के सम्राट नेपोलियन तृतीय के खाने के लिए पुन. बिककर ४० 
शिलिंग फी पाउणड की दर से आते थे । आज वही बागवाला उन 
अंगूरो को २0 शिलिग फी पाउण्ड के भाव से बेचता है। कृषि-विषपयक 
एक सासयिक पत्र मे उस बाग़वाले ने यह बात स्वयं लिखी है। अंगूरो 
का भाव इसलिए गिर गया है कि अब तो लन्दन ओर पेरिस में जनवरी 
के महीने से ही, अनेकों टन अंगूर आ जाते है । | 

साधारणत. फल तो दक्षिण से उत्तर को भेजे जाते हैं, परन्तु कोयले 
की सस्ताई और कृषि की कुशलता के कारण अब तो अंगूर उत्तर से 
दक्षिण को भेजे जाने लगे है। ये इतने सस्ते पडते है कि मई में इंग्लैर्ड 
और जर्सी के अंगूरो को बाग़वाले १३ शिलिंग फ्री पाउण्ड की दुर से 
बेचते हैं । फिर भी जिस तरह तीस वर्ष पहले, ४० शिलिंग का भाव 
कम उत्पत्ति के कारण रहता था, उसी प्रकार आजकल भी १३ शिलिग 
का भाव कम उत्पत्ति के कारण ही रक्‍्खा जाता है ।' 

मार्चे मे बेल्जियम के अंगूरों का भाव ६ पेंस से लेकर ८ पेंस तक 


कृषि--६ रछ४३ 


का रहता है और अक्तूबर में लन्दुन के अंगूर, जो कि काच के नीचे कुछ 
गरमी देकर उत्पन्न किये जाते हैं, उससे भी बहुत सस्ते बिकते हैं । फिर 
भी वास्तव मे यह मूल्य दो तिहाई अधिक होता है, क्योकि भूसि के भारी 
लगान के रूप मे और अन्त्रों को लगाने ओर रार्सी पहुँचाने के खर्चे के रूप 
मे कारखानेदार ओर बीचवाले लोग बागचाले को खूब लूठते है। इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि लन्दन जेसे ठण्डे प्रदेश मे भी, जहों कोहरा पडता 
रहता है, सितम्बर-अक्तूबर में स्वादिष्ट अंगूरों पर लागत व्यय प्रायः कुछ 
भी नहीं? पडता । शहर के बाहर हम एक बंगले सें रहते थे। चहाँ हमने 
एक टूटा-फूटा-सा काच का छुप्पर £ फीट १० इंच » ६ फीट ६ इंच 
लगा लिया था । नो चर्ष तक उसमे, हर अक्तूबर महीने में, लगभग &€० 
पाउण्ड बढ़िया अंगूर आते रहे । अंगूर की लता हेम्बर्ग के किस्म की थी 
ओर वह भी छुः साल की पुरानी थी । वह छुप्पर भी इतना ख़राब था 
कि उससे से बरसात का पानी टपकता था। रात में उसके अन्दर उतनी 
ही ठण्डक हो जाती थी जितनी बाहर खुली हवा मे । उसमें नकली गरमी 
नही पहुँचाई जाती थी | उसमे नकली गरसी पहुँचाना उत्तना ही असम्भव 
था जितना खुली सडक' मे गरमी पहुँचाना। साल मे एक बार उस 
अंगूर की लता को छॉट दिया जाता था, जिसमे आधा घटा समय लगता 
था, ओर छुप्पर से बाहर लाल सिद्दी मे, जहाँ उसका घड डगा हुआ था, 
उसपर थोडी खाद डाल दी जाती थी। बस इतनी ही सेहनत उस 
अंगूरलता पर की जाती थी। 
परन्तु राइन नठी या लेमन मील के किनारे अगूरो की उत्पत्ति से 
बहुत मेहनत की जाती है । पहाडी के ढाल पर पत्थर-पर-पत्थर जमा कर 
'चबूतरे बनाये जाते है ओर दो-दो सौ तीन-तीन सो फीट की ऊँचाई पर 
खाद और सिद्दी ले जाई जाती है । इसको देखते हुए हम इस परिणास 
पर पहुंचते है कि स्वीज़रलैण्ड में या राइन के किनारे ऑँगूर पैदा करने 
में बहुत अधिक श्रम होता है और लन्‍्दुन के समीप काच के छप्परो के 
नीचे अंगूर पैदा करने सें बहुत कम श्रम पडता है। 
लोगों को यह बात उच्दटी-सी मालूम पडेगी। साधारणत. यह विश्वास 


२४४ रोटी का सवाल 


किया 'जाता है कि दक्तिण-यूरोप के गरम श्रदेश में तो अंगूर अपने श्राप 
पेदा, हो जाते हैं ओर बाग़वालो का कुछ भी खर्चा नेही लगता । परन्तु 
बागवाले ओर बाग़वानी-कला के विशेषज्ञ हमारा खंडन नहीं करते वे 
हमारी, राय का, समर्थन ही करते है। एक सज्जन, ने, जो व्यावहारिक 
बारावान थे और बागवानी-कला के एक पत्र के , सम्पादक भी थे, 
“नाइन्टीन्थ सेब्चुअरी” नामक पत्रिका से लिखा था कि “इंग्लैणड की 
सबसे अधिक लाभदायक कृषि अंगूरों 'की है ।” अंगूरो के भाव से ही 
यह बात रुवतः प्रकट हो जाती है । 

साम्यवादी भाषा में इन सत्य बातो को हम इस अकार कह सकते हैं 
कि यदि कोई खत्री या. पुरुष अपने आराम के वक्त में से हर साल २० 
घण्टे भी काच के छुप्पर से ढके हुए दो या तीन अंगूर के पेडो पर ख्चे 
कर दे, तो यूरोप की हर अकार की आबहवा मे इतने अंगूर हो सकते है 
कि उनके परिवार ओर मित्रों के खूब ,खाने लायक हो जाये। न केवल 
अंगूर, किन्तु सब प्रकार के फल इसी अकार थोडे श्रम से पैदा किये जा 
सकते है। और यह श्रम भी बडा आनन्ददायक होगा । .* 

यदि साम्यवादी आम-पंचायत बडे पैमाने पंर घनी खेती के तरीकों 
को काम में लायगी, तो देशी ओर विदेशी/सब अकार के शाक ओर सब 
प्रकार के फल, वर्ष से अति निवासी केवल १० घण्टे श्रम करके ही 
प्राप्त हो सकेंगे । ' ] ट 

हमारी ऊपर कही हुईं बातों की जॉच करना भी वहुत सरल है । 
कल्पना कीजिए कि १०० एकड वर्थिंग की जैसी ज़मीन पर कुछ वाग 
बनाये गए और अत्येक बाग में छोटे-छोटे अंकुरों और पौधों की रक्षा के 
लिए काच-घर भी बने । इसके अतिरिक्त, और भी ४० एकड भूमि पर 
काच-घर बने | इस १७० एकड भूमि का खारा अबन्ध व्यावहारिक 
अनुभव रखने वाले फ्रांस के बागवालो, और गर्न्सी और बर्धिंग के हरे- 
घरों को बागुवानों के हाथ मे दिया गया । 

जर्सी की औसत से, जहाँ कि काचदार १ एकड ज़मीन पर हे आदमी 
लगते हैं और सालभर मे ८5,६०० घंटो का श्रम लगता है, इस १४० 


क्ृपि---६ २४४ 


एकड ज़सीन के लिए लगभग १३६,००,००० घटो के अ्रस की आवश्यकता 
होगी। इस कास पर पचास कुशल बागवान रोज पाँच घंटे काम करते 
रहे । शेष साधारण आदमी ही काम कर सकते है। थे शीघ्र ही फावडा 
चलाना और-पौधो की सम्भाल करना सीख जायेंगे । इतने श्रम से ही 
४०,००० था ४०, ००० व्यक्तियों की आवश्यकता के ओर शौक के सब 
तरह के फल ओर शाक उत्पन्न हो जायेंगे। सान लीजिये कि इस 
जनसंख्या भे १३, ४०० बडी उम्र के सत्री-पुरुष शाक के बागो मे काम 
करने को तैयार हैं। तो प्रत्येक को साल भर मे समय-समय पर कुल 
मिला कर १०० घंटे देने पढेंगे । इस प्रकार जो समय अपने मित्रो और 
बालको के साथ सुन्दर-सुन्द्र बागो मे च्यत्तीत होगा, चह तो मनोरंजन 
का ही समय होगा । आज-कल तो जब गशहिणी को पेंजीपतियो और 
भूमिपतियों की जेबों से जाने वाले एक-एक पेसे का खयाल रखना पडता 
है, तो कुदुम्ध के खाने के लिए फल सिल ही नहीं पाते और शाक भी 
कजूसी से खर्च किया जाता है। परन्तु हमारी बताई हुईं पछुति से सब 
को भरपेट फल सिल सकते है और शाक का भी वाहुलय हो सकता है । 
उसके लिए कितना श्रम करना पडेगा, यह सब हिसाब ऊपर दिया ही 
गया है । 

कमी_ केवल इतनी है कि अश्रभी सलुप्ल-जाति को अपने सासथ्ये 
का ज्ञान नहीं हे ओर न उसमे उस को कार्यान्वित करने की 
संकरुप-शक्ति ही है । 

साहस की कमी से ही असी तक की सारी क्रान्तियाँ भरत हुई है, 
ओर इसी वात के ज्ञान की ही अभी कमी है । 


 ऋ| 


प्‌ 
जिनके आँखें हैं वे देख सकते है कि साम्यवादी क्रान्ति के लिए 
दित-प्रति-दिन नये-सये क्षेत्र खुलते जा रहे है । 
जब कभी हम क्रान्ति का माम लेते है, श्रसजीची के चेहरे पर दुःख 
की एक छाया आ जाती है, क्योकि उसके बच्चे सूखों मर रहे है ओर 


२४६ रोटी का सवाल 


इसलिए वह यह पूछता हैं कि “रोटी का क्‍या होगा ? हरणएुक को भरपेट 
रोटी मिल सकेगी या नहीं ? जिस प्रकार १७४३ से, फ्रॉस मे, श्रमजीवियों 
को किसानो ने भूखों सार दिया था, यदि उसी प्रकार अब भी किसान 
लोग अ्रगति-विरोधियो के चंगुल में फंसकर हमको भूखो मारेंगे, तो हम 
क्या करेंगे १? 

श्रमजी वियो को किसान कितना ही धोखा दें, पर बडे शहरो के रहने 
वाले तो गॉवों के किसानों की सहायता बिना भी काम चला सकते है। 

तब फिर जो लाखो श्रमजीवी आज दम धोटने वाले कारखानों मे 
काम कर रहे है वे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने पर किस काम में 


लगेंगे ? क्या क्रान्ति के बाद भी वे कारखानो में ही बन्द रहेगे ? जब 
अनाज समाप्त होने लगेगा, क्या तब भी थे निर्यात के लिए खेल-खिलौनों 


की साभभी ही बनाते रहेगे ? 

नही ! हर्गिज नहीं !! वे शहर से निकल कर खेतो में पहुँच जायेंगे। 
दुर्बेल-से-दुर्बल व्यक्ति भी सशीन से काम ले सकेगा। मशीनों की 
सहायता से वे कुंपि मे भी उसी प्रकार क्रान्ति कर डालेंगे जिस प्रकार 
प्रचलित संस्थाओं और विचारों मे करेंगे । 

उस समय सेकड़ो एकड भूमि पर काच के छुप्पर लग जायेंगे और 
बडी ही कोमलता से स्त्रियों और पुरुष छोटे-छोटे पोधो का लालन-पालन 
करेंगे । इसके अतिरिक्त सेकडों एकड जमीन बाप्प-यन्त्रों से जोदी जायगी 
और खाद द्वारा सुधारी जायगी। चट्टानों को तोड कर और पीस कर 
नकली मिद्दी बनाई जायगी और खेतो की सम्पन्नता मे चृद्धि की जायगी। 
कृषि का श्रम करने वाले लोग प्रसन्न अवस्था में होगे । उस समय वे 
बारहसासी किप्तान न होगे, परन्तु साल भर में से थोडा ही समय कृषि 
के लिए दिया करेंगे। खेती केरंकाम और प्रयोगों मे वही लोग पथ-प्रदर्शन 
करेगे जो कृषि के जानकार होगे । परन्तु चिर-सुषुप्ति से जागे हुए लोगो से 
जो महान और व्यावहारिक उत्साह होगा और उनके हृदयों मे सब के 
कल्याण की जो भावना होगी, वही विशेष रूप से उनका पथ-अदशेन 
करेगी । 


क्पि--६ बरे8७ 


उस ससय दो-तीन सास मे ही, ऋतु से पहले, फसल पैदा हो 
जायगी । लोगों की सबसे बडी आवश्कताओ की पूर्ति उसके द्वारा हो 
जायगी और लोगो के भोजन का प्रबन्ध हों जाचगा । शताब्दियो तक 
आशा लगाये रहने के बाद, आखिरकार, अपनी भूख तृप्त कर सकेंगे 
ओर भरपेट खायेंगे । 

जनता की बुद्धि ही क्रान्ति करती और अपनी आवश्यकता को 
समझती है । वही खेती की नई-नई पदछनियों के प्रयोग करेगी। उन 
पद्धतियों का सूच्मरूप हम आजकल भी देखते है और कामसे लाये जाने 
से वे सबसे फैल जायेंगी । आजकल प्रकाश की ताकत से या कुय्स्क के 
सर्दप्रदेश मे भी ४४ दिन मे जो पक जाता है। पर कऋ्रान्तियुग मे तो 
प्रकाश की शक्ति के और भी प्रयोग होगे । पौधों को जल्दी-जल्दी बढाने 
मे केन्द्रित की हुई रोशनी या नकली रोशनी से गरसी की बराबरी का 
काम लिया जायगा। कोई आविष्कारक भविष्य में ऐसी सशीन का 
आविष्कार कर देगा जिससे सूर्य की किरणों को हम चाहे जिधर फेर 
सके और उनसे काम ले सके । तब तो कोयले की गरमी की भी 
आवश्यकता न रहेगी । पौधा को खूराक पहुँचाने के लिए तथा मिद्दी के 
तत्वों को अलग-अलग करने ओर परस्पर मिलाने के लिए, ज़मीन में जिन 
अत्यल्प जीवाणुओं ( ]0700789795775 ) की आवश्यकता हुआ 
करती है, उनको पानी के साथ जमीन मे पहुँचाने का एक नया विचार 
हाल में ही पैदा हुआ है । उस समय इसके भी प्रयोग होगे । 

भविष्य से नये-नये प्रयोग तो बहुत किये जायेंगे, परन्तु अभी हम 
कल्पना की सीमा में प्रवेश नहीं करते । जो सत्य बातें वास्तव में अनुभव 
के द्वारा सिद्धू हो गई है, उन्ही पर हम ठहर जाते है । जो खेती के तरीके 
आजकल काम में आरहे है और बडे पैमाने पर किये जाते है, ओर जो 
उद्योग-धन्धो से सी संघर्ष करने में विजयी सिद्ध हुए है, उनके द्वारा ही 
हम रुचि अनुकूल श्रम करते हुए अपने सारे आराम ओर शोक पूरे कर 
सकते है । विज्ञान के नये-नये प्रन्वेपणो से जिन नवीन तरीकों का कुछ 
सूच्म-दर्शन हुआ है, उनकी व्यावहारिता को भविष्यकाल सिद्ध कर 


है 
श्श्प रोटों का सवाल 


देगा । हमारा काम तो केवल उस रास्ते को खोल देना है जो मनुष्य 
की आवश्यकताओं और डन आवश्यकताओं की पूर्ति के उपाय का 
अध्ययन करता है। 

क्रान्ति में जिस बात की न्‍्यूनता सभ्वत, रह सकती है, वह है उस 
आन्ति के चलाने वालो में साहस की कमी । 

जवानी की उम्र में ही हमारे विचार संकुचित हो जाते है और ग्रोढ़ 
अवस्था में पिछुले विचारों ओर तरीकों को गुल्लामी दिसागो मे भर जाती 
है , इस कारण हसारे अन्द्र विचार करने का साहस नहीं होता । जब 
कोई नया विचार हमारे सामने आता है, तो हम उस पर अपमी सम्मत्ति 
देने का साहस नहीं कर पाते | जिन सी वर्ष ,की पुरानी किताबों पर 
घूल चढी हुई है, उन्ही को हम बार-बार उठाते है ओर यह डेँढते हैं कि 
पुराने विद्वानों का इस विषय से क्या संत था। 

क्रान्ति मे यदि विचार-साहस और कार्य-शक्ति की कमी न होगी, तो 
भोजन की भी कसी नहीं पड सकती । 

क्रान्स की क्रान्ति के महान्‌ दिनो में से सबसे सुन्दर और सबसे 
भच्य दिन वही था, जिस दिन पेरिस में आये हुए सारे फ्रान्स प्रतिनिधि 
केस्प डि सास की भूमि पर फावडा लेकर काम करने लगें थे, भर अपने 
फ्ेडरेशन-संगठन के प्रीतिभोजन के लिए उसे तेग्रार करने लगे थे। 

डस दिन फऋरान्स से एकता थी, उसमे नया उत्साह था, ओर वे 
समभते थे कि भविष्य में मिलकर जसीन पर काम करेंगे। 

झौर आगे भी मिल कर ज्ञसीन पर काम करने से ही स्वतन्त्रता पाने 
वाले समाज अपनी एकता कायम कर सकेंगे ओर भेदभाव फेलानेवाले 
घुणा और अ्रत्याचार को सिट देंगे । 

एकता की भावना ही एक ऐसी महः शक्ति है जो मजुप्य की 
कार्यशक्ति और उत्पादक-शक्तियों को सोगुना बढा देती है । आगे इस 
एकता का अस्ुुभव करने ले ही मलुष्य पूरा शाक्त से अपनी भात्री 
सफलता के लिए प्रयाण करेगा । 

उस समय अज्ञात खरीदुदारों के लिए उत्पत्ति बन्द हो जायगी 


कृषि---5$ २७६ 


और समाज अपनी ही आवश्यकताओं ओर रुचियों की पूर्ति का ध्यान 
रकखेगा । उस समय गत्येक व्यक्ति के जीवित रहने ओर सुख से रहने की 
व्यचस्था अच्छी तरह हो जायगी | उस समय मनुष्य-सात्र को वह नेतिक 
संतोप प्राप्त होगा जो स्वतन्त्रतापू्वंक पसन्द किये हुए और स्वतन्त्रता- 
पूर्वक किये गये काम से मिला करता है, ओर वह आनन्द आप्त होगा 
जो दूसरो के जीवन को हानि न पहुँचाते हुए अपना जीवन व्यतीत 
करने मे हुआ करता है । 

उस समय, एकता के अनुभव से, लोगो से नया साहस जाग्रत 
होगा, ज्ञान और कला की सृष्टि के उच्च आनन्दों की प्राप्ति के लिए 
सब मिलकर आगे बढेंगे। 

जिस समाज से ऐसा साहस होगा वह न सीतरी मत-भेदो से 
डरेगा, न बाहरी शत्रुओं से । 

भूतकाल की कृत्रिम एकत्ताओं के मुकाबिले मे इस समाज में एक 
नया ही ग्रेम होगा । हरएक व्यक्ति नया विचार और नया कप्य करेगा । 
हरएक व्यक्ति मे वह साहस होगा जो जनता की प्रतिभा के जामृत्त होने 
से ही उत्पन्न हुआ करता है । 

ऐसी अव्म्यशक्ति के सामने “पड्यन्त्रकारी बादशाहो” की शक्ति 
क्ञीण हो जायगी । उन्हे उस साहस के सम्मुग्ब नतमस्तक होना पडेगा। 

उन्हे तो त्वरिति-गति से सविप्य की ओर अग्नलर होने वाले मानव 
समाज के उस रथ में जुत जाना पछेगा जिराका कि साम्यवादी क्रान्ति 
के द्वारा निर्माण होगा । 


प्रिस क्रोपाटकिन 
[ चरिन्न चित्रण : ए० जी० गशार्डनर | 


“ओह ! उन दिनो कैसे-कैसे असाधारण शक्तिप्मम्पन्न प्रतिभाशाली 
महापुरुष होते थे और अब उन दिग्गजों के' मुकाबिले 
मेरे मित्र ने यह अधूरा वाक्य कहते हुए अपने हाथ को इस तरह 
उपेक्षाजनक ढंग से घुमाया, जिसका अभिमग्राय यह था कि वर्तमान 
काल में महापुरुषी का अमाव ही है, और उस अभाव को प्रकट करने के लिए 
उनके पास शब्द भी नही ! अपने मित्र के वाक्य को पूरा करते हुए मेंने 
कहा---““जनाब, उन दिग्गजों के सुकाबिले के दिग्गज आज भी पाये जाते 
है ।” मेरे मित्र ने मानो इृढतापूर्वक चुनौती देते हुए झ्ुभसे पूछा--- 
“मिसाल के लिए ?” मैने निवेदन किया---/“जरा दबी हुई जबान से बोलिये, 
क्योकि सेरी मिसाल आपके नजदीक ही है।” मेरे मित्र ने उस ओर देखा, 
जिधर मैने इशारा किया था कि उनकी निगाह एक ओढ़्‌ पुरुष पर पडी जो 
उस वाचनालय मे बात-चीत करने वाले समूह के बीच मे विद्यमान था। 
ठीक फौजी ढंग पर कन्धों को चौडा किये हुए वह नरपुंगव एक 
सिपाही की भांति चुस्त खडा हुआ था; लेकिन उसके ग्रशस्त मस्तिष्क, 
भरी हुई भौहे, फैली हुई दाढ़ी तथा विशाल नेन्न इस बात की घोषणा 
कर रहे थे, मानों “वह कोई दाशेनिक है । उसकी ओँखो से 
बुद्धिमत्ता तथा परोपकारिता टपक रही थी, और वह बडी तेजी के साथ 
बातचीत कर रहा था । ऐसा अतीत होता था कि जितनी शीघ्रता के साथ 
विचार उसके दिमाग मे आ रहे है, उसका मुकाबिला भाषा के सन्‍द चाल से 
चलने वाले शब्द नही कर सकते | बातचीत करते हुए वह निरन्तर अपनी 


१ यह चरित्र-चित्रण सन्‌ १६१३ से लिखा गया था, जब कि ग्रिंस 
क्रोपाटकिन जीवित थे । 


चरिन्न-चित्रण २९१ 


चायके प्याले मे चम्मच चला रहा था; पर प्याला अभी मुह तक गया नहीं 
था। मेरे मित्र ने पूछा---/आप का सतलब प्रिस क्रोपाटकिन से 
है?” मैने कहा--“जी हॉ” मित्र ने फिर पूछा--“क्या सचमुच 
आप ऐसा समभते है 
हाँ, सचमुच सिंस क्रोपाटकिन एक असाधारण प्रतिभाशाली दिग्गज 
महापुरुष है | यदि जीवन तथा व्यक्तित्व के तमास विभिन्न पहलुओं पर 
विचार किया जाय, तो निस्सन्देह प्रिस क्रीपटकिन पुराने जमाने की 
चीरतापूर्ण किस्से-कहानियो के नायक ही प्रतीत होगे । यदि वह इतिहास के 
प्रारश्सिक काल से उत्पन्न हुए होते, तो उन की कीति एजेक्स की तरह, 
जिसने अन्याय का जबरदस्त विरोध किया था, गाथाओ में गाई जाती, 
अथवा वे प्रोमेथियस के समान होते, जो धरती पर स्वतन्त्रता की अग्नि 
लाने के अपराध में काकेशस पर्वत से जंजीरों द्वारा बॉच दिया गया था | 
कवि लोग उनके चीरतापूर्ण कार्यों से काव्यों की रचना करते और उनके 
संकट पूर्ण जीवन तथा उनके भाग निकलने की कथाये बालक-बालिकाओ 
को ग्रोत्साहन देने और उनकी कल्पना-शक्ति को जाग्रत करने के कास से 
झाती । दरअसल इस जवॉमदे की जिदगी के नाटक में इतना विस्तार 
और इतनी सादगी है कि उसकी मिसाल आज के जमाने में मिल नहीं 
सकती । आज इस समय, जब यह महा पुरुष अपनी चाय को चलाता 
हुआ कुछ विश्राम लेता हुआ हमारे सासने एक प्रोफेसर के रूप में 
विद्यमान है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम रूस देश के महान््‌ 
विस्तार को ओर उसकी दर्द-भरी कहानी को साक्षात्‌ देख रहे है, अथवा 
मनुष्य की आत्मा उठ्कर कितनी ऊँचाई तक पहुँच सकती है, इसका 
इृष्टांत हमें अ्रत्यक्ष दीख पडता है । 
प्रिंस क्रोपाटकिन को हस चाल्यावस्था में एक अत्यन्त प्राचीन तथा उच्च 
राजवंश मे उत्पन्न अपने पिता के साथ देखते है । यह समय है अत्याचार- 
रूपी घनघोर ऑधकार का। रात अंधेरी हे---अन्याय अन्धकार का 
साम्राज्य हे---और रूसी जाअति के सूर्य के निकलने मे अभी बहुत देर है। 
रूसी ज्ञार/निकोलस प्रथम का भयकर पंजा जनता के सिर पर है। गुलामी 


दर गेटी का सवाल 


की अथा का दौर-दौरा है और ग़रीब जनता गुलामी के घुँये के नीचे 
कराह रही है। बालक क्रोपाटकिन को जीवन के दो भिन्न-भिन्न प्रकार के- 
परस्पर-विरोधी---अनुभव होते है । 

जब क्रोपाटकिन आठ वर्ष के थे, वे सम्राट ज़ार के पार्षद बालक बना 
दिय्रे गए थे । उस समय वे महा शक्तिशाली जार के पीछे-पीछे चलते थे, 
और एक बार तो भावी साम्राज्ञी की गोद से स्रों गए थे ! जहां एक ओर 
'उन्हे यह अनुभव हुआ, वहाँ दूसरी ओर उनकी कोमल आत्मा दासत्व 
अथा के भग्ंकर अत्याचारों को' अपनी आखो देखकर कुलस गई। एक 
दिन प्रिस क्रोपाटकिन के पिता घर के दास-दासियों से नाराज हो गए, 
ओर उनका गुस्सा उत्तरा समफार नामक नोकर पर, जो रसोइये का सहत्यक 
था। प्रिस क्रोपाटकिन के पिता ने मेज पर बैठकर एक हुक्सनामा 
लिखा---'''मकारं को थाने पर ले जाया ' जाय. और उसके एक सौ कोडे 
लगवाए जायें ।? यह सुन कर बालक प्रिस क्रीपाटकिन एकद्स सहम गए 
आर उन्तकी आँखो मे ऑसू आ गए, गला भर आया। वे मकार का 
इन्तजार करते रहे । जब दिने चढने पर उन्होंने मकार को, जिसका चेहरा 
कोडे खाने के बाद पीला एड गाया था और बिलकुल उतर गया था, 
घर की एक अन्धकार मय गली मे देखा, तो उन्होंने उसका हाथ पकड 
कर चूमना चाहा । मकार ने हाथ छुद्ते हुए कहा---'रहने भी'दो। मुझे 
छोड दो, तुम भी बचे होने पर क्या ब्रिलकुल अपने पिता की तरह न 
बनोगे १?” बालक क्रोपाटकिंन ने भरे गले से जवाब दिया---')४०, ॥0, 
76४८! ( नहीं; नही, हरमगिज नहीं । ) |; 

नाटक का पर्दा बदलता है। जार निकोलस की ऑधेरी रात दूर 
हो गईं है, लेकिन उसके बाद दासत्व अथा बन्द होने' के कारण थोडी ठेर 
के लिए जो उपाकाल आया था, उसे प्रतिक्रिया के अ्रन्धकार ने ढक लिया 
और रूस फिर पुलिस के अत्याचारों से कुचला जाने लगा। सेकडो 
निरपराध आदमी फांसी पर लटका दिये गए और छज़ारो ही जेल मे ठेल 
दिये गए। सारे रूस पर भय और आतंक का साम्राज्य थो; लेकिन भीतर 
ही भीतर रूस जाञ्रत हो रहा था। रूसी जार एलेकजेण्डर द्वितीय ने 


चरित्र-चित्रण श्द३्‌ 


अपने शासन सूत्र पुलिस के दो ज़ालिस अफसरो को--ट्रेपोफ और 
शुवालोफ को--सोप दिया था । वे चाहे जिसे फासी पर लटका देते थे 
ओर चाहे जिसे निर्वासित कर देते थे, लेकिन फिर भी वे क्रान्तिकारी 
गुप्त समितियों की कारंवाइयों को रोकने, मे सफल नही हुए।ये समितियां 
दनादन स्वाधीनता तथा क्रान्ति का साहित्य जनसाधारण से बाट रही 
थी । इस ,घोर अशान्तिसय वायु मण्डल मे भेड की खाल ओढे एक अरुत्‌ 
किसान, अद्श्य भूत की तरह, इधर से उधर घूम रहा है । उसका नाम 
बोरोडिन है । पुलिस के अफसर हाथ सल-सल कर कहते हैं---.“बस अगर 
हम लोग बोरोडिन को किसी तरह पकड पाचे, तो क्रान्ति की इस 
सर्पिणी का मुँह ही कुचल जाय, हॉ, बोरोडिन को और उसके साथी- 
संगीयो को ।”” लेकिन बोरोडिन को पकडना आसान कास नहीं। जिन 
जुलाहो ओर मजदूरो के बीच मे वह काम करता है, वे उसके साथ 
विश्वासघात करने के लिए तैयार नही । सैंकडो की सख्या से पकडे जाते 
हैं, कुछ को जेल का दण्ड मिलता हे और कुछ को फॉसी का पर 
वे बोरोडिन का असली नास और पता बतलाने के लिए तैयार नही 
सन्‌ १८७४ की वसनन्‍्तऋतु---संध्या का समय है। सेण्ट-पीट्सबर्ग के 
सभी वेज्ञानिक ओर विज्ञान-प्रेमी ज्याआफिकल सोसाइटी के भवन पर महान 
वैज्ञानिक प्रिस क्रोपाटकिन का व्याख्यान सुनने के लिए एकन्न हुए है। 
फिनलेण्ड की यात्रा के परिणामों के विषय से उनका भापण होता है। रूस के 
क्‍0॥0ए०। (जल-प्रलय) काल के विषय मे वैज्ञानिको ने जो सिद्धान्त अब 
त्क कायम कर रखे थे, वे सब एक के बाद दूसरे खंडित होते जाते है श्रोर 
अकाव्य तक के आधार पर एक नवीन सिद्धान्त की स्थापना होती है । 
सारे वेज्ञानिक जगत में क्रोपाटकिन की घाक जम जाती है । इस महाघुरुष के 
मस्तिष्क के विस्तार के विषय से क्या कहा जाय | उसका शासन भिन्न-भिन्न 
ज्ञानो तथा चिज्ञानों के समूचे साम्राज्य पर है। वह मह(न गणितज्ञ है 
और भूगर्भ विद्या का विशेषज्ञ | वह कलाकार है और अन्थकार (बीस वर्ष 
की उम्र से उसने उपन्यास लिखे थे ), वह संगीतज्ञ है ओर दार्शनिक । 
बीस भाषाओ का वह ज्ञाता हे, और सात भाषाओं मे वह आसानी के 


२४८४ रोटी का सवाल 


साथ बात-चीत कर सकता है । तीस वर्ष की उम्र में रूस के चोटी के 
विद्वानों में---उस महान देश के कीर्ति-स्तम्भो मे--प्रिंस क्रोपाटकिन की 
गयना होने लगती है । संस क्रोपाटकिन को बाल्यावस्था मे फौजी काम 
सीखना पडा था, और पॉच वर्ष बाद जब उनके सामने स्थान के चुनाव 

का सवाल आया, तो उन्होंने साइबेरिया को चुना था । वहाँ सुधार की 

स्कीम जो उन्होंने पेश की ओर आसमूर की यात्रा करके एशिया के भूगोल 

की भददी भूलो का जिस तरह संशोधन किया, उससे उनकी कीर्ति पहले 
से ही फैल चुकी थी, पर आज तो भोगोलिक जगत में विजय का सेहरा 

उन्हीके सिर बॉध दिया गया। प्रिंस क्रोपाटकिन ज्योग्राफिकल सोसाइटी 

के ( [एड८०7 '(>९०९7४स्‍ए ) विभाग के सभापति मनोनीत 

किये गये । भाषण के बाद ज्यों ही गाडी मे बेठकर वह बाहर निकले, त्यों 

ही एक दूसरी गाडी उनके पास से गरुजरी; एक जुलाहे ने उस गाडी 

सें से उक्क कर कहा--''सिस्टर बोरोडिन, सल्लाम !”” दोनो गाड़ियां 

रोक दी गईं । जुलाहे के पीछे से खुफिया पुलिस का एक आदमी उस 
गाडी से से कूद पडा और बोला---“ “मिस्टर बोरोडिन उर्क प्रिस क्रोपाटकिन, 
मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हुँ ।” उस जासूस के इशारे पर एुलिस के झादमी 
कूद पडे | उनका वरीध करलना' व्यर्त्र होता, क्रोपाटिकन पकड लिये गए । 
विश्वासघातक जुलाहा दूसरी गाडी मे उनके पीछे-पीछे चला। 


दो वषे बाद 

क्रोपाटकिन को पीटर और पाल के किले मे एक अकेली कोटरी में रहते 
हुए दो साल बीत गये है--डस किले मे, जिसका इतिहास रूस के महान- 
से-महान और उच्च-से-उच्च देशभक्तो तथा कवियों की शहादत का इतिहास 
है, जहाँ वे अंधेरी कोठरियों मे पागलपन की ओर अग्नसर हो रहे थे, जहाँ 
वे घुल-घुल कर मर रहे थे और जहाँ वे जीवित ही कत्र में गाड दिये गए 
थे । दो वर्ष बीत गये और क्रोपाटकिन का सुकदसा अब 'भी पेश नहीं 
हुआ ! बाहरी दुनिया से उनका सम्बन्ध बिलकुल नहीं था। मोत जैसा 
सन्नाठा था । आखिर तंग आकर कई महीने वाद उन्होंने आसपास की 


चरित्र-चित्रण २२% 


कोठरियो में रहनेवाले केदियों से विचार परिवर्तन का एक ढंग निकाला, 
दीवार पर खटखट की आवाज़ की वर्णमांसा बनाई और इस प्रकार 
संकेतों द्वारा उनसे बात-चोत होने लगी । जेल मे उन्होने अपनी तन्दुरुस्ती 
कायम रखने के लिए कोई-न-कोई व्याय[स करना सुनासिबर समझा; पर 
चहाँ व्यायाम के लिए जगह कहा थी ? इसलिए उन्होने कोठरी के एक 
कोने से दूसरे कोने तक कई हज़ार चक्तर लगा कर २ सील टहलना शुरू 
किया ओर स्टूल की सदद्‌ से जमनास्टिक करते रहे । उनके भाई 
ऐलेकज़ेण्डर ने बहुत कुछ आन्दोलन करके क्रोपाटकिन को लिखने का 
सामान दिलवा दिया था, जिससे वे (+]309] के विषय में अपना महान 
अन्थ लिख सके । इस ग्रन्थ की वजह से वे श्रपना दिसाग ठिकाने रख 
सके, नहीं तो कभी के पागल हो गये होते । लेकिन क्रोपाटिकन अपने 
स्वर की ध्वनि का अन्दाज़ ही भूल गये, क्योंकि जेल की कोठरी मे उन्हे 
गाने की सनाई कर दी गई थी । दो बरष बाद थे बीसार पड गये ओर 
इलाज के लिए फाज जेलखाने के अस्पताल में भेज दिये गये । यहाँ पर 
उन्हे तीसरे पहर के वक्त अस्पताल के सहन में टहलने की आज्ञा मिल 
गई थी, यद्यपि हथियारबन्द सिपाही बराबर उनके साथ रहते थे, और 
यही पर से वे भाग निकले | उनका.यह भागना अत्यन्त आश्चर्यजनक 
था । ड्यूमा के उपन्यासो को छोड कर ऐसा सनसनीखेज किस्सा शायद 
हड्डी कट्ठी पढने को मिले। उनके जीवन-चिरित्र का वह अध्याय, जिससे 
इस भागने का वृत्तान्त है, हृदय को स्पन्दित करनेवाली एक खास चीज 
५... 5७ हज 

क्रोपाटकित ने अपने बाहर के दोस्तो से पत्न-ज्यवहार करके भागने की 
सारी तरकीब निश्चित कर ली थी। जब लकडी लानेवालो के लिए फाटक 
खुला, उस समय क्रोपाटकिन टोप हाथ मे लिये टहल रहे थे। कोई 
अजनबी आदमी फाटक के सिपाही को बातो मे उलमाये हुए था। पडौस के 
घर से बेला बज रहा था। भागने की घडी ज्यो-ज्यो नज़दीक आती जाती 
थी, त्थो-त्यो बेला की ध्यनी भी तीघ्र होती जा रही थी । क्रोपाटकिन 
भागे, फाटक पार किया, ऋरटसे गाडी में सवार हुए, धोंडे सरपट दोडे 


२४६६ रोटी का सवाल 


व 


सेन्ट-पीट्सेबग के सबसे शानदार होटल मे खाना खाया ( जब कि पुलिस 
डस महानगरी के प्रत्येक छुपने के स्थान के कोने-कोने को तलाश कर रही 
थी ) किसीका पासपोर्ट लिया, फिनलैणड होकर स्वीडन की यात्रा की 
ओर वहाँ यूनियन जैक ( ब्रिटिश झंडा ) उडाने वाले जहाज़ पर सवार 
होकर इंग्लेण्ड जा पहुँचे । उनके जीवन की यह घटना किसी उपन्यास से 
बढकर मनोरंजक है । प्रिंस 'क्रोपाटकिन का आत्म-चरित हसारे युंग का 
सर्वश्रेष्त आव्म-चरित है । हे 

इस सहापुरुष का जीवन दो अबल भावनाओ से प्रभावित रहा है। एंक 
भावना तो है बौद्धिक संसार मे विजय आप्त करना और दूसरी मानव- 
समाज की स्वाधीनता के लिए उद्योग । अन्ततोगत्वा इन दोनो भावनाओं का 
स्रोत एक ही है, यानी मानव-समाज से प्रेम, और इस प्रेम की चजह से 
ही क्रोपाटकिन के व्यक्तित्व मे वेसा ही आकर्षक माधुर्य है जैसा सर्दी से 
ठिटरने वाले आदमी के लिए सूर्य की किरणों मे | क्रोपाटकिन के इस 
हृदयआही गुण को देखकर विलियम मोरिस की याद आ जाती है, क्योकि 
विलियम मोरिस का भी स्वभाव वैसा ही प्रेमपूर्ण और सहृदयतायुक्त था, 
ओऔर वे सास्यवादी की अपेक्षा कधिक अराजकवादी थे। मेने इन दो 
बातो का उल्लेख इसलिए किया है कि इन दोनो का सम्बन्ध है। 
सास्यवादी मनुष्य को केवल भावना मे ही देखता है ओर समाज को । 
क़ानून द्वारा संचालित एक संस्थासात्र समझता है । साम्यवादी की इस 
चिन्ता-धारा.का नतीजा यह होता है कि मनुष्य तथा समाज डसके मस्तिप्क 
तक ही पहुँच पाते हैं, पर वे उसकी मनुष्यता को स्पर्श नही कर पाते; 
लेकिन आराजकवादी, जिसे हद दर्ज का व्यक्तित्ववादी कहना चाहिए, 
मनुष्य को साज्ञात और साकार रूप मे देखता है, और इस कारण मनुष्य के 
प्रति उसके हृदय मे श्रेम उत्पन्न होता है, क्योकि सनुष्य को वह देख 
सकता है, उसकी बात सुन सकता है और उसे छू सकता है । हमारे 
कहने का अभिम्राय यह है कि अराजकवादी तो वज्यक्ति के सुख तथा 
हित-साधनोके लिए चितित है और साम्यवादी को एक शासनप्रणाली की 
फिक्र है । हि 


चरिन्न-चित्रण २९७ 
क्रोपाटकिन के राजनैतिक सिद्धान्तोका स्रोत है उनकी वैज्ञानिक तथा 
प्रेमपूर्ण विचार-घारा मे। उन्होने अपने महत्वपूर्ण अन्य (६७४) /।0* 
( पारस्परिक सहयोग) मे डार्विन के जीवन-संग्राम-सम्बन्धी उस सिद्धान्त 
का खंडन किया है, जिसमें इस प्रकृति को खुँख्वार सिद्ध किया गया हे, 
और जिसमे यह बात साबित करने की चेष्टा की गई है कि भत्येक प्रकार का 
विकास जीवन-संग्राम का परिणाम है, एक-दूसरे से प्तिद्वन्द्रिताः करने का 
नतीजा है और प्रत्येक को सस्पूर्ण समह से युद्ध करना अनिवार्य है । 
इस सिद्धान्त के मुकाबले से क्रोपाटकिन ने अपना यह सिद्धान्त उपस्थित 
किया है कि विकास, पारस्परिक सहायता, सहयोग और सम्मिलित 
सामाजिक उद्योग का परिणाम है। क्रोपटकिन लिखते है---“जीवो से 
सबसे अधिक समर्थ वही होते है, जिनसे सबसे अधिक सहयोग-प्रवृत्ति 
पाई जाती है, और इस प्रकार सहयोग-प्रवृत्ति विकास का मुख्य कारण 
है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वह उस जीव-प्रेणी के हित की साधक है, क्योंकि 
वह उसकी शक्ति के क्षय को रोकती है ओर अप्रत्यक्ष रूप से वह उसकी 
बुद्धिमत्ता की उन्नत्ति के लिए सुविधा उत्पन्न करती है |”! 

इस सामाजिक भावना से, जो सब चीजो को विकसित करती है, 
प्रिस क्रोपाकिन ने अपना व्यक्तिगत स्वाधीनता का सिद्धान्त निकाला 
है। उनका कहना है कि व्यक्तिगत स्वाधीनता के अबाध प्रयोग से 
सम्पूर्ण मानव-समूह की सेवा का भाव उत्पन्न होठा है। उनके शब्द 
सुन लीजिए-..- 

“अपने दु ख को प्रकट करने के लिए जितने ऑसुओ की हमे जरूरत 
है, उनसे कही अधिक आंसू हमारे पास है, और जितनां अधिक आनन्द 
न्यायपूर्वक हम अपने जीवन के कारण मना सकते हैं, उनसे कही अधिक 
आनन्द मनाने की शक्ति हममें विद्यमान है | एकाकी आदसी क्यों दुःखितत 
ओर अशान्त रहता है ? उसके दुःख तथा अशान्ति का कारण यही है 





१ इस पुस्तक का अनुवाद 'संधर्ष या सहयोग” नाम से 'मंडल” से 
अकाशित हुआ है। 


१७ 


श्द्८ रोटी का सवाल 


कि वह दूसरो को अपने विचारों तथा भावनाओं से शामिल नहीं कर 
सकता । जब हमें कोई बडी भारी खुशी होती है,उस समय हम दूसरो को 
यह जतला देना चाहते है कि हमारा भी अस्तित्व है, हम अनुभव करते 
हैं, श्रेम करते है ।... उल्लास सय जीवन ही विकास की ओर दौडता है।... 
यदि क्रिसी मे काये करने की शक्ति है, तो कार्य करना उसका कर्च॑व्य हो 
जाता है। “नैतिक कर्त्तैन्य! या घर्म को यदि ,उसके तमाम रहस्यवादी 
भसाडभंखाड से अलग कर दिया जॉय, तो वह इस सूत्र मे समृद्ध हो जाता 
है। “[]6 ८07060०7 ०0 ६॥९ 96809706 0] |6 5 
॥. €#7975707,--(“जीवन का विस्तार जीवन को कायम रखने की 
अनिवाय शर्ते है ।”) क्या कोई पौधा अपने को फूलने से रोक सकता 
है ? कभी-कभी किसी पौधे के फूलने का अर्थ होता है उसकी रूत्यु; पर 
कोई झुजायका नही, उसका जीवन रस तो ऊपर की ओर चढता है। 
यही हालत उस मनुष्य की होती है, जो ओज तथा शक्ति से परिपूर्ण होता 
है। वह अपने जीवन का विस्तार करंता है। वह बिना हिसाब-किताब 
के दान करता है, क्योंकि बिना दान के उसका जीवन सम्भव नहीं। यदि 
इस दान-कार्य से उसे अपना जीवन भी देना पडे,--जैसे कि फूल के 
खिलने से “उसका अन्त हो जाता है,---तो भी कोई चिन्ता नही, क्योकि 
जीवन-रस तो---यदि वह जीवन-रस है---ऊपर को चढेगा ही ।” 

इस तके द्वारा प्रिंस क्रोपाटकिन अपने नीति शास्त्र पर पहुँचते हैं,--- 
उस नीति शास्त्र पर, जो किसी पर शासन नहीं चलाता, जो व्यक्तियों का 
निर्माण किसी खास मॉडल पर (ढाँचे सें) करने में विश्वास नहीं रखता 
ओर जो धर्म, कानून या सरकार के नाम पर व्यक्तियों को अंग-भग नही 
करना चाहता। प्रिस क्रोपाटकिन का नीति-शाख्र व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता 
प्रदान करता है। इसी नेतिकता के आधार पर उन्होंने एक ऐसे समाज 
की कल्पना की है, जिसमें किसी प्रकार का बाहरी नियन्त्रण न होगा, 
जिसमे न कुछ पूंजीवाद होगा और न कोई सरकार और जिसमे अत्येक 
मनुष्य को अपनी रुची का कार्य चुनने ओर करने का अधिकार होगा। 
समाज की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए स्वाधीन समृह 


चरित्र-चित्रण २३६ 


होगे ओर इन समूहो के संघ होगे । यह बतलाने की आवश्यकता नही 
कि वर्गलन की फिलासफी ओर सिण्डीकेलिज्म के प्रयोगो का स्लोत प्रिस 
क्रोपाटकिन की शिक्षाओं मे ही पाया जाता है। 
क्रोपाटकिन अपने प्रतिपादित नीति-शासत्र का अक्षरशः पालन करते 
हैं। वे बडी सादगी के साथ स्वाधीनता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते 
है! उनके चेहरे पर प्रेमपूर्ण सुसकुराहट सदा खेलती रहती है। न उन्हे 
रुपये-पेसे की अभिलाषा है, न किसी पदु-प्रतिष्ठा की । उन्होने रूस मे अपनी 
बडी जाग्ीरों को लात मारकर लुकछिप कर इधर-उधर भटकने वाले क्रॉति- 
कारी का निर्धनतापूर्ण जीवन स्वीकार किया ओर अपने वैज्ञानिक लेखो से 
जीविका चत्ाना उचित समझा । उन्होने अपने 'राजकुमार' के पद को 
तिलॉजली देकर गरीब मज़दूरों की सेवा का ब्रत महण किया, और आज 
चह अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर-सभा तथा उसके आंदोलनो के केद्व-स्थान--- 
प्रेरक शक्ति-.बने हुए है । रूस छोडे उन्हे सेत्ीस वर्ष हो चुके, और वह 
अभी तक वहाँ लोट कर नहीं गये, पर रूस उन्हे नहीं भूला। रूसी 
सरकार ने उन्हे स्वीज़रलेण्ड से, जहाँ वह अपने पत्न (.,3 २९८ए०॥८१ 
का सम्पादन करते थे, निकलवा दिया । रूसी सरकार ने उन्हे चालाकी 
से पकडवा सेंगाने का पडयन्त्र भी किया, पर वह सफलन ही हुई । सन्‌ 
१८८७ में जब क्रोपाटकिन ने अपना ग्रन्थ (7 रिप्रषछात/0 20 
[फछ्यण। 775079' ( रूसी ओर फ्रांसीसी जेलखानों मे ) छुपाया, 
'तो उस अन्ध की सारी प्रतियाँ उडा दी गई और प्रकाशक महोदय का 
फारोबार ही रहस्यपूर्ण ढंग से एक साथ बन्द हो गया ! 
हा, एक बार रूसी सरकार उनको दण्ड दिलाने मे सफल हुई । सन्‌ 
१८८२ में लायन्स से जो बलवा हुआ था, उसमे फ्रांसीसी सरकार द्वारा 
वह पकडे गये | ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये बलवे रूसी खुफिया 
पुलिसवालों ने कराये थे। क्रोपाठकिन उन दिनो लन्दन मे थे | यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि क्रोपाटकिन ने न तो तब और न पहले कभी 
हिंसात्मक उपायो का समर्थन किया था; पर उन पर यह इलज़ाम लगाया 
कि थे बलवे उन्हीकी प्रेरणा से हुए । वह फ्रॉस वापस गये और उन्हे 


२६० रोटौ का सवाल 


& वर्ष का कारावास, १० वर्ष पुलिस को निगरानी तथा श्रन्‍्य कई दुरड 
दिये गये । रूसी सरकार फूली न समाई और उत्साह मे'आकर मुकदमा 
चलाने वालो को पदक दे डाले ! उसकी यह भूल विधातक सिद्ध हुई । 
परिणाम यह हुआ कि सम्पूर्ण यूरोप मे क्रोपाटकिन के छुटकारे के लिए 
आन्दोलन उठ खडा हुआ । फ्रांसीसी सरकार अपने हठ पर कायम रही; 
पर उसने क्रोपाटकिन के लिए जेल में एक सहूलियत कर दी, यानी एक 
खेत उनको अपने क्ृषि-सम्बन्धी अयोगो के लिए दे दिया-। वहां क्रोपाटकिन 
ने जो प्रयोग किये, उन्होंने कृपषि-जगत मे एक क्रान्ति हो उत्पन्न कर दी । 
उन प्रयोगी के आधार पर ही आगे चल कर उन्होने ॥72]6, 
7792८+0765 9700 ५४०7१२४)०० ? नामक किताब लिखी थी । 
क्रीपाटकिन के छुटकारे के लिए आन्दीलन निरन्तर जारी रहा । अन्त में 
जाकर फ्रॉंच सरकार के एक उच्च पदाधिकारी को थह बात खुलेआम 
स्वीकार करनी पडी कि 'क्रोपाटकिन के छुटकारे मे कुछ राजनेतिक कारण 
बाधक है।' असली भेद आखिर जाहिर ही हो गया ! प्रत्येक आदमी की 
ज़बान पर एक ही बात थी---'क्या रूसी सरकार को खुश करने के लिए 
ही क्रोपाटकिन को जेल से रखा जायगा ? जब फ्रेच सरकार को यह 
चुनीती दी गई, तो उसके पैर उखड गये, ओर तीन वर्ष जेल में रहने के 
बाद क्रोपाटकिंन छोड दिये गए । 

रूसी सरकार ने इस ढुःखदायक समाचार को,सुनकर क्या किया, 
सो भी सुन लीजिए । इस घटना के बाद सेन्‍्ट-पीटर्सबर्ग-स्थित फ्रॉसीसी 
राजदूत के साथ ऐसा दुष्येवहार किया गया कि वह इस्तीफा देकर पेरिस 
लोट आये । 

ग्रर् ग्रर &... 5 

फिर मैने अपने मित्र से पूछा--“कहिये जनाब, अब आपकी राय 
क्रोपाटकिन के विषय मे क्या है,?”” मैने उनका परिचय क्रोपाटकिन से करा 
दिया था, ओर जब हम उनसे मिलकर लौंटे, तब भी उन्हें चाय के 





रे 


4 इसका अनुवाद शीघ्र ही मण्डल से श्रकाशित होगा । 


चरित्र-चित्रश २< १ 


प्याले में चम्मंच चलाते हुए छोड आये थे ! 
मेरे मित्र ने उत्तर दिया---“'यह तो में कह नहीं सकता कि क्रोपाटकिन 
दिग्गज महापुरुष है या नहीं; पर इतना ज़रूर कहूँगा कि वह महात्मा है 


पुनश्च 
[ बनारसीदास चतुर्वेदी 

४२ वर्ष विदेश से रहकर सन्‌ १६१७ में रूस की राज्य-क्रान्ति के 
बाद क्रोपाटकिन अपनी मातृभूमि को लोदे । जनता ने उनका हृदय से 
स्वागत किया | जिस ट्रेन से वह रूस में यात्रा कर रहे थ्रे, उसको प्रत्येक 
स्टेशन पर लोगों की भीड घेर लेती थी, और “क्रोपाटकिन आ गये,! 
क्रोपाटकिन आ गये,'--ये शब्द हर आदमी की ज़बान पर थे । 

रूस में क्रान्ति हो जाने के बाद जब लेनिन का शासन प्रारम्भ हुआ, 
उन दिनो क्रोपाटकिन मास्कों के निकट डिमिट्रोव 0777।0५ नामक 
ग्राम से रहते थे | गोकि उनका स्वाध्य खराब था,--वह ७० बे के हो 
चुके थे--तथापि उन्हें उतना ही भोजन सोविएुट सरकार की शाखा की 
ओर से दिया जाता था, जितना बूढ़े आदमियों के लिए नियत था। 
उन्होने एक गाय रख छोडी थी, ओर अपनी स्त्री तथा पुत्री के साथ वह 
इस कठिन परिस्थिति में रहा करते थे। यार लोगों ने उनके गाय रखने 
पर भी एतराज किया जरा कल्पना कीजिए, जिसने अपने देश की 
स्वाघीनता के लिए ० वर्ष तक कार्य किया, उसके लिए बुदापे से, 
बीसारी की हालत में एक गाय रखना भी आक्तेपष का विषय समझा 
जाता है ! 

क्रोपाटकिन तो सरकारी शासन-अणाली के खिलाफ थे, इसलिए 
सरकार से शिकायत करना उनके सिद्धान्त के विरुद्ध था, ओर शिकायत 
उन्होने की भी नहीं, पर क्रोपाटकिन के कुछ मिन्नों को यह बात बहुत 
अखरी, ओर उन्होने स्थानीय सोविएट के अधिकारियों से शिकायत कर 
ही दी, पर उसका परिणास कुछु न निकला ' आखिरकार यह ख़बर 
लेनिन के कानो तक पहुँचाई गई । लेनिन क्रोपाटकिन के प्रशंसक थे । 


हि 
है] 


टी का सवाल 


उन्होने त्रन्ते स्थानीय सोविएट को हुक्म लिख भेजा कि क्रोपाटकिन के 
भोजन की मात्रा बढा दी जाय और उन्हें गाय रखने दी जाय | 
क्रोपाटकिन की पुत्री के पास लेनिने के हाथ का लिखा हुआ यह पर्चा 
अब भी मौजूद है। 

यह कहने की आवश्यकता नही कि लेनिन ओर प्रिंस क्रोपाटकिन 
के सिद्धान्तो से जबरदस्त संत भेदथा । एक लेखक ने लिखा है--..“'यद्यपि 
क्रोपाटकिन बोल्शेविक लोगो के द्वारा क्रॉति का जो विकास हो रहा था 
उससे व्यावहारिक रूप से कोई भाग नही ले सकते थे, तथापि उन्हे इस 
बात की चिन्ता अवश्य थी कि बोल्शेविक लोग दुमन की जिस नीति का 
आश्रय ले रहे थे वह स्वयं क्रान्ति के लिए हानिकारक थी, और मनुप्यता 
की दृष्टि से भी वह अनुचित थी। लेनिन ने अपने एक मित्र के 
द्वारा, जो प्रिस क्रोपाटकिन के भी मित्न थे, क्रोपाटकिन के पास यह 
सन्देश सेजा कि में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हुँ ओर आपसे बात- 
चीत करने के लिए आपके आम डिमिदोव आ भी सकता हैँ । क्रोपाटकिन 
राजी हो गये, और दोनो की बातचीत हुई । यद्यपि लेनिन सहृदयतापूर्वक 
सिले ओर उन्होने क्रोपाटकिन के विचारों को सहानुभूति के सांथ सुना 
भी, पर इस बातचीत का परिणाम कुछ भी न निकला ।” 

पिस क्रोपाटकिन उच्च कोटि के आदर्शवादी थे। वह अपने सिद्धान्तो 
पर समझौता करना जानते ही न थे | सोविएट सरकार ने क्रोपाटकिन से 
कहा था कि वह अपनी पुस्तक 'फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति' का अधिकार 
बहत-सा रुपया लेकर सरकार को दे दे, क्योकि सोविएट सरकार उसे 
अपने स्कूलों मे पाव्य-पुस्तक की भाँति नियत करना चाहती थी पर उन्होने 
इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योकि वह एक सरकार की ओर से 
आया था । कैम्ब्रिज-यूनिवर्सिटी ने उन्हे--भूगोल शाख्र की अध्यापकी का 
कास करने के लिए निमन्त्रण दिया; पर साथ-ही:साथ यह भी कह 
दिया था कि हमारे यहाँ अध्यापक होने के बाद आपको अपने अराजक- 
वादी सिद्धान्तों का प्रचार बन्द कर देना पडेगा, आपने इस नौकरी को 
घता बता दी । अराजकवाद के श्चारार्थ उन्होने जो कार्य किया था, उस 


चरित्र-चित्रण, २६३ 


के बदले में एक पेसा भी उन्होने किसीसे , नही लिया | जब वह अत्यन्त 
ग्रीबी की हालत मे इंग्लेण्ड में रहते थे, उन दिनो लोगो ने उन्हे दान 
देना चाहा, किसी-किसीने उन्हे रुपया भी उधार देना चाहा, पर आपने 
उसे भी नामंजूर कर दिया | घोर आर्थिक संकट के समय में भी जो 
लोग उनके पास आते थे, उन्हे वह जो कुछ उनके पास होता था, छसमे 
से दे देते थे । 

एक बार सुप्रसिद्धू करोडपति एण्ड़ कारनेगी ने क्रोपाटकिन को अपने 
घर पर किसी पार्टी मे निमन्त्रण दिया था । क्रोपाटकिन ने उस निमन्त्रण 
पत्र के उत्तर मे लिखा--“'मैं उस आदमी का आतिथ्य स्वीकार नही कर 
सकता, जो किसी भी अंश में मेरे अराजकचादी बन्धु बक॑मेन को जेल मे 
रखने के लिए ज़िम्मेवार है ।” 

पाठक पूछ सकते है, क्रोपाटकिन को अपने अंतिम दिन कैसे व्यतीत 
करने पडे ? ७९ वर्ष की उम्र मे वह अपनी नीति-शाख (]2(]25) नामक 
अन्तिस पुस्तक लिख रहे थे। किताबो के खरीदने के लिए उनके पास 
पैसा नहीं था । जब कभी मित्र लोग थोडा-सा पैसा भेज देते, तो एकआध 
आवश्यक पुस्तक चह खरीद लेते । पैसे की कमी के कारण ही वह कोई 
क्लक या टाइपिस्ट नहीं रख सकते थे, इसलिए अपने ग्रन्थ की 
पाण्डुलिपि बनाने के और चीज़ो के नकल करने का काम उन्हे खुद ही करना 
पडता था। भोजन भी उन्हें पुशिकिर नही मिल पाता था | जिससे उनकी 
कमजोरी बढती जाती थी और एक घुँघले दीपक की रोशनी मे उन्हे 
अपने ग्रन्थ की रचना करनी पडती थी ।” 


यह बर्ताव किया गया, स्वदेश मे, उस सहापुरुष के साथ, जिसने 
लाखों की धन-सम्पत्ति पर लात मारकर अत्यन्त गरीबी की हतलत से 
बढईंगीरी तथा जिल्दवन्दी करके अपनी गुजर करना उचित समझा; 
जार के पारश्वद ओर गवर्नर-जेनरल के सेक्रेटरी होने के बजाय जिंसने 
किसानों तथा मज़दूरों का सखा होना अधिक गौरवयुक्त माना, संसार के 
वैज्ञानिको में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी जिसने वैज्ञानिक 
अनुर्सेन्धानो फे कार्य को भारतवर्ष के एकान्त-वासी सोक्षाभिलाषी 


रोटी का सचाल 


--अऋसियो की स्वार्थ-भावना के समान'समझ कर तिलॉजलि दे दी और 
अराजकवाद के प्रचार के लिए जिसने अपने जीवन को बीसियो बार 
खतरे मे डाला, जिसने न केवल भ्रपने देश रूस की स्वाधीनता के लिए, 
परन्‌ इस्लेरड और ऋ्ॉख आदि देशो के मज़दूरो के संगठन के 'लिए 
अपनी शक्ति अर्पित कर दी, जो ४२ वर्ष तक अपने देश से निर्वासित 
रहा, जो द्असल ऋषि था--ह्रष्टा था और जिसके सिद्धान्त कभी 
मानव-समाज के स्थायी कल्याण के कारण बनेंगे | 

इसमें किसीकों दोष देना अज्भुचित होगा, क्योंकि शासन के मोह से 
फेस कर मानव अपनी सनुष्यता खो कर मशीन बन ही जाते है। सच है--- 


'प्रभुता पाई काहि मद नाही। 

८ फरवरी सन्‌ १६२१ को ७८ वर्ष की उम्र मे प्रिस क्रोपाटकिन 
का देहान्त हो ,गया। सोविएट सरकार ने कहा कि हम गवर्नमेन्ट की 
ओर से उनकी अन्‍्त्येष्टिक्रिया करना चाहते हैं; पर उनकी पत्नी तथा 
लडकी ने इसे अस्वीकार कर दिया | अराजकवादियों ने मज़दूर संघ के 
भचन से उनके शव का जुलूस निकाला | २० हज़ार मज़दूर साथ-साथ 
थे। सर्दी इतनी जोरों की थी. कि बाजे त्तक बफे के कारण जम गये 
लोग काले मंडे लिये हुए.थे और चिल्ला रहे थे---'क्रोपाटकिन के 
साथी-संगियों को---अराजकवादी बन्धुओं को--जेल से छीडो |”! 


सोविएट सरकार ' ने डिसिट्रोव का छोटा-सा घर क्रोपाटकिन क़ी 
विधवा पत्नी को रहने के लिए दे दिया और उनका सास्कोबवाला मकान 
क्रोपाटकिन के मित्रो तथा भक्तो को दे दिया, जहाँ उनके, ग्रन्थ, कागज 
पत्र, चिहियाँ तथा अन्य वस्तुये सुरक्षित है। क्रोपाटकिन के जो मित्र 
तथा भक्त संसार में पाये जाते हैं, उनकी सहायता से इस संग्रहालय का 
संचालन हो रहा है । ' 

स्वाधीनता का यह अद्वितीय पुजारी थुग-युगान्तर तक अमर रहेगा। 
उसका व्यक्तित्व हिमालय के सदश महान और आदर्शवादिता गौरीशंकर 
शिखर की तरह उच्च है । ' 


सस्ता साहित्य मण्डल ; सर्वोदय साहित्य माल 


के प्रकाशन 
[ नोद--* चिन्हित परुस्तके अप्राप्य है | 





पुस्तक लेखक 
१. दिव्य-जीवन स्वेट सार्डेन ।ट) 
२. जीवन-साहित्य काका कालेलकर १॥) 
३. तामिल वेद ऋषि तिरवल्लुवर 0) 
४. भारत में व्यसन ओर व्यभिचार : वैजनाथ महोदय ॥॥८) 
५. सामाजिक कुरीतियाॉ> ॥॥) 
६. भारत के स्त्री-रत्त [ तीन भाग ] शिवप्रसाद पण्डित ३) 
७. अनोखा)< १८) 
< ब्रह्मचर्य-विज्ञान जगनज्नलारायण देव शर्मा ॥४८) 
९ यूरोप का इतिहास रामकिशोर दर्मा २) 
१०, सम्राज-विज्ञान चन्द्रराज भण्डारी ॥] 
११. खदर का संपत्ति-शास्त्र> ॥॥5) 
१२. गोरो का प्रभुत्व२< ॥। 
१३. चीन की आवाज 5) 
१४. दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह... महात्मा गांधी १0७ 
१५. विजयी बारडोली)< २) 
१६६ अनीति की राह पर महात्मा गांधी 0८) 
(१७, सीता की अग्नि-परीक्षा काली प्रसल घोष ४] 
१८ कन्या-शिक्षा स्व० चन्द्रशंखर दासत्री _. ॥ 
१९. कर्मयोग श्री अध्विनीकुमार दत्त 5) 


२०. केलवार की करतृत महात्मा दाल्स्टाय रह 


#-> >- नमक 


२२. 
>रैर- 


ष्श्डः 


२५. 
२६. 
"२७. 
“२८. 
२९. 
३०८ 
३ १« 
शेर 
३३ 
३४. 
३५. 
३६० 
३७ 
८ ईं८ 
३९. 
४०. 
४१. 
४२. 


ही 


ही 


३८७० 0 ८-5 


#वहारिक सभ्यता 


अंधेरे में उजाला 
स्वामीजी का बलिदान> 
हमारे ज़माने की गुलामी 
स्‍त्री ओर पुरुष 

सफाई 

क्या करे ? 

हाथ फी कताई-बुनाई>< 
आत्मोपदेश>< 

यथाथे आदझों जीवन) 
जब अंग्रेज्ञ नहीं आये थे 
गंगा गोविन्दर्सिह*< 

श्री रामचरित्र 
आश्रम-हरिणी 

हिन्दी मराठी कोष) 
स्वाधीनता के सिद्धान्त& 
महान्‌ मातृत्व की ओर 
शिवाजी की योग्यता 
तरंगित हृदय 


गणेशदत्त शर्मा इन्द्र 
महात्मा दाल्स्टाय 


महात्मा टाल्स्टाय 
गणेशदत्त शर्मा 
महात्मा ढाल्स्टाय 


एपिक्टेट्स 
स्व० दादाभाई नोरोजी 
चिन्तामणि विनायक वैद्य 


वासन मल्हार जोशी 


नाथूरास शुक्ल 
गो० दा० तामसकर 
आचारये अभयदेव 


श्‌ 
पर 
॥॥<) 
>) 
9) 


हालैण्ड की राज्यक्रांति [ नरमेव ] मोटले : चद्धभाल जौहरी १॥॥) 


दुखी दुनिया 
झ्विन्दा लादा)< 


राजगोपालाचार्य 
महात्मा दाल्स्टाय 


४३. आत्मकथा (नवीन सस्ता संस्करण) महात्मा गाँधी 


५! 


- (सक्षिप्त सस्करण : कोर्स के लिए) 


8, 
॥) 


१] ९४४ 


9 


बज २३ ++5 


डर जब अंग्रेज आये श्न्तु 
४५. जीवन-विकास सदाशिव नारायण दातार १0 
४६: किसानो का बिगुल) ६2] 
४ फांसी बिक्‍्टर हृथूगो ट) 
४८. अनासक्तियोग और गरीताबोध)९ ८) 
४९. स्वर्ण विहान> 2) 
७५०- मराठो का उत्थान और पतव गोपाल दामोदर तामससकर २॥) 
५१. भाई के पत्र रासनाथ सुम्ं १) 
५२. स्वगत)< हरिभाऊ उपाध्याय +) 
५१३. युगधर्म)८ १८) 
५४. स्त्री-समस्या मुकुट धिहारी वर्मा १॥॥) 
५५. विदेशी कपडे का सुक्ताबिला> ॥<) 
५६. चित्रपट शान्तिप्रसाद वर्मा 2) 
५७. राष्ट्रवाणी% ॥८) 
५८ इंग्लेण्ड में महात्माजी महादेव देसाई ॥]] 
५९. रोटी का सवाल प्रिस क्रोपाटकिन १) 
६०. देवी संपद्‌ रामगोपाल मोहता | 
६१- जीवन सूत्र थॉमस फेस्पिस |) 
६२- हमारा कर्लंक महात्मा गाँधी | 
९६३ बुद्बुद हरिभाऊ उपाध्याय || 
६४. संघर्ष या सहयोग ? प्रिस क्रोपाटकिन १0) 
६५: गाँधी विचार दोहन फिशोरलाल सदाख्वाछा.. भा 
६६० एशिया की ऋान्ति* शा) 


५ हमारे राष्ट्रनिर्माता (दूसरा भाग) रासनाथ “सुमन १॥) 


बल 2 


हैं; मत 


हैं: श्द्रनता की ओर 
६९. -आंगे बढ़ो 
७०. बुद्धवाणी 
७१. काँग्रेस का इतिहास 
७२. - हमारे राष्ट्रपति 
( ७३. मेरी कहानो 
७४. विश्व-इतिहास की झलक 
७५. हमारी पुत्रियाँ कंसी हो ? 


७६० नया शासन विधान (प्रान्तीय स्वराज्य) हरिश्चन्द्र गोयल. ४४ 


७७. (१) हमारे गाँवों की कहानी 
«७८. (२) महाभारत के पात्र-१ 
७९. गाँवो का सुधार और संगठन 
<०. (३) संतवाणी 
८१ विनाश या इलाज ? 
८२. (४) अंग्रेज्जी राज में हमारी दशा 
८३. (५) लोक-जीवन 
८४ गीता-मंथन 
८५. (६) राजनीति प्रवेशिका 


हरिभाऊ उपाध्याय ४)॥| 
स्वेद सार्डन | 
वियोगी हरि ॥८] 
डॉ० पट्टामि सीदारामेया २॥॥) 
सत्यदेव विद्यालकार १) 
जवाहरलाल नेहरू २॥) ॥ 

५ 37 ८] पट) 
चतुरसेन ज्यास्त्री ॥॥) 
स्व० रामदास गोड़ ॥) 
आचार्य नावाभाई... ४ 
स्व० रामदास गौड़ १) 
वियोगी हरि ॥) 
स्यूरियल लेस्टर ॥॥) 
डॉ० अहमद 0) 
काका कालेलकर () 
किज्ञोरलाल मशरूबाला १॥४) 
हेरल्ड लास्की ॥) 


८६.' (७) हमारे अधिकार और कतंव्य.. कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ॥)] 


८७. गांधीवाद * समाजवाद 

८८ स्वदेशी : ग्रामोद्योग 

८९. (८) सुगम चिकित्सा 

९०. पिता के पत्र पुत्री के नाम 

९१. महात्मा गाधी 

९२ हमारे गाँव और किसान 

९३. ब्रह्मचर्य 

९४. महात्मा गांधी : अभिनन्‍दन प्रन्थ 


संपादक : काका कालेलकर ॥॥) 


महात्मा गॉँधी 0] 
चतुरसेन शास्त्री ॥) 
जवाहरलाल नेहरू ॥| 
रासनाथ सुमन ;ट) 
मुख्तारतिह * 0) 
महात्मा गाधी ॥] 


सम्पादक : स० रा० १४७ २) 


